ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाला [ संस्कृत अन्धाह्न ८] 








महापुराणखू 


[ प्रथमों विभागः ] 


आदिपुराणय 





प्रथमों भागः 
हिन्दीभाषानुवादसहितः 





सम्पादक-- 
पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य 
साहित्याध्यापक, गणेश दि० जन विद्यालय, सागर 


ह ७] 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 





न्य्न्य्ज्नल््फ्ल्यन्ट्न्य्च्रूड्ल्च्य्च 22 





प्ल््ध्ज्‌्फ्ल््ल्र ध्य्स्ेपस्न ज 
ड़ 
प्रथम श्रावत्ति भाघ, मल स० २४७७ अं द 
एक सहन प्रति 0 हे २००७ ३९ 
माच १६५१ 


६] श्रीमद्‌ विजयथयतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


भी उसने अ्रध्ययन में अपनी रुचि कम नहीं पड़ने दी | परिणाम यह आया कि 
थोड़े वर्षों में ही उसने शास्त्रज्ञ पति की सहायता से दिगंबर जेन शास्त्रों की 
प्रमुख २ बातों से अवगति प्राप्त कर ली। अनेक कथायें और कहानियां 
उसको याद हो गईं । फलतः धोलपुर की जेन नारी-समाज में चंपाकंवर की 
अतिशय प्रतिष्ठा बढ़ चली और वह भी अपने पांडित्य का लाभ जिज्ञासु 
स्त्रियों को समय २ पर कराने लगी । 


चंपाकंंवर नित्य प्रातः कुल्लीना स्त्रियों की भांति ब्ह्मम॒ह त्त में उठती 
ओर सर्व प्रथम अपने वृद्ध सास-श्वसुर को प्रणाम करके अपने नित्य-कर्म से 
निवृत्त होती और मंदिर में देवद्शन करने जाती । देवदशन करके पर में 
आकर अपने कर्म में लग जाती । संपन्न घर की होती हुई भी समस्त दिन 
भर कुछ न कुछ कार्य करती ही रहती । रात्रि को खाध्याय करती । शयन 
के पूर्व सास-धसुर की सेवा करती ओर उनकी आज्ञा लेकर शयन-कक्ष में 
जाती । सास-श्सुर ऐसी पुत्र-वधू को पाकर तथा श्री ब्रजलालजी ऐसी पति- 
परायणा, सुशीला, सेवापरायणा, ग्हकर्मदक्षा धर्मपत्नी पाकर अपने सदृ- 
भाग्य पर फूले नहीं समाते थे | चंपाकुंवः सचमुच लक्ष्मी ही थी | जब पे 
चंपाकंंवर सौभाग्यचंद्र जी के घर में पुत्र-वधू के रूप में आई धन और वेभव 
में श्रति वृद्धि हुईं । 
वि० संवत्‌ १६३२ के आरम्भ में चंपाकंवर ने गर्भ धारण किया । 
सास-श्सुर को जब इसका पता लगा, वे अत्यन्त ही आनंदित हुये और 
दिन २ नव-नव पुर्यकाये करने लगे । देव-पजन में 
दुल्हाचेंद्र और बहुत द्रव्य व्यय किया गया। इस प्रकार आनन्द के 
गंगाकुमारीा पारावार में पौष शु० ३ की अर्थ रात्रि को चंपाकुंवर की 
का जन्‍म कुक्षी से दुल्हीचंद्र नामक पुत्र और गंगाकुंवर नामक एक 
बवि० सं० 78२३२ पुत्री का युगलरूप में जन्म हुआ | घर में मंगलाचार 
होने लगे ओर नगर में संबंधी जनों के यहां बधाइया दी 
गईं । दुल्हीचंद्र सचमुच दुलारा चंद्र ही था। वह अति मनोहर और सुहा- 
वना था | उसके जन्म के तीन वर्ष पश्चात्‌ ब्रजललालजी का भाग्य और अधिक 
चमका और उनकी समाज और राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी । धोलपुर-नरेश गुणी- 


वंजपरिचय और चरित्रनायक का वाल्य-जीवन [७ 


पुरुषों के ग्रेमी थ | व्रजलालजी के गुणों की प्रशंसा जब उनके कर्णों तक 
पहुँची तुरन्त त्रजलालजी को मानपूर्वक बुला कर उनको एक ऊंचे राज्यपद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया । त्रजलालजी ने भी थोडे ही समय में राजा का श्रति 
विश्वास श्राप्त कर लिया और जनता का प्रेम | त्रजलालजी की उनकी छुश- 
लतापूर्ण सेवाओं से राज्य-सभा ओर प्रजा में अति प्रतिष्ठा स्थापित हो गई । 


वि० सं० १९४० का० शु० २ रविवार को अर्धरात्रि में सोभाग्य- 

वी चंपोकुंवर की कुक्षी से चस््रिनायक का जन्म हुआ । ये इतने सुन्दर और 

पुष्टतन थे कि सम्बन्धी जनों को भी बड़े ही सुहावने 

बि० सं० १6४० में लगते थे । इनका नाम रामरत्न रक््खा गया । रामरत्न के 

रामरत्त का जन्म, जन्म के थोडे ही समय पश्चात्‌ धौलपुर-नरेश ने व्रज- 

रायसाहब उपाधि की लालजी को उनकी कर्तव्यपरायण सेवाश्रों से मुग्ध होकर 

प्राति, रमाकुंवर ओर 'रायसाहब' की उपाधि प्रदान की । रायसाहव व्रजलालजी 

किशोरलिाल. का इस समय पर अपने भाग्य के ऊँचे शिखर पर आसीन थे। 

बि० स० 76४४ धर में माता-पिता की उपस्थिति और सग्पन्नता, समाज 

में सहजन्म में प्रतिष्ठा, राज्यसभा में मान ओर प्रजा में प्रियता और 

दो पुत्र और एक पुत्री के पिता ओर इन सबके ऊपर 

लक्ष्मीखरूपा चंपाकंवर के पति-पद को ग्राप्त- समस्त सुख उनके चरणों पर 

लौट रहे ये | ग़मरत्र बड़े ही भाग्यशाली प्रतीत होते थे | भाल इनका 

उन्नत और प्रशस्‍्त था, शरीर श्रत्यन्त पुष्ट और गौरवर्ण था। शरीर पर एक 

तेज काँति-सी छायी ग्रतीत होती थी । ब्रृद्धनन कहते थे कि यह पुत्र आगे 
जाकर वंश को उज्ज्वल करेगा और धर्म की सेवा करने वाला होगा । 


चरित्रनायक के जन्म पद्चात्‌ वि० सं० १६४४ आवर शुक्ला ५ 
को रात्रि के तृतीय प्रहर में रमाकुंवरः शोर किशोरीलाल नामक एक पुत्री श्रार 
एक पुत्र का युगलरूप में शुम जन्म हुआ । इस अकार त्रजलालजी को तीन 
पुत्रों और दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई । 

जिस घर में पिता शास्त्रज्ञ और माता विहुपी हो, उस धर में पलने 
वाले शिशुओं के संस्कार और संस्कृति में शका कैसी और फिर जर्दा सब 


८ ] भ्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


' सुविधायें उपस्थित हों वहाँ फिर शुभयोग में बाधायें 

पूत्र ओर पृत्रियों कैसी | विदुषी चंपाबाई ने ज्येष्ठ पुत्र और पुत्री को 

की शिक्षा. अच्छा अक्षरज्ञान घर पर ही करवाया और तलशात्‌ 

स्कूलों में उनको भर्ती करवाये । चंपाकुँ वर चरिरिनायक 

को भी इसी प्रकार घर पर ही शिक्षा देने लगी । परन्तु विधि से यह अधिक 
सहन नहीं हुआ । 


विं० सं० १९४६ में इजलालजी के माता और पिता का खर्गवास 
हुआ ओर एक वर्ष पश्चात्‌ चंपाकुँवर भी अकस्मात्‌ रुग्ण होकर देवगर्ति को 
श्री अजलालजी के री दो गई। श्री त्रजलालजी का गहस्थ जीवन जो 
जीवन में परिवर्तन सुखरूपी वसंत की बहार ले रहा था, एकदम मुर्का गया। 
बि० पै० १६७६ रण की करता का यहीं अन्त नहीं हुआ । चम्पाऊु वर 
की मृत्यु के पन्द्रह दिवस पश्चात्‌ कनिष्ठ पुत्र किशोरीलाल 
भी कृतांत का कल हो गया । थोड़े ही समय में व्रजलालजी पर क्ृतांत 
के ऐसे कुठाराघातों को देखकर नगर में हा-हाकार छा गया । जो उनके भाग्य 
से ईर्षा करते थे, उनकी भी उनकी इस दयावह स्थिति पर करुणा आने लगी । 
परन्तु यमराज के आगे किसका सामथ्य आज तक चला है। ब्रजलालजी के 
समक्ष पुनः विवाह करने के प्रस्ताव आये, लेकिन वे तो चंप्राकंवर जेसी लक्ष्मी 
के एक बार खामीपद को भोग चुके थे, अब दुर्दिनों में वेसी ही रुप-गुण- 
सम्पन्ना की आशा उनका जैसा बुद्धिमान ओर धर्मज्ञ कैसे कर सकता था, उन्होंमे 
सर्व प्रस्तावों को अखीकृत किया ओर अन्त में धौलपुर छोड़ने का विचार 
कर लिया । अब धौलपुर-नरेश भी वे नही रहे थे, उनके पुत्र राज्य कर रहे 
थे। यद्यपि वे भी सुशासक भर गुणीजनों का सम्मान करने वाले थे; परन्तु दुर्दिन 
में श्री त्जलालजी एक दम वेभव और संसार से उदासीन हो उठे और राज्य- 
कर्मचारीपद का त्याग करके अपने परिवार को लेकर भोपाल चले गये ओर 
वहीं रहने लगे । व्रजलालजी जैसे शास्त्रज्ञ एवं बुद्धिमान सज्जन के धौलपुर 
छोड़कर जाने पर समाज, सम्बन्धी एवं नगरजनों को अ्रत्यन्त ही दुःख हुआ । 
उनको अनेक प्रकार से अनुंनय-विनय करके रोकना भी चाहा, लेकिन उनका 
मन अब धौलपुर में चेन ही नहीं पा रहा था वे केसे ठहरते ! और चंपाकु वर 


४ 5 हि 
वंशपरिचय और चरितनायके का वाल्य-जीवन |. 


के साथ में व्यतीत किये व सुख और उलछास भरे दिवसों का विस्मरण कैसे कर 
हल श्रौर कि पैय॑ 65 (0 के 

पाते ओर कैसे धेरय धरकर श्रर्वाद्विनीहीन अवस्था में अपनी कुल की प्रतिष्ठा 

को अश्लुर्ण रख पाते ! 


सुख के दिनों में मातृनगरी में भाई-बन्धु के बीच रहना आनन्‍द- 
दायी होता है; परन्तु दुःख के आने पर वही शुलकारी हो जाता है, ऐसा 
आज तक देखा, सुना ओर प्राचीन ग्रंथों में पढा गया 
भोपाल में निवास है। स्थान-परिवर्तन करने से दुःख अत्यन्त हल्का हों 
आर चरितनायक्र जाता है ओर कमी २ उसका बढ़ना सर्वथा रुककर उसका 
की शिक्षा अंत प्रारम्भ हो जाता है। सीता ने अपन दुःख के दिन 
वि० म्ं० १९४७ वन में निकाल, नल ओर दमयन्ती दुःख के आने पर 
राज्य, ग्रासाद तजकर वन को चले गये, पाणडवों ने 
वन में ही दुःख के दिनों को व्यतीत किया, महाराजा हरिश्रन्द्र ने दुःख के 
आने पर अपनी प्यारी प्रजा को त्याग कर काशी की और ग्रयाण किया ओर 
व्मशान की सेवा की । श्री त्रजलालजी भी तो परिडत ओर शास्त्रों के ज्ञाता 
थे; वे भला दुःख को कम करने वाले मार्ग का अहण कैसे नहीं करते । वे 
अपने बच्चों सहित भोपाल में जाकर रहने लगे । ससार से विरक्त हो उन्होंने 
वर्म-ध्यान मे श्रोर वच्चों को शिक्षण देन में ही अपनी अ्रवशिष्ट आयु 
व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय-सा कर लिया । पंडित वही ह जो दुःख 
में धेर्य धरे, वीर वही है जो दुःख से पार उतरने का प्रयत्न कर, सुखी 
वही है जो अपनी स्थिति से संतोप करे, धनी वही हे जो विरक्तिग्र 
करे, मानी वही है जो धर्म की आराधना करे, प्रबुद्ध वही ह जा 
भावी के प्रति सावधान रहे, भाग्यशाली वही है जा शान वाल भव के 
लिये संवल तैयार करे, मानव वही है जो आश्रितों, असह्दायों के प्रति 
मानवता धारण करे, पिता वही है जो पुत्रों को सुशिक्षित सुसस्कृत चनाव, 
संरक्षक वही है जो शरणागतो का हुःख-देैन्‍्य मिठटावे । बसे अजलालजी प्रारंभ 
से ही सुसंस्क्ृत, धार्मिक प्रवृत्ति के दिगवर विद्वान थे; परन्तु अपनी वमप्वी 
के खगीरोहण के पश्चात्‌ उन्होंने अपने ये दो ही कार्य बना लिय थ-- 
धर्म-ध्यान और पुत्रों का शिक्षण | भोपाल का जलवादु उनक ज्यष्ट पुत्र 
र्‌ 


१० ] श्रीमद्‌ विजेययतीन्द्रसारि--जौवन-चरित 


दुल्हीचन्द्र को अनुकूल नहीं पड़ा, निदान वह अपने काका के घर धौलपुर 
में पुनः लौट आया । अपने पंडित पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले अमृल्य 
शिक्षण के लाभ से वह वंचित ही रहा | चरितनायक इस समय सात वर्ष 
के हो चुके थे | वि० सं० १९४७ में उनको श्री दिगम्बर जैन पाठ्यात्ा 
में ग्रविष्ट करवाया गया । चरितनायक पाठ्याज्ञा के समय पाठशाला में पढ़ते 
ओर घर आने पर पिता त्रजलालजी खाते, पीते, विश्राम करते, भ्रमण करते 
उनको उनकी मस्तिष्क शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ नित्य-प्रति नवीन २ बातें, 
शिक्षायें और हितोपदेश दिया करते । ग्रातःकाल उनको धर्म-सूत्रों का अभ्यास 
करवाते, रात्रि को धार्मिक कहानियाँ मनोरंजक ढ़ंग से कहते | इसका परिणाम 
यह आया कि चरितनायक ने अपने योग्य पिता की निश्रा में रहकर तथा 
पाठशाल्ञा में कुशाग्र और ग्रतिमासम्पन्न होने के कारण गुरुजनों के प्रियमाजन 
रहकर नववर्ष की वय ग्राप्त होने तक पंचमंगलपाठ, २ तच्ार्थसूत्र, ३ रल- 
करंण्डश्रावका चार, ४ आलापपद्धति, ५ द्रव्यसंग्रह, ६ देवधर्म-परीक्षा, ७ नित्य- 
स्मरण-पाठ ग्रंथों को कंठस्थ और इनका अर्थ सहित पठन कर लिया। 
अतिरिक्त इनके भक्ताम्बर, मंत्राधिराज, विषापहार, कल्याणमंद्रि और जिन- 
दर्शनस्तोत्रों को भी कंठस्थ कर लिया तथा इनको अर्थसहित समझ लिया। 
जब २ इनकी कक्षा की परीक्षायें हुई ये सदा प्रथम आये । जेन समाज में 
दिगंबर संप्रदाय में श्रन्य संप्रदायों की अपेक्षा बच्चों को प्रारंभ से पर्म- 
शिक्षण देने की विशेषता रही है । बहुत थोड़ी वय में ही इस संग्रदाय के 
कुशाग्र और परिश्रमी बच्चे अनेक स्तोत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं तथा अनेक 
ग्रंथों का सार्थ अ्रध्ययन कर लेते हैं, जिनके अध्ययन को देखकर भले २ 
शिक्षक दाँतों श्रंगुली दबाते तथा वाह-वाह करते नहीं थकते हैं । चरितनायक 
को तो घर ओर पाठशाला दोनों ओर एक ही वस्तु मिलती थी । परिणाम 
यह आया कि (९) नव वर्ष के भी वे पूरे नहीं हो पाये थे कि उपरोक्त लिखा 
अभ्यास वे पूर्ण कर चुके । पाठशाला का इतना ही अभ्यास था । निदान वे 
राजकीय पाठशाला में प्रविष्ट करवाये गये । थोड़े ही दिनों में अपनी कक्षा 
के समस्त विद्यार्थियों में वे प्रथम गिने जाने लगे । यहाँ इन्होंने मुख्यतया व्याव- 
हारिक शिक्षण प्राप्त किया | चरितनायक में एक विशेष गुण था, जो अ्रन्य 


बंगपरिचय और चरितनायक का वाल्य-जीवन [ ११ 


विद्यार्थियों में बहुत कम देखने में श्राता है । टथर थे राजकीय पाठशाला में 
व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करते थे और घर आकर अपने मोहल्ले के जैन 
लडकों को धार्मिक अभ्यास नियमित रूप से करवाते थे । इस गुण से इनकी 
वाचनशक्ति प्रबल तथा अभिव्यंजनाशक्ति वालायु को देखते हये श्राश्वर्य- 
कारक हो उठी ओर ये अपने भावों का श्रच्छा व्याख्यान करने लगे। 
श्रीत्रजलालजी रामरत्न जेसे पुत्र को पाकर सर्व दुःखों को विस्मृत कर चुके थे तथा 
ब्रजलालजी सा पिता पाकर रामरत्न जेसे अध्ययनशील ओर परिश्रमी विद्यार्थी 
को प्यारी माता का वियोग तनिक भी नहीं खला था । परन्तु चरितनायक 
के भाग्य में पिता का यह सुन्दर योगदान भौर पिता त्रजलालजी के भाग्य 
में होनहार पत्र का अम्युदय अधिक समय तक देखना नहीं लिखा था। 
दुदेव से यह सहन नहीं हो रहा था । 


पिता श्र पुत्र बडे आनन्द से दिन व्यतीत कर रहे थे । वे अपने 

समस्त दु।खों को भूले हुए थे । श्री अजलालजी बडे सवेरे उठते ओर शोचादि 
से निवृत्त हो कर धर्म-ध्यान में लग जाते, देव-दर्शन 

श्री अजलालजी का करते, चरितनायक को सददुपदेश एवं धार्मिक शिक्षण 
स्वर्गारोहए और देते तथा उनकी व्यावहारिक शिक्षा मे भी सहायता करते, 
चरितनायक के स्कूल का समय होने पर चरितनायक स्कूल चले जाते । 
जाविन में परिवर्तन इस अंतर में श्री त्जलालजी शास्त्रों का श्रभ्ययन, वाचन 
बि० सें० /€ ५२ करते तथा संबंधीजनों से मिलते । चरितनायक जब 
पाठशाला से लौट आते, वे उनका बडे प्यार स॑ 

बुलाते तथा उनकी रुचि के अनुसार वर्त्तते | सायकाल को दोनों पिता-पुत्र 
एक-साथ भोजन करते । रात्रि को चरितनायक को अच्छी अच्छी वार्ते 
वतलाते । इस प्रकार सुखपर्वक इनके दिवस व्यतीत हो रहे थे । वि० सवत्‌ 
१६५२ वैशाख शुक्ला १ को दिन के अतिम भाग में श्री त्जलालजी का 
मन दःखी होने लगा और लगभग एक ग्रहर रात्रि के व्यतीत हात-द्वीतत 
उनके हृदय की गति रुक गई । चरितिनायक पर यह अम्नद्य दुःख का पत्रत 
एक दम टूट पडा । श्री त्रजलालजी के निवन को भोपाल एवं बालिएर 
में बड़े दुःख से सुना । कृतात के आगे सम्राद्‌ एवं बडे २ चिकिन्मका, वैध 


१२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


की नतमस्तक होना ही पड़ता है । वहां किसी का वश नहीं चलता। 
श्रहिल्या को तारने वाले रामचन्द्र को, कुरुक्षेत्र में क्रीड़ावत्‌ युद्ध करने वाले 
अजु न और कृष्ण को, मेरु को कंपित करने वाले भगवान्‌ तीर्थकरों को 
भी जिनमें अनंत बल, वीय्ये एवं पराक्रम था कृतांत के आदेश को श्रगर वे 
भी टालने का प्रयास करते तो उनको भी असफलता ही यहां तो प्राप्त होती। 
चरितनायक के मामा ठाकुरदास जो भोपाल में व्यवसाय करते थे, उनको 
अपने घर ले गये और उनकी देख भाल करने लगे । ठाकुरदास के भी कोई 
संतान नहीं थी । वे इन्हें बड़ा प्यार करते ओर इन्हें किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होने देते । धोलपुर से भी इनके काका इनको लेने के लिये शआ्राये, 
परन्तु इनके मामा ने भेजने से श्रखीकार किया । वैसे चरितनायक को कोई 
असुविधा और कष्ट भी नहीं था, इसलिये इनके काका ने इनको ले जाने फे 
लिये अधिक आग्रह भी नहीं किया । ठाकुरदास दुकान करते थे । दुकान 
अच्छी चलती थी | दुकान पर इनकी सहायता करने वाला कोई अन्य नहीं 
था । कभी २ चरितनायक भी दुकान पर बैठने लगे । जिस दिन ये हुकान पर 
बेठते उस दिन ग्राहकों को भी विशेष सुविधा रहती और फलतः बिक्की भी 
शअ्रधिक ही होती । चरितनायक प्रारंभ से ही निरालसी, बुद्धिमान्‌ एवं स्कूर्ति-- 
मान्‌ थे । घंटों का सौदा मिनटों में निपटा देते । इनके मामा को लोभ लगा 
ओर उसका परिणाम यह आया कि इनको पाठशाला छोड़ कर दुकान पर 
आसन जमाना पड़ा । इस समय इनकी आयु केवल तेरह वर्ष की ही थी। 
परन्तु ये इतने कुशल एवं चतुर सिद्ध हुए कि इनसे अ्रधिक श्रादरु वाले 
भी व्यापार में इनकी संमति लेने लगे । इस प्रकार इनके मित्र और परिचितों 
की संख्या बढ़ने लगी । रात्रि को ढुकानें बंद करके इनके मित्र भर इध्गण 
इनकी दुकान पर आ बैठते और बहुत रात्रि तक गण शप्प चला करती | 
इनके मामा को यह बुरा लगने लगा, परन्तु वे इन पर मुग्ध थे, अतः इनको 
कुछ नहीं कहते थे । चरितनायक जैसे व्यापार में कुशल थे, व्यवहार में चतुर 
थे, उसी प्रकार समय पर साहस एवं निडरता का परिचय देने वाले भी थे । 
चरितनायक के बाल्य-जीवन की कई-एक साहसभरी घटनायें हैं, उनमें से 
एक या दो घटनायें यहाँ दी जा रही हैं । 


वंगपरिचय ओर चरितनायक का वाल्य-जीवन [ १३ 


एक रात्रि को ये हुकान वन्‍्द्र करके अपने इष्टमित्रों से वार्तालाप 
कर रहे थे, उस समय लगभग रात्रि के १२ बजे होंगे। गर्मी का मौसम था । 
इनके पास की हलवाई की ढुकान पर ख््री-वेष में एक 
ठय की कला पर आहक मिठाई लेने आया । आहक अजनवी एवं मुख से 
पाना फ़ेरना. पुरुष एवं ठग-सा प्रतीत होता था। वह चरितनायक 
की दुकान के सामने से होकर हलवाई की दुकान पर 
पहुँचा था । उस अजनवी आहक के निकल जाने के कुछ क्षणों पश्चात्‌ दस- 
ग्यारह वर्ष की आयु का एक वालक मी उनकी दुकान के पास होकर निकला। 
चरितनायक को इन दोनों पर पूर्ण शंका उत्पन्न हो गई। ये अपने मित्रों से 
वार्तालाप भी करते जा रहे थे ओर उधर पास ही हलवाई की दुकान पर 
पहुँचे हुये उस प्रथम गये व्यक्ति को भी तिर्दी दृष्टि से देख रहे थे । इन्होंने 
देखा कि वह वालक उस ग्रोढ़ व्यक्ति के पेरों में जा कर बैठ गया । दुकान 
ऊंचे चतुष्क पर थी, अतः मिठाई तोलनेवाला उस बैठे हुये वालक को नहीं 
देख रहा था । इतने में देखते हैं कि वह चालक कुछ लेकर बड़ी त्वस्तिता से 
बेठे २ आगे को बढ़ा और दो-तीन हुकान पार करके उठ कर बड़े वेग से 
भागा । चरितनायक मित्रों को छुटका कर एक दम उस बालक के पीछे दोड़ 
पड़े । इनक भोले मित्र अबाक से रह गये शरर वे एक दम क्‍यों भागे का कुछ 
भी रहस्य नहीं समझ सके । रात्रि अंधियारी थी । बालक गलियों में घुस 
गया, परन्तु चरितनायक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा ओर अन्त में उसको 
पकड़ ही लिया । बालक को पकड़ कर हलवाई की दुकान पर श्राये । 


उधर जब ये उस वालक को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुँचे 
तो हलवाई शोर ग्राहक में वड़ा जोरों का झगड़ा हो रह्दा था। इनको मित्र 
भी वही जमा हो रहे थे। झगड़े का रहस्य किसी के समझ में नहीं आा 
रहा था | हलवाई कहता था मैंने तीन रुपये की मिठाई दी है और ग्राहक 
कहता था मैंने पाव मर ही मिठाई ली है । परन्तु ज्योंही चरितनायक उस 
बालक को लेकर दुकान पर पहुँचे वह ग्राहक चकित-सा रह गया। भगंगड़े 
का अन्त हो गया । इतने में पुलिस के सिपाही भी कगडे की आवाज सुन 
कर वहाँ आ पहुँचे और दोनों ग्राहकी को पकड़ कर पुलिस में ले गये | हलवाई, 


१४ ] श्रीमद्‌ विजययती न््रतूरि--जीवन-चरित 


इनके मित्र और पुलिसमैन बहुत दिनों तक चरितनायक के साहस की ठौर २ 
प्रशंसा करते रहे । इस घटना से चरितनायक का साहस अधिक खुल गया । 
उन दिनों भोपाल में ठगों का प्राबल्य था | चरितनायक को 5ग भयभरी 
दृष्टि से देखने लगे और इनकी दुकान के आस-पास की दुकानों पर अपना 
कोशल दिखाने से हिचकिचाने लगे | चरितनायक ने इससे भी बढ़कर अन्य 
एक घटना में अधिक साहस और ग्रबल पराक्रम का परिचय दिया। वह भी 
यहाँ लिखना उचित समभता हूँ । 


दुकान बन्द कर के अपने मित्रों के साथ गप्प-शप्प लगाना इनका 
नित्य कार्य हो गया था। बहुत रात्रि जाते ये अपने मामा के घर सोने 
जाते । मामा इनकी यह बढ़ती हुई आदत देख कर मन ही मन कुढ़ता श्रोर 
जलता था । कभी २ मामा भाणेज में कड़प भी हो जाती थी । फिर भी 
मामा का इन पर अधिक प्यार था, वह अपना क्रोध निकाल कर कुछ ही 
क्षणों में शाँत हो जाता और फिर मामा भाणेज में बहुत समय तक व्यापार 
की तथा अन्य प्रेम भरी चर्चायें होती रहतीं । 


एक रात्रि को ये अपने मित्रों से दुकान पर बेंठे हुये बाते कर रहे 
थे । समय बारह बज कर भी ऊपर हो चुका था । बातों में सब को आनंद 


आ रहा था । इतने में सामने की शर्राफ वाली दुकान 
चोर का पौँछा और की ऊपर की मंजिल की एक खिड़की के कपार्टों की 
राज्यमान का ग्रापि खुलने की ध्वनि इनके कानों में पड़ी । उधर देखा तो 

खिड़की खुल चुकी थी। उस दुकान की खिड़कियां 
रात्रि को बंद ही रहती थी; अतः इन सब को खिड़की खुली देख कर शंका 
उसन्न हुईं ओर ये सब वार्त्तालाप बन्द कर के उधर ही देखने लगे। खिड़की 
दुकान के वाम पक्ष की दीवार में थी और दुकान के वाम पक्ष पर गली थी। 
कुछ मिनट व्यतीत होने पर उस खिड़की में से एक पुरुष उतरा। इन्होंने 
उसको देख लिया । उसकी पीठ पर एक ग्रंथी बंधी थी । चरितनायक तुरन्त 
ही चोर-चोर करके चिल्ला उठे। चोर हक्‌-बका गया, परन्तु भाग निकला | 
चरितनायक उसके पीछे पड़ गये । इनके मित्र वहीं देखते खड़े रह गये । 
परन्तु चोर २ की ध्वनि दूर २ तक प्रसारित हो गईं। परों में से मनुष्य 


वंशपरिचय और चरितनायक का बाल्थ-जौवन [ १५ 


निकल आये ओर राज्य के सिपाही भी आ पहुँचे। सब परस्पर चर्चा 
विवाद, पृद्ध-ताछ करने लगे; परन्तु चोर के पीछे दोडने का विचार ओर 
साहस किसी में भी नहीं हुआ । राज्य के सिपाही अवश्य जिस दिखा में 
चोर और उसका पीछा करते हुये चरितनायक दौड़े थे, उसी दिशा में दोडे 
परन्तु वे श्रधिक दूर तक नहीं दौड़ कर रुक गये । भोपाल की गलियों तंग 
श्रोर टेढ़ी-मेढ़ी है । चोर इन गलियों में पड़ कर इधर-उधर अपने को बचाता 
हुआ भाग रहा था । चरितनायक मागने में बहुत ही तेज थे ओर इसके 
ऊपर उनमें अदम्य साहस जो था । व तुरन्त ही चार के पास पहुँच गये । 
इतने में राज्य के अन्य सिपाही कहीं से आ पहुँचे | आगे चोर दौड़ रहा 
था, पीछे चरितनायक दौड़ रहे थे और सब से पीछे राज्य के सिपाही चोर 
को पकड़ने के उच्दश्य से वेतहाशा दौड़ रहे थे । चोर घबरा चुका था, वह 
एक पत्थर की ठोकर खा कर नीचे गिर पडा । चरितनायक ने चोर पर दो 
तीन बड़े २ पत्थर फेंके जो उसके सीधे बदन पर पहुँचे । चोर को उठने में 
विलम्ब लग गया | वह उठने भी नहीं पाया था कि चरितनायक्र उसके 
ऊपर जा पड़े । इन्होंने चोर को ऊपर से कटिमाग से पकड़ लिया । दोनों 
में उलटा-पलटी होने लगी । इतने में राज्य के सिपाही भी आ पहुँचे। 
उन्होंने चोर को पकड़ लिया । सिपाहियों को चरितनायक ने सक्षपर में 
समस्त घटना कह सुनाई । सिपाहियों के हाथों में हस्टर थे । चोर की पीठ पर 
वे तडातड़ पड़ उठे । सिपाही चरितनायक को धन्यवाद देकर तथा उनके 
साहस एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुये चार को पकड़ कर पुलिश-थान 
में ले चल । 

रात्रि के एक बजने पर चरितनायक जयमाला का हार पहिन कर, 
प्रशंसाओं की पीठिका लेकर अपने मित्र और नगर के एकत्रित हुये जनों में 
से अनेक के साथ जो उनकी वीरता, निडरता ओर साहसिकता पर मग्ध थ 
मामा के धर पहुँचे । उघर मामा भी आज तुला बेठा था। ज्योंदी उन्हान 
द्वार पर जा कर आवाज दी मामा तपा हुआ बठा ही था, इनकी आवाज 
सुन कर ममक उठा और बाहर होते कोलाइल से वह और अधिक विगदा 
ओर भीतर से ही इनको लगा भाड़ने उल्टा-सीवा | चरितनायक ने श्रपन 


म 
कु 


१६ | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरिंत 


मित्रों एवं अन्य जनों को समभा-बुझा कर उनके घरों को भेज दिया और 
वे भी समझ गये कि उनकी उपस्थिति आहुति में घी का कार्य कर रही है, 
अतः वे भी अ्रधिक कुछ बिना कहे-सुन चले गये। चरितनायक ने अ्रपने मामा से 
बहुत अनुनय-विनय की । आगे से कभी इतना विलंब करके आने से शपथ 
भी खाई, परन्तु मामा को एक भी नद्ीीं लगी । उसने किवाड़ नही खोले । 
चरितनायक आखिर हताश हो कर मकान के बाहर के चतुष्क पर ही सो 
गये । प्रातःकाल मामा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ समय से पहिले उठा 
ओर द्वार खोलकर बाहर आ्राया । चरितनायक को चतुष्क पर सोता देखकर 
भी वह कुछ नहीं बोला ओर अपने नित्यकर्म में सदा की भांति लग गया । 
सूर्योदय होने पर जब उसने अपने भाणेज की वीरता, निडरता,साहसिक्रता 
भरी आबाल वृद्ध के मुंह से प्रशंसायें सुनी, उसको अपनी करणी एवं ऐसे 
होनहार भाणेज के साथ किये गये निर्मम व्यवहार पर श्रत्यन्त ही पश्चात्ताप 
हुआ । उसने भाणेज को छाती से लगा लिया। दोनों मामा भाणेज 
पूव॑व॒त्‌ प्रेमपृर्व॑ंक परस्पर फिर बोलने चालने लगे । 


उधर चोर को ले जाकर सिधाहियों ने थाने में एक कोठरी में बन्द 
किया । कोतवाल साहब ने जब ग्रंथी खोल कर देखी तो उसमें लगभग तीन 
सहख के आभूषण और पाँच सौ रुपये रोकड़ थे । न्‍्यायाधिकरण में चोरों 
पर अभियोग चला और उसको योग्य दंड मिला तथा चरितनायक को इस 
अधिवेशन के अवसर पर न्यायाधीश ने उनकी भूरि २ प्रशंसा करते हुये पन्‍्य- 
वाद के साथ राज्य की ओर से दस रुपयों का परितोषिक दिये जाने की 
घोषणा की । चरितनायक अल्पायु होकर भी भोपाल की जनता और राज्य 
में इस प्रकार सम्मान पाने के अधिकारी हुये । योग्य पिता की संतान भी 
योग्य ही होती है का प्रमाण यहाँ देखने में आता है । विश्रुत कुंल को 
पड़ती दशा में से निकाल कर उसको पुनः गौरवान्वित करने वाले ऐसे ही 
पुत्र होते हैं। 


पाठक मेरे उक्त कथन की सत्यता तब सममेंगे जब वे च॑रितनायक 
के इस प्रस्तुत चरित को आद्योपांत पढ़ने का कष्ट करेंगे । 


[] आप *- 
वंशपरिचय और चरितनाथक का वाल्य-जीवन [ १७ 


एक रात्रि को चरितनायक अपने मित्रों के साथ में नाटक देखने को 

गये ओर अधिक रात्रि व्यतीत होने पर लौटे | अधिकतर अधिक रात्रि जाने 

पर ही ये घर या दुकान से घर लौटा करते थे । इनका 

नाटक का अवलोकन मामा इनकी इस आदत से अत्यधिक तंग आा चुका 

ओर नवीन (दिशा था। अन्य अवसरों की अपेक्षा वह आज अत्यन्त ही 

का उद्घाटन आंग-बबूला हुआ वेठा था। आज की रात्रि चरित- 

नायक को नवीन दिशा देने के लिये ही सकल्प करके 

पड़ी थी । ज्योंही चरितनायक नाटक देखकर लौटे कि मामा इनको उल्दी- 

सीधी सुनाने लगा । मामा के ये शब्द यह ही खभाव रहा तो भिक्षा मांगोगे | 

जो में नही होता तो रखड़-रखड कर मरना पडता' चरितनायक के वश्षस्थल 

में सचमुच अजु न के गारडीव-धनुप से छूट कर लगने वाले ती&णए वाणों से 
भी अ्रषिक प्राणहर लगे ओर वे एकदम मुडकर चल पड़े। 


दूसरे दिन चरितनायक ने अपने एक मित्र की दुकान पर जो 
हलवाई का कार्य करता था नवकरी करलली ओर अपनी वहिन गंगाकुमारी 
के घर पर भोजन करने ओर रहने लगे । गंगाकुमारी का विवाह भोपाल- 
निवासी भंवरलालजी सोहाणी के साथ में हुआ था । परन्तु भोपाल अब 
चरितनायक की उदासीनता एवं ग्लानि को मिटाने में असमर्थ श्रोर असफल 
ही सिद्ध हुआ । इनके अ्रप्नसन्‍्न होकर चले जाने पर फिर तो मामा को 
अत्यन्त ही दुःख हुआ । मामा और मामी दोनों ने इनकों बहुत सममाया 
कि धर चलो, परन्तु इन्होंने एक नहीं सुनी और मामा के घर जाना खीकार 
नहीं किया । भोपाल इनको एकदम अपरिचित-सा ओर आकर्षणविद्वीन-्सा 
लगने लगा । ये कहीं बाहर जाने का विचारने लगे । इतने में तो (उज्जयन्ती) 
उज्जैन नगरी में भरने वाला सिंहस्थ मेला आरा गया । भोपालनिवासी ओसवाल- 
ज्ञातीय पारखगोत्रीय श्रेष्ठि केसरीमलजी का ग्रेमदास नामक एक ब्राह्मण- 
ज्ञातीय अर्थनव॒कर सिंहस्थ का मेला देखने को उज्जन जा रहा था | चरित- 
नायक भी उसके साथ हो लिये श्रीर उज्जैन पहुँचे । सिंहस्थ का मेला 
मध्यभारत के समस्त मेलों में अपना प्रमुख स्थान रखता है । मद्दाग़जा चक्र- 
वर्त्ती सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी उज्मेन में भरने के कारण इसका 

३ 


१८ | श्रीमद्‌ विजययतीन्‍्द्रतूरि--जीवन-चरित 


और अ्रधिक महत्त्व बढ़ा हुआ है। चरितनायक ने सिहस्थ का मेला देखकर 
मक्षी-पारवेनाथ-तीर्थ की यात्रा की और वहाँ से वे इन्दौर राज्यान्तर्गत 
महेँदपुर नाम नगर को गये । 


अनिफलिभ जन पन-म सन ण. 2वननननन-मनननननममनन«े. 


-क्रियोद्धारक, महातपखी, विद्वदृशिरोमणि श्रीमद्‌ विजय- 
राजेन्द्रयरी धरजी के दर्शनों का लाभ ओरे वेराग्य- 
भावनाओं का उद्भव 
श्छे 


महेंदपुर में इन दिनों में श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरीशवरजी महाराज 
अपने शिष्य-मण्डल एवं साधुसमुदाय के सहित विराजमान थे । श्रीमद्‌ विजय- 
॥ राजेन्द्रसूरि विक्रय बीसवीं शताब्दी में हुये जेनाचार्यो 
पूरिजी के दशन में एक अग्रगए्य आचार्य हो गये हैं। इन्होंने गेन- 
और वात्तलाप समाज में फैले हुये पाखएड और मिथ्याडम्बर को अनेक 
बि० सं० १९५३ स्थलों पर नष्ट किया; अनेक नगर, पुर, ग्रामों में 
ड़ श्री-संघों में पड़े हुये प्राचीन कुप्तम्पों का अंत किया, 
शुद्ध साध्वाचार का प्रचार करके त्रयस्तुतिकमत का पुनः प्रबल प्रचार 
किया, अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों का ग्रण्यन किया । जेंसे आप शुद्धाचारी, कठोर 
तपस्वी थे; वेसे ही प्रखर पंडित एवं संस्कृत, ग्राकृत के धुरंधर विद्वान्‌ एवं 
व्याख्यान देने में निष्णात थे । आपकी कीत्ति एवं प्रतिष्ठा समस्त मात में 
बसनेवाली जैन-समाज में प्रसारित हो रही थी। ऐसे सरखती-पुत्र एवं शुद्ध 
चरित्रधारी जेनाचार्य के दशनों का लाभ चरितनायक को सहज एवं श्रकस्मात्‌ 
प्राप्त हुआ । सूरिजी के शिष्यमंडल में मुनि श्रीलक्मीविजयजी ओर भुनिश्री 
दीपविजयजी नाम के दो बाल-साधु चरितनायक से परिचित थे ।.इनःदो 
बाल-साधुओं के परिचय के कारण चरितनायक को सूरिजी के दर्शव करने 
तथा उनसे वार्तालाप करने के लिये सुअवसर सहज प्राप्त हो गया । 


देवसी-प्रतिक्रमण करके सूरिजी महाराज नियमित रूप से धर्मशाला के 


वैगग्य-भावों का छद्भव [ १९ 


ऊपर के महालय में विराजते थे और अविक रात्रि तक आ्रावक एवं वेया- 
वच्च करने वाले साधुगण वहीं आपश्री के पास बैठे रहते थे। जब 
प्रतिकमण समाप्त हो चुका तो चरितवायक भी अपने परिचित दोनों वाल- 
साधुओं के सग सूरिजी के दर्शन करने को गये | इस समय सूरिजी अपने 
ध्यान से निवृत्त हो चुके थे ओर वेयावच्च करने वाले साथु एवं आ्रावकों को 
वार्त्तालाप करने का लाभ दे रहे थे । ज्योंदी वाल-साधुश्रों के संग चरितनायक 
सूरिजी के समक्ष पहुँचे, इन्होंने वंदन किया । चरितनायक का जन्म दिगम्बर- 
सम्प्रदाय में हुआ था। ख्वेताम्बरविधि से गुरुवंदन करना इनको केमे 
आता ? फिर भी बंदन करने में जो विनय, भक्ति एवं तत्परता ओर तन्मयता 
होती हे, आपने इन सब तों से पूर्ण वन्दना की । सूरिजी महाराज इनके 
वंदन पर से समझ गये कि चालक जेन है ओर कोई श्रेष्ठ कुल का तथा स्वयं 
सदगुणी एवं विनयी है | चरितनायक से सरिजी ने प्रथम उनका नाम एवं 
जन्म-स्थान पूछा और तलश्चात्‌ उनसे ज्ञाति, धर्म, सम्प्रदाय, उपास्यदेव, गुरु, 
स्वाध्यायसम्बन्धी अनेक प्रइन पूछे | प्रत्येक प्रअन का उत्तर चरितनायक ने 
सविनय भली भांति दिया तथा भक्ताम्बर, कल्याण-मन्दिर के पांच २ छोक 
सुनाये, तच्वार्थसृत्र के कतिपय सूत्र और द्रव्य-संग्रह की गाधायें सुनाई और 
उनका अर्थ भी किया | सूरिनी चरितनायक की स्मरणशक्ति, प्रतिमा से 
अधिक प्रभावित हुये और उनके विनय, सम्यता तथा धर्म-ओ्रेम पर अत्यन्त ही 
मुख्य हुये ओर बोले--दिगस्वर-सप्रदाय में वालकों पर बचपन से ही केसे अच्छे 
धार्मिक संस्कार डाले जाते हे--यह इस प्रसंग से मली भाँति समझा जा सकता 
है ।' सूरिजी के यह प्रसंगा भरे वाक्य श्रवण कर चरितनायक के श्राह्माद का 
पार नहीं रहा, वे अत्यन्त ही आन्दित हुये । 


सूरिजी महाराज साहब एवं चरितनायक में जो प्रश्नोत्तर हुये वे बडे 
ही महत्त के एवं आकर्षक थे अतः पाठकों के विनोदार्थ वे यहां दिये जात है। 
आचार्यश्री-- तुम्दारा रहना कई हू! ? 


चरितनायक (रामरत्)--अ्रम तो हमारा निव्रासस्थान वोलपुर 
था: परन्तु वर्तमान में हम भोपाल में रहते है । 


२० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


आ०-- तुम्हारी ज्ञाति कया है ? 

राम०--ों तो हमारी ज्ञाति मनुष्य पंचेन्द्रिय है; परन्तु व्यवहार- 
पक्ष को लेकर हम ओसवाल हैं, लेकिन जेसवाल नगर से धौलपुर में आ 
बसने के पश्चात्‌ लोग हमको जेसवाल अथवा जाइसवाल संबोधित करते हैं। 

आ०-- तुम्हारा धर्म कौन है !' 

राम०-- जिन दिगस्‍्बर ।' 

आ०-- तुम्हारा उपास्यदेव कौन है ?' 


राम०--श्री ऋषभदेव खामी से लेकर श्री महावीर खामी पर्यत 
चौबीस तीथर्थड्डर और सामान्य केवली जो अज्ञानादि १८ अट्टारह दोषों पे 
रहित, प्रशमरसनिमम् और कामिनीशून्य अंकवाले हों हमारे उपाखदेव हैं। 
इनके अतिरिक्त सांसारिक देव हमारे उपास्थदेव नहीं हैं ।' 

श्रा०-- गुरु किसको कहते हैं ?” 


राम०--पंचमहाव्र॒त के घारक, कंचन और कामिनी के त्यागी, 
सांसारिक वासनाओं से रहित, अट्टारह अंतराय दोषों के ठालक गुरु कहलाते 
हैं । ऐसे ही गुरुओं की सेवा से आत्मकल्याण होता है ।' 


आ०--धर्म किसको कहते हैं ?” 


राम०-- हिंसादि दोषों से रहित, आप्त-प्रणीत और सदगति को 
देने वाला धर्म कहलाता है । इस लक्षण से शून्य शेष सर्व अपर्म हैं और वे 
मोक्षसुख के दाता नहीं । 


चरितनायक को मरहेंदपुर में और वह भी साधु-संग में चित्त की 
व्याकुलता विलीन होती अनुभव हुईं। यहाँ उनको विश्रान्ति के दर्शन-से 
हुये । वे नित्य सूरिजी महाराज साहब के व्याख्यान 

सम्पक का बढ़ना का लाभ लेने लगे । आचार्य महाराज का व्याख्यान 
और वेशाग्य-भाव श्रत्यन्त मार्मिक ओजखी एवं सारगर्भित होता था । 
की उत्तचि उनके व्याख्यान में विशेषतः मानव-जीवन, मानव की 
अन्य प्राणियों से संबंध, मानवधर्म, दुर्लभ मानवदेह 

की प्राप्ति, संसार की असारता तथा जीवन, योवन, मान, वित्त, पद, श्र, 


वैराग्य-भावों का उद्भव [ ११ 


वैभव की महामेघ के मध्य में स्थित एक क्षुद्र एवं चंचल और अस्थिर जल- 
बिंदु के समान क्षणभंगुरता आदि विषय प्रमुख रहते थे। चरितनायक भी 
ऐसी ही श्रनुकूल स्थिति में थे कि सूरिजी के व्याख्यानों का इन पर सचोट 
एवं अमिठ प्रभाव पड़ने लगा । मामा से ये रुष्ट होकर आये थे । माता-पिता 
खर्गस्थ हो ही चुके थे । बचपन में प्राप्त शास्त्रीय श्रभ्यास, पंडित पिता की 
सुशिक्षायें, विदुषी एवं धर्मपरायणा माता के द्वारा डाले गये संस्कार इन 
सब ने भी सुसंस्कृत चरितनायक में जन्म लेती हुई विरक्ति एवं वैराग्य-भाव- 
नाओ्रों के लिये आलवाल का काम किया । वेराग्य का अंकुर फूटने लगा । 
इसका पता इनके परिचित दोनों बाल-साधुओं को लगने में विलंब नहीं हुआ । 
सूरिजी महाराज के कणों तक भी इसकी चर्चा साधारण रूप से पहुँच ही 
गयी । चरितनायक प्रातः व्याख्यान श्रवण करते, दिन में साधु-सग का लाभ 
लेते ओर फिर अवशिष्ट अवकाश में इवेताम्बर-धर्म-ग्रंथों का श्रध्ययन करते । 
सूरिमहाराज के समस्त शिष्यमंडल एवं साधुमण्ठल से चरितनायक का 
पूर्ण परिचय स्थापित हो गया था । इसका परिणाम हो रहा था संसार से 
उदासीनता और संन्यास से निकटता की स्थापना में । सुसंस्कृत एवं सुसस्कारी 
हृदय में वैराग्यभाव सहज एवं सुगमता से आरोपित हो सकते हैं, जर 
सकते हैं तथा विकसित हो कर फलान्वित होते हैं का विशद्‌ प्रमाण खर्य॑ 
चरितनायक हैं आगे जा कर ये परे २ सिद्ध होंगे । 


महेंदपुर से सूरि महाराज का अपनी मण्डली के सहित जावरा में 

पदार्पण हुआ और वहाँ से खाचरौद । सूरि महाराज जेसा ऊपर कहा जा खुका 
है प्रखर पंडित ही नहीं शुद्ध साध्वाचारी थे । चरित- 

सुरिजी का बिहार नायक के सुसंस्कारी हृदय पर विहारकाल में उनके 
ओर चरितिनायक क्रियाकाण्ड का, उनकी देनिक जीवनचर्य्या का अद्भुत 
का अनुगगन एवं अमिट ग्रभाव पडा । वे सोचने लगे कि धन्य है इन 

| साधुओं को महापंडित होते हुये भो ये कीत्ति के इच्छुक 

नहीं हैं जैन एवं जनसमुदाय की भक्ति एवं श्रद्धा के पात्र होकर भी 
डगर-डगर उप्पट-खप्पट एवं विषम मार्गों में क्षुधा, प्यास एवं अनेक शारीरिक 
कष्ट, यातनायें सहन करते हुये अपने भक्त एवं अनुयायियों का ही नहीं, 


१२ ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


वरन्‌ समस्त मानव और प्राणी-समाज का ग्राम-आम में, नगर-नगर में, पुर 
ओर राजधानियों में जा २ कर कल्याण करते हैं, उनको धर्म का उपदेश देते 
हैं, उनके अवगुणों को, दोषों को जिनके कारण ग्राणी दुःखी, अशान्‍्त, संतप्त, 
अस्थिरचित्त, विश्रममति, दिग्मूढ रहते हैं दर करते हैं। आप कष्ट सहते हैं 
ओर अन्य को सुख पहुँचाते हैं | चरितनायक को निश्चय हो गया कि यह 
ही मार्ग सचमुच कल्याणकारी है, इसी मार्ग में आत्मकल्याण है। पर 
कल्याणविहीन मार्ग अव्यवहारी ही नहीं, कैसा भी मनभावन एवं प्रिय हो 
जघन्य एवं ख्वार्थपूर्ण है। उसी मार्ग का पकड़ना स्तुत्य और ग्रशंसनीय 
है, जिसमें दूसरे हीन-मार्गगामियों को भी सहाय और बल पहुँचाया जा सके। 
चरितनायक ने भी अपना आत्मकल्याण इसी मार्ग में चल कर करने का दृढ़ 
संकल्प कर लिया । इस प्रकार चरितनायक के मस्तिष्क में नवीन विचारों का 
ओर हृदय में नवीन भावनाओं का जन्म होकर उनके द्वारा संन्यास लेने के 
सकत्परूप में वेराग्य पिर्डरूप को प्राप्त हुआ । 


भारतीय वाड़मय ही नहीं, परन्तु संसार के धर्मग्रन्थ और संन्‍्यास 

लेने वाले महापुरुषों के जीवन-चरितों से सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति पर 
एक बार वैराग्यरस का रंग चढ़ जाता है, अथवा जो 

दीक्षा लेने का दृढ़ व्यक्ति वेराग्य का खाद चख लेता है उस व्यक्ति को 
निश्रय और सूरिजा वेरागी बनकर ही चेन और शान्ति मिलती है। बात 
से ग्राथना ओर भी तकसिद्ध है। वैराग्य के अंकुरित होने के पूर्व वैरागी 
उसकी स्वीकृति होने वाले व्यक्ति के हृदय में से स्नेह, मोह, माया, 
ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध जैसे विकारी भावों का अंत 

होना प्रारम्भ होता है, उसके हृदय में ज्ञान का जागरण प्रारम्भ होता है, 
मस्तिष्क में शुभ विचारों का उदय होता है। शरीर का सदुपयोग करना 
इस प्रकार के विचारों एवं भावों के ग्रादुर्भाव से उत्पन्न स्तर पर ही समझ 
में आ सकता है यह एक निश्चित्‌ सत्य है। इस स्तर पर कोई पहुँच कर जब 
कि वह इस स्तर पर राग-विराग को, माया-त्याग को, सार्थ-परार्थ को क्रोध- 
शान्ति को, काम-संयम को, लोभ-निग्रह को अपने श्रम और अपनी योग्यता 
एवं अतुभव तथा अनुभूति से तथा गुरु, साधु, सजन, परोपकारी मानवों के 


वैराग्य-भावो का उद्भव [ ४३ 


कथन, व्याख्यान, जीवनों के आधार पर भलीविध समझ कर पहुँचा है पुनः 
प्रत्यावत्त न केसे कर सकता हैं? जो प्रत्यावर्तन कर जाते हैं, तथा 
अनेकों को हमने ओर अनेकों ने पुनः संन्‍्यास-वेष का परित्याग करके ग्रह- 
स्थाश्रम को लौटते देखा है ओर पुस्तकों में पढ़ा है, वे सर्व ऊपर वर्णित स्तर 
पर वस्तुतः नहीं पहुँचे थे, परन्तु किन्ही कारणों से अथवा किनन्‍्ही आकर्षणों, 
लोभ अलोभनों में फस कर अथवा ऋण, पारिवारिक कष्टों, सासारिक भमटों 
जैसे देन्यता, निर्धनता, गहकलह, अपमान आदि से व्याकुल हो कर साधु- 
दीक्षा लेने को तैयार हुये थे । और फिर ऐसों में साथुजीवन में होने वाले 
असंख्य कष्टों को, मानापमानों को, क्ष॒वरा-तृपा को सहन करने की तथा वैभव, 
इन्द्रियसुखों की लालसाओं को दमन करन की अमोघ शक्ति कैसे आ सकती 
है । ऐसे ही जन सनन्‍्यासवेष छोड़ कर ग्रहस्थ बनते देखे और पढ़े तथा सुने 
गये हैँ | चरितनायक अव्पायु में ही वमव का सुख, सुयोग्य माता और पिता 
का प्यार, आता एवं भगिनियों का सोहाद, मामा एवं मामी का दुलार तथा 
फिर वैभव का अन्त; प्रिय माता-पिता का निधन, आता का मरण, मामा और 
मामी द्वारा किया गया तिरस्कार देख चुके थे । 


प्रश्न अव केवल काम ओर लोभ का रह जाता है। सुसंस्कृत, 
सुसंस्कारी और ब्रह्मचारी को काम नहीं ठग सकता है। काम उसी को 
खलता हैं जो उसी के अनुकूल वातावरण में पलता है ओर उसका एक वार 
हो चुका होता है । ज्ञोभ का जहां प्रश्न उठता है, वहा चरितनायक किस 
कारण से लोभ के अ्रधीन होते ? माता और पिता खर्गस्थ हो चुके थे । आता 
ओर भगिनियों के भरण तथा पोषण की कोई चिल्ता नहीं थी । इस प्रकार 
चरितनायक को काम और लोभ जैसे घातक विकार छू भी नहीं पाये थे । 
ज्योंही इन पर वैराग्य का रंग चढा वह मजीठ हो कर ही रहा और वे 
आचाये महाराज साहव से दीक्षा लेने की भावनाश्रों को उनके समक्ष प्रकट 
करने के सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 

इस संकल्प की प्रतिष्ठा पर चरितनायक चिन्तनशील और चिन्ता- 
मग्न, प्रसन्नचित्त और उद्धिग्न, तेजखी एवं म्लानमुख, निश्चित एवं आतुर 
गहने लगे और उनकी 'मस्तिष्क एवं हृदय की इस प्रकार की गतिविधि 


२४ ] श्रीमद्‌ विजययती्द्रतूरि--जीवन-चरित 


साधुमण्डल से अज्ञात नहीं रह सकी और वे इसका रहस्य समझ भी गये । 
परन्तु सुरिमहाराज साहब के अनुशासन में रहना कितना कठिन एवं साहस 
का कार्य हे वे भलीविध जानते ही नहीं थे, वरन्‌ू अनुमव भी कर रहे थे; 
अतः चरितनायक के मन में उत्पन्न तथा बाहर कलकते इस भाव का प्रस्ताव 
सूरिजी के समक्ष करने का साहस न तो किसी साधु में ही था ओर खय॑ चरित- 
नायक भी हिचकते थे कि कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, कब कहूँ ओर 
फिर प्रार्थना खीकृत भी होगी अथवा नहीं। ऐसे ही अनेक विचार और 
भाव इनकी इस अस्थिरता में पलने वाली इस महत्वाकांक्षा को आन्दोलित 
कर रहे थे । 


एक रात्रि को चरितनायक की व्यग्रता चरमता पर पहुँच गई । 
कोई भी वस्तु जब चरमता पर पहुँचती है, तब ही वह दूसरे पक्ष को स्पर्श 
भी कर पाती है और दूसरे पक्ष के दर्शन भी तभी संभव होते हैं और उसके 
लाभ का अवसर भी तत्पश्चात्‌ ही खुलता है। ये रात्रि भर संसार की असाखता 
पर, संसार के व्यवहार पर, संसार में घटने वाली घटनाओं और उनके प्रभाव-और 
परिणामों पर विचार करते रहे । कभी यह सोचकर रोने लगते कि कोई मार्ग 
नहीं मिल रहा है और कभी हँसने लगते कि इस साधुसंग के प्राप्त होने का 
कुछ अच्छा रहस्य है । रात्रि के चतुर्थ प्रहर में तो ये संसार पर फुंफकारे बोड़ने 
लगे कि हे संसार ! अब तेरे ये स्वार्थभरे दयाचार और लिपे-पुते सदाचार 
ओर तेरी यह टीम-ठाम मग्रुककों छल नहीं सकती । तू मुझको अब गेल 
नहीं सकेगा यह में तुकको बतला दँगा--रज को केवल रज मत समझ । 
रज का भी कुछ विशेष महत्त्व होता है। संसार तू पापी है, निस्सार है और 
तेरे कर्मो' से में भलीविष परिचित हूँ, तेरे कर्मों का में कठुफल भोग छुका 
हूँ, तेरे कुकृत्यों का भूत और वत्त मान का लेखा क्या कहूँ में उनके भावी 
परिणामों से भी परिचित हूँ । सगतृष्णाओं के ये नित्य के नव-नव नृत्य, प्रति- 
पल की कांट-छांट, रात-दिन के परिवर्त्तनों को में कब तक सहता रहे । पृ. 
साया और मत्सर का आकर है, भोग और रोग का महदाकर है, पुरयनाशक 
ओर पापफलाकर है। धिक्कार है तेरे इस मायावी वेष॑ को । तेरे वाहर भर भीतर 
सर्वत्र विग्रह चल रहा है। जिधर देखा उधर ही परिग्रह दृष्टि में आता है जो 


वैराग्य-भावों का उद्भव '[-२५ 


महादुःखों का कारण है। उपग्रह सदा लगे ही रहते हैं।आधि और व्याधि के 
क्लेश निरन्तर चलते रहते हैं। धन अस्थिर है, तन भंगुर है, यौवन चंचल 
है, संबन्ध समंग है। मेरे मन को अब तू और तेरे ये सहचर नहीं डिगा 
सकेंगे । में संन्यास ग्रहण करूँगा ही, मस्तक मंंडाऊंगा ही, शीत-वायु-आतप 
के यंत्रण, जरा-मृत्यु के कुत्सित मंत्रण, जब में संस्यासी वन जाऊँगा मेरे पर 
प्रभाव नहीं डाल सकेंगे । आज तक तूने अनेक भोले और सुकोमल प्राणियों 
को फंसाया है, ग्लस्त किया है, लोध, लाभ, धरा, धन, देकर उनकी आत्मा का 
घात किया है । वैभव मेरा नष्ट हो गया है । रांग-द्वेष जैसा कुत्सित विकार 
मेरे बालक-हृदय को छू भी नहीं पाया है। संन्यास ( दीक्षा ) लेने का 
मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है ओर तव इनकी एक नही चलेगी । तेरे ये राव- 
रंग के भेदभाव, मित्रशत्रु के चाह और उच्छेद, मानापमान के हर्ष-खेद 
ऊंच-नीच के कुभाव मुभको अब लुभा अथवा सशकित नहीं कर सकते। 
छ्ुधा और तृषा, विषय और वासना, कषाय और दइर्ष्या मुझको अब खल्ल नहीं 
सकेंगी । संसार ले, अब तुभको आज ही छोड़ रहा हूं और तत््षण । लहर 
भग्न हुई और देखा तो प्रातः हो चुका था और देवदर्शन और गुरुदशन का 
समय आ चुका था। चरितनायक उठे और देवदर्शन करके सीधे गुरुदर्शन 
को चल दिये । सूरिजी महाराज अ्रन्य दिवसों की अपेक्षा आज कुछ श्रधिक 
मनोहारिणी मुद्रा में विराजमान थे । साधु एवं शिष्यगण इधर-उधर सविनय 
खड़े अथवा बैठे थे । चरितनायक ने जाकर सविनय सविधि बंदन किया । 
चरितनायक की समस्त रात्रि भर जागने के कारण पलकें भारी पड़ी हुई थीं 
तथा रोने के कारण नेत्रों में रक्तिता आ गई थी--यह उनकी स्थिति किसी 
से छिपी नहीं रही । सूरिजी महाराज साहब ने सौहार्द भरे शब्दों में चरित- 
नायक को वन्दन करते समय '“धर्मलाभ' दिया | वन्दन करके चरितनायक 
ने बड़ी सभ्यता, स्थिरता तथा निश्चित शब्दों में अपनी दीक्षा लेने की भावना 
की आचार्य महाराज साहब के समक्ष ग्रार्थनारुप में इस प्रकार व्यक्त की 
कि गुरुदेव | मुझको शिष्यरूप में स्वीकार कीजिये। इस पर गुरुदेव ने 
'वरितनायक को कहा कि अभी तुम्हारी आयु केवल चौदह वर्ष की ही है 
और साधु-जीवन का पालन खड़ग की दुधारा पर चलने से भी अधिक कठिन 
४ 


२६ ] श्रीमद्‌ विंजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


है आदि अनेक दृशन्त देकर चरितनायक को समभाया। चरितनायक ने अंत 
में गुरुदेव को अपने किये हुये संकल्प से परिचित किया कि मैं संसार से ऊब 
चुका हूँ और संसार की असारता का भल्लीविध दशन और अनुभव कर चुका 
हूं । में अब साधु-दीक्षा लेकर अपना आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। संसार 
त्याग कर ही में आत्मकल्याणु कर सकता हूँ । धर्मोपदेश श्रवण करने मात्र 
से सुख और शांति कभी भी प्राप्त नही हो सकती और नही आज तक किसी 
को हुई भी है। में धर्म के सिद्धान्तों पर जीवन में चलना चाहतां हूँ। 
आप सिवाय मुझको इस कार्य में सहाय करने वाला समर्थ और करुणानिषि 
नही' दीख रहा है । गुरुदेव | मुभको खीकार कीजिये । इस प्रकार चरित- 
नायक के हृदय के सच्चे उदगार और उनकी संन्यास लेने के लिये अपेक्षित 
योग्यता को देखकर गुरुदेव ने कहा, “रामरत्न ! तुम रत्न हो और समय पर 
उसका मूल्य भी होगा। योग्य अवसर के आने पर और जब हम तुमको 
दीक्षा देने के पूर्ण योग्य समभलेंगे तुमको साधु-दीक्षा देदी जावेगी ।” 
चरितनायक का मन गुरुदेव का विचार श्रवण करके अत्यन्त हलूका पड़ गया। 
अब वे आल्हादित होकर साधुसंग में बेहिचक मिलने और भुलने लगे। उधर साधु 
और शिष्यों का भी चरितनायक के प्रति पहिले से भी अधिक भ्ुकाव हो 
गया । चरितनायक अब स्तोत्रों का तीव्रता से अध्ययन करने लगे, दीक्षा प्राप्त करने 
की योग्यता बढ़ाने लगे, साध्वाचार का ज्ञान प्राप्त करने लगे तथा उनका 
तत्परता से मलीविध पालन करने लगे। संयम और साधुमर्यादा को अपने जीवन 
में इस प्रकार बड़े तेज उत्साह के साथ भरने लगे । 


चारित्र का लेना [ २७ 


चारित्र का लेना 
छ्े 


कतिपय दिवसों तक महेंदपुर में विराज कर श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्र- 
सूरीश्वरजी महाराज अपने शिष्यसमुदाय एवं साधुमएडल सहित जावरा होते 
ह हुये खाचरौद आये । चरितनायक भी साथ में ही थे । 
दीज्चा का अस्ताव चरितनायक के सौम्य खभाव एवं विद्याध्ययन की लम्म 
वि० स॑० 76५४ से गुरु महाराज इनसे अति ही प्रभावित थे और चरितनायक 
की मुखाकृत्ति से उनकी विश्वाश हो चुका था कि यह 
बालक भविष्य में तेजख्ी एवं धर्मध्वज को वहन करने के योग्य सिद्ध होगा । 
गुरुमहाराज को लगभग दो मास के सहवास में चरितनायक का समय २ 
पर भलीविध परीक्षणु-निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता रहा था, फलतः 
जब एक रात्रि को चरितनायक ने गुरुमहाराज से चारित्र प्रदान करने की 
सविनय ग्रार्थना की वह तुरन्त ही खीकृत हो गई और खाचरोौद में ही 
दीक्षा देने का निश्चय किया गया । यह शुभ समाचार एक कर्ण से दूसरे 
कर्ण को पहुँच कर समस्त नगर में फेल गया ।। भ्रत्येक बालक, युवक, वृद्ध 
पुरुष एवं सत्रीजनों को अ्रपार आनन्द हुआ । श्री खाचरौद के श्रीसंघ ने महा- 
महोत्सवपृदक दीक्षामहोत्सव करने का आयोजन किया । दीक्षालम्त शुभाशुम 
का पर्ण विचार करके वि० सं० १९५४ आपाढ़ क्ृ० २ सोमवार का करना 
निश्चित करके अनेक समीप, दूरवरत्ती नगर, गआरामों में दीक्षा-कंकंम-पत्रिकारययें 
भेजी गई । 


। खाचरौदपुर के श्री संघ में दीक्षामहोत्सव के कारण अपार उत्साह 
एवं आनन्द छा गया । आठ दिनों तक अठाई-महोत्सव की धूम-धाम रही । 
वरघोड़ों की शोभा अद्भुत थी । निकट एवं दूर के नगर, 

दीक्षामहोत्तत पुर, ग्रामों के जेन जैनेतर जन इन वरघोड़ों की अपार शोभा 
वि० सं० 78५४ को देख कर मुग्घ होते थे। दीक्षा का समाचार दूर २ 
तक फैल गया था। 'श्रेयांसि बहुविष्नानि' । किसी ने इस 

आशय की कि एक अवबोध, अनाथ लड़के को बत़ात्कारपुर्वक जैनदीक्षा 


२८ ] भ्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


खाचरौद में दी जा रही है राज्यसभा में प्रार्थना की । इस पर राज्य के 
खाचरौद में रहने वाले प्रमुख राज्याधिकारीगणों ने दीक्षा को रोकने का 
प्रयत्न किया । गुरुदेव के प्रचएड तेज के आगे उनके समस्त प्रयास निष्फत् 
रहे । जब इन राज्याधिकारियों ने चरितनायक से प्रश्न किये तो नवदीक्षार्थी 
चरितनायक ने ऐसे अचूक उत्तर दिये कि उनको निरुत्र और पड़यन्त्रकारियों 
को निरुपाय हो कर शान्त होना पड़ा । राज्याधिकारियों और चरितनायक में 
हुये प्रश्नोत्तर लिखने योग्य हैं; अतः उनकी संक्षिप्त कलक यहां देना अना- 
वृश्यक एवं अवांडनीय नहीं है । 

राज्याधिकारी--आपका क्या नाम है ? 

चरितनायक--जिस नाम को परिवर्तित करने जा रहा हूँ, श्रव 
उसको कहना कर्मबन्ध का कारण होता है; अतः कहने में असमर्थ हूँ। 

रा०--आपके पिता का नाम तो बतलाइये । 

च्‌०--यह भी वैसा ही प्रश्न है। असमर्थ हूँ। 

रा०--आपकी ज्ञाति और ग्राम तो कम से कम बतलाइये। 

च०--मुझको आप लोगों की कुन्ठित बुद्धि पर दया आती है, 
जो बार २ एक से ही प्रश्न करती हुई नहीं संभल रही. है। 

रा०--हम आपको दीक्षा नहीं लेने देंगे। 

च०--यह अड्चन मेरे माता और पिता एवं संरक्षक ही डाल सकते 
हैं। अन्य नहीं । 

रा०--उनकी अनुपस्थिति में राज्य को अधिकार है। 

च०--राज्य की सत्ता नियम-खन्डन पर चलती है। अन्यत्र नहीं । 

रा०--बालदीक्षा देना क्या अनुचित नही ? 

च०--प्रौढ़वय के पुरुषों के मंह से ऐसे प्रश्नों का किया जाना देश 
एवं धर्म का अपमान है। सब अनर्थों के मूल बालविवाह की 


ओर घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की संग्राप्ति में सहायक एवं गुणकारी 
बालदीक्षा का विरोध । जिस राज्य अथवा देश में धर्म की उन्नति एवं 


धारित्र का लेना [ २९ 


प्रचार में, क्षति का आना प्रारम्भ हो जाता है वह राज्य और देश धर्मअरष्ट और 
संस्कृतिविहीन होकर मिट जाता है। धर्म धर्माचार्योंका क्षेत्र है, राजा और 
उसके अधिकारियों को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई नियम से अधिकार 
नहीं है। में जाग्रत हूँ, मेरा धर्म जैन है और में जैनवर्म की सेवा करने को 
ही कमर कस रहा हूँ, फिर ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी मुझ को कैसे 
रोक सकता है एक विचारणीय प्रश्न है। 


राज्याधिकारी एवं पड़यन्त्री निरुत्तर होकर गुरु महाराज साहब 
से क्षमा मांग कर तथा नवदीक्षार्थी की प्रशंसा करते हुये चलते बने । 


वि० संवत्‌ १९५४ आपषाढ़ कृ० २ सोमवार को अपार जन-मेदिनी 

के मध्य जिसमें अनेक नगर-्ग्रामों के श्री संघ सकुटुम्ब एवं परिवार जैन और 
जैनेतर सम्मिलित थे प्रखर विद्वान श्री अभिधान-राजेन्द्र-कोष के प्रणेता 
श्रीमद्‌ गुरुदेव के करकमलों से चरितनायक को शुभ मुहूत्त में पारमेश्वरी दीक्षा* 


# चरितनायक की श्रीदी काम (दाक्ालग्न कुंडली) 





खस्ति श्री ऋद्विवृद्धिजयों मंगलाभ्युदयश्रेति । 
श्री विक्रमादित्य सं० १९७४ तत्र श्रीमद्भूषतिशालिवाहनकृतशाके १८१९ तत्र भालु- 
दत्तरायणे गते श्री सूर्य मीष्मत्ती महामाह्नल्यप्रदमासोत्तमे सासे शुभकारके आपाढमासे झुभे 
हृष्णपक्षे तिथी २ घव्य; २९।५२, सौम्यवासरे पूर्वापाढानक्षत्रे घव्य, ३६।३३,/नह्मायोंगे घव्च; 
५०२३, तैतिलकरणे घव्य* ११३८ दिनसानम्‌ ३४८, रात्रिमानस्‌ ३०५२, दिनार्ध १७४, 
राज्यर्ध ४७१४, धनराशिस्थिते चन्द्रे राशिनवमाणशे ७ सप्तमे, मेपाये तुलाख्ये भ्गुदेवते वानर- 
योनी सलुक्यगणे क्षत्रियवर्ण सूपकर्ग मुध्यनाडीस्थिते श्रीफणीश्षरुचक्रे परभागयुजाया, एवसा- 


३० ] श्रीमद' विजययतीनन्‍द्रपूरि--जीवन-चरित 


प्रदान की गई और उनका नाम मुनियतीन्द्रविजयजी रक्खा गया। चरित- 
नायक का नवजीवन प्रारम्भ हुआ । उन्होंने अपना सम्पुर्ण समय गुरुनिश्रा में 
रहकर शास्त्राभ्यास करने में लगाने का निश्चय किया । जेसी इच्छा होती है, 
वैसी सुविधायें समय-समय पर आपों-आप जुटती चली जाती हैं और एक 
दिन वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। होनी चाहिए उद्देश्य की प्राएि में पूर्ए 
लग्न और एकनिष्ठ तत्परता । 


० विकवपपाथ८ा नव थम अताआाधा:भापभा++ाज_म 


चरितनायक के गुरु महाराज के साथ में दस चातु्मास व 
आप पर प्रभाव ओर विद्याभ्यास तथा शास्त्राष्ययन 
ओर अनुभव की प्राधि 
वि० सं० १६४४ से वि० से० १६६६ 
है 


साधुवेष धारण करना जितना सरल है, उतना साधुपन धारण करना 
सरल नहीं है। गुरु महाराज राजेन्द्रसूरिजी अति तपख््री, शुद्धसाध्वाचारी मै। 
ऐसे सच्चे साधु की तत्वावधानता में रहने के लिये रहने वाले में सच्चे साधु 
बनने की लग्न हो तभी संभव था । गुरु महाराज तनिक भी शैथिल्य अपने 
साधु एवं शिष्यों में देखने को तैयार नहीं थे-। उन्होंने अपने कर-कमलों पे 
चुन २ कर लगभग अढ़ाईसो साथु सव॑ साध्वियों को दीक्षायें दी थीं, परन्तु, 
उनके कठोर अनुशासन का पालन करने में एक चतुर्थ भी समर्थ सिद्ध नहीं 
हुये । गुरु महाराज बड़े ही परिश्रमी थे । रात्रि में केवल एक ग्रहर निद्रा लेते 
थे । दिन में कमी भी शयन नहीं करते थे। व्यर्थ संभाषण करना उनके 
यम 2 8 3 स क हट व लक 3 कक सनक 
दिपश्वांगशुद्धावत्र दिने भास्करोद्यादिष्टनाड्यः १२।७ स्पष्टाकराश्यादि २।२।०६।८, स्पष्टलर्न 
राब्यादि ४७७।२०३३, एत्त्समये सिंहल्माज्नेदयेड्स्यां छुभग्रहावल्लोकितकल्याणवर्तिवेलायां 
निखिलगुणगणमण्डितश्रेयमार्गद्शकशुद्धाचा रपालकश्री यत्तीन्द्रविजयमुनिषुश्नवस्य 2 कक । 
पूर्वापादामे ३ तृतीचरणस्तेन फकाराक्षरोपरि अकारखरेणामिधानं ज्लेयस्‌ । अपर 'च यथारुचि: 
स्थापनीयस्‌ | रतलयमनगरे पछूमा ७।८ चरखण्डा ५१॥४१।३७, सखदेशोद्या: २२७|१५८।३० $॥ 
३४०३ २९ समीपवर्त्ती खाचरोद्पत्तनस्थेव । श्रीक्ुभमस्तु । ह 


शुद्द भहाराज के साथ में दस बातुमोस [ ३१ 


'खभाव में था ही नहीं । ध्यान श्र स्वाध्याय तथा अंथ-रचना में ही उनका 
अधिकांश समय व्यतीत होता था । चातुर्मास व्यतीत होते ही दूर २ के आमों 
को स्पर्शते थे । नगर के बाहर, जंगल अथवा पार्व॑त्यभाग जहाँ भी संध्या हो 
जाती वहीं रात्रि-विश्राम कर लेते थे। मार्ग में श्रावक ओर श्रीविकाओशों को 
जैसा हम आज देखते हैं, अपने साथ में नहीं चलने देते थे । ऐसे कठोर 
तपस्वी का अनुशासन भी कितना कठोर हों सकता है सहज समा जा 
सकता है । 


घर और स्कूल में रहकर कोई उतना अच्छा नहीं बनता, जितना 
अच्छी संगत में रहकर बनता है | चरितनायक सुसंस्कारी एवं सुसंकृत तो थे 
ही, फिर भाग्य से ऐसे प्रखर महाविद्वान्‌ एवं शुद्धसाध्वाचार के पालक महा- 
तपस्वी, विचक्षण बुद्धिशाली गुरु की निश्रा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 
फिर क्‍या कमी रही । वस आप शुद्धसाध्वाचार का पालन करने लगे और 
स्वाध्याय में रात और दिन तत्लीन रहकर अपनी उन्नति करने लगे । देव 
की कुक्ृपा से गुरुमहाराज का स्वर्गरोहण वि० सं० १६६३ पोष शुक्ला ७ 
को राजगढ़ में हो गया । चरितनायक को इन दस वर्ष की अत्प श्रवधि में 
गुरु की निश्रा में रहकर श्रपनी' उन्नति करने का, अनुभव प्राप्त करने का एवं 
बढ़ाने वा सदभाग्य से जो श्रमूल्य अवसर प्राप्त हुआ था, उस थोड़े समय में 
भी आपने गुरु महाराज के संग मेवाड़, मारवाड़, मालवा, नेमाड़ और गुज- 
रात-प्रान्तों का अमण किया, छोटे-बडे अ्रनेक प्रसिद्ध अग्रसिद्ध स्थानों में 
विहार किया, गुरु महाराज साहब के करकमलों से की गईं अ्रनेक बड़ी २ 
प्रतिष्ठाओ्ों में रस लिया तथा प्रतिष्ठायें करवाने की क्षमता ग्राप्त की, श्रनेक 
ग्राम, नगरों के श्री संघों में पड़े कुदलों को गुरु महाराज के तेज प्रताप से 
विलय होते देखा और शांति स्थापित होती देखी । गुरु महाराज ने अनेक ज्ञान- 
भरडारों की स्थापना की, तपों के उद्यापन करवाये और प्राचीन एवं प्रसिद्ध 
अनेक जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाया-गुरुदेव के इस प्रकार के धर्म; 
द्र्यकायों से चरितनायक को सर्वतोमुखी अनुभव एवं ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरुदेव 
के साथ में आपने श्रीमक्षीतीर्थ, अबु दतीर्थाविराज, कोर्टातीर्थ, गोडवाडपंच- 
तीर्थी की यात्रायें कीं । प्रशंगवशात्‌ इस देसवर्षीय काल एवं इन दस वर्ष के 


३२ ]] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


चातुर्मासों की संक्षिप्त सूची देना कोई अनुचित नहीं है । और फिर चरितनायक 
के चरित में भी तो इस दसवर्षीय काल का प्रमुख और महत्तवपुर्ण स्थान है। 
ये ही दस वर्ष इनके श्राज के जीवन की भव्य अद्जलिका ,की सुदृढ़ एवं गहरी 
ओर अडिग भींव भी हैं । 


गुरुमहाराज के संग दसवर्पीय सहवास--- 
(१) वि० सं० १९५४ में रतलाम में चातुमौप्त:--- 


चातुर्मास में संस्कृत+व्याकरण का अभ्यास किया, साधुक्रिया के 
सूत्रों का अध्ययन किया और गुरुमहाराज के व्याख्यान में सूत्रकृतांगसूत्र' 
और भावनाधिकार में 'पांडव-चरित' का श्रवण किया । चातुर्मास पश्चात्‌ 
खाचरौद-निवासी श्रेष्ठी चांदमलजी के शत्याग्रह से गुरुमहाराज अपने शिष्य 
एवं साधुवर्ग के सहित खाचरौद पधारे और वहां से खाचरौद श्रीसंघ के साथ में 
श्रीमक्षीतीर्थ की वि० सं० १९५५ चेत्र कृ० १० को श्री पास्वैनाथ - 
भगवान्‌ कीं दिव्य प्रतिमा के दर्शन करके यात्रा सफल की । ._*- 


(२) वि० सं० १९५६ में आहोर में चातुर्मास:-- 


श्री मक्षीतीर्थ की यात्रा करके लगभग तीन सो मील का अंतर 
पार करके गुरुमहाराज अ्रपने समुदाय-सहित आहोर ( मरुधर ) में पपारें 
ओर चातुर्मास किया । चातुर्मास के पश्चात्‌ आहोर में माव शु० ५ गुरुवार 
को चरितनायक को तथा भुनि दीपविजयजी, लक्ष्मीविजयजी ओर हिम्मत- 
विजयजी तथा अनेक साध्वियों को बड़ी दीक्षा दी और उप॑स्थापना-महों 
त्सव बड़े ही उत्साह एवं आनन्द के साथ मनाया गया । फाल्युंन क्ृ० ५ 
गुरुवार को सोधशिखरी-बावन जिनालय की चिरस्मरणीय रहने वाली ग्रमावक 
एवं विशाल आयोजन पर अंजनशलाका-प्रतिष्ठा की और नव सौ जिनर्षियों 
को ग्रतिष्ठित किया । इस ग्रतिष्ठोत्तव के अन्तिम दिन में लगभग पचास 
हजार जनता एकत्रित हुई थी। सैकड़ों वर्षों में हुईं अनेक प्रतिष्ठाओं में मरू 
ध्र-प्रन्त में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा सर्बग्रथम यह ही थी । 


गुई महाराज के साथ मे दस चातुमास [ ३३ 
(३) वि. स॑. १९५६ में शिवगंन में चतुर्मास:-- 
वर्तमान कलियुग में प्रसरित हुये अनादर्श एवं असाधुपन से बचने 
की दृष्टि से गुरुमहाराज ने अपने सम्प्रदाय के साधु एवं साध्वियों के लिये 
३४ बोल की समाचारी विनिर्मित की, जो कठोर सत्य, अनुशासन एवं जैन- 
साधु का आचार कैसा होना चाहिए का इस कलियुग में भी स्थापना करने 
वाली है। इस समाचारी को शिवगंज के श्रीसंघ के मध्य गुरुमहाराज ने 
अपने उपस्थित समस्त साधु एवं साध्वियों को पढ़कर सुनायी और जो साधु 
एवं साध्वी दूर २ नगरों में थे, उनको उसकी ग्रतियां भेजी गईं । 


गौड़वाड़ के प्रसिद्ध नगर वाली में चातुर्मास के पश्चात्‌ गुरुदेव 
और पं० हेतविजयजी तूर्यक में वाद हुआ । उसमें हेतविजयजी परास्त हुये । 
गुरुदेव तथा उनकी शिष्य एवं साधुमण्डली के पांडित्य ओर साध्वाचार से वे 
अति प्रभावित हुये । गुरुमहाराज के तेज और पांडित्य की प्रशंसा करते हुये 
उन्होंने क्षमा मांग कर श्रन्यत्र विहार किया । तत्पश्चात्‌ गुरुमहाराज ने अपनी 
मण्डली-सहित श्रबु दाचलतीर्थ की संघ-सहित अक्षय तृतीया को यात्रा की। यात्रा 
करके जब गुरुमहाराज खराड़ी नामक प्रसिद्ध ग्राम में पधारे, वहां सिरोही-नरेश 
केसरसिंहजी साहब ने अपने अमीर एवं प्रतिष्ठित पदाधिकारियों के सहित गुरु 
महाराज के दर्शन किये श्रोर इन से बातचीत करके श्रत्यन्त ही प्रभावित 
एवं मुग्ध हुये । 
(8) वि. से १९५७ में सियाणा में चातुमौसः--- 


सियाणा में गूर्जरसग्राट कुमारपाल का बनवाया हुश्रा एक विशाल 
जिनालय है । गुरुमहाराज ने उसका जीणोंद्धार करवाने का श्रीसंघ को उपदेश 
दिया और जीणोंद्धार चातुर्मास के पश्चात्‌ प्रारम्भ भी हो गया। चातुर्मास में 
गुरुमहाराज के दर्शनार्थ मालवा, मारवाड़ के लगभग सौ से ऊपर छोटे-बड़े 
ग्राम-नगरों से श्रीसंघ ओर परिवार आये । ह 


(५) वि० सं० १९५८ में आहोर में चातुमौस-- 


इस चातुर्मास में आहोर में अनेक धर्म-कृत्य किये गये थे तथा चातु- 


मसि के पश्चात्‌ उपधानतप का विज्ञाल आयोजन किया गया था । उपधान: 
५ 


३४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


तप करवाकर जब गुरु महाराज सियाणा पधारे, उस समय तक महाराजा 
कुमारपाल के जिनालय का जीणोंद्धार समाप्त होने को था। प्राचीन श्रगार- 
चौकी सहित मंदिर में चौवीस तीर्थकरों की देवकुलिकायें वनवाई गईं। माघ 
शुक्ला त्रयोदशी को शुभ मुह त्त में इन कुलिकाओं में तथा मन्दिर में नव- 
नूतन प्रतिमायें सविधि महामहोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठित की गईं | गुरु महाराज 
के सदुपदेश से जैन विद्यालय की भी स्थापना हुईं । 

(६) वि० सं० १९५९ में जालोर में चातुर्मास-- 


शिवगंज से उत्तर में कोर्ट-तीर्थ लगभग ५ मील के अन्तर पर 
आया हुआ है। यह तीर्थ दो सहस्त॒ वर्ष प्राचीन है। जेन मन्दिरों एवं तीथों 
के इतिहास में इसका गौरवशाली स्थान है । वहाँ पर वहाँ के श्रीसंघ ने बहुत 
द्रव्य व्यय करके एक विशाल जिनालय बनवाया था। गुरु महाराज ने इसी 
वर्ष उस मन्दिर की वैशाख शु० पूर्णिमा को महामहोत्सवरुर्वक अब्जन- 
शलाका-प्रतिष्ठा करके उसमें भगवान्‌ आदिनाथ की अति मनोहर प्राचीन 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की । इस प्रतिमा के दोनों पक्षों पर विनिर्मित कायोत्सगरथ 
दो प्रतिमाओं पर बि० सं० ११४३ का श्रावक रामा जरुक का प्रतिह्ठापन- 
लेख है । जिसमें उसकी स्त्री मनातु के द्वारा इसको स्थापित करने का 
उल्लेख है। कोर्णा से गुरुमहाराज अपनी मण्डली के सहित चातुर्मासार्थ जालोर 
पंधारे । जालोर में ओसवालज्ञातीय मोदीगोत्र के कुटम्बों में भारी कुसंप 
पड़ा हुआ था । गुरु महाराज ने उसका अन्त किया। चातुर्मास समाप्त करक 
आप आहोर पधारे और वहाँ पर राजेन्द्रज्ञान-भस्डार की खेत संगमरमर 
के बने हुये एक सुन्दर सुदृदद कक्ष में स्थापना की तथा इसी कक्ष के ऊपर 
एक सुन्दर कुलिका में धातुमय तीन जिनेश्वर-मूत्तिया शास्त्रविधि से सोत्सव 
प्रतिष्ठित की । मरुधर-प्रान्त में इस युग में विद्यमान्‌ ज्ञान-मण्डारों में आहोर 
का यद्द ज्ञान-भण्डार अधिक समृद्ध एवं विख्यात है । इसमें प्राचीन, अ्रर्वा- 
चीन अनेक हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रंथों तथा ४५ जिनागमों का बड़ी लग्न 
से संग्रह किया गया है। 


चातुर्मास के पश्चात्‌ भुरुमहाराज गुड़ा में पंधारे भर वहाँ मांघ शु० 
अ को श्रीधर्मनांथादि जिनेश्वर-प्रतिमाओं की सोत्सव स्थापना की । ़ 


गुर महाराज के साथ में दस चातुमोस [ ३४ 


वहाँ से आप शिवगंज पथारे ओर वहाँ पर शांतमृत्ति दिव्यात्मा मुनि 
मोहनविजयजी को महोत्सवप्‌र्वक पन्‍्यास-पद प्रदान किया । 


शिवगंज थे वाली नगर में पथारे ओर वहाँ पर तीन श्रावकों को छोटी 
साधुदीक्षा प्रदान की । ततश्वात्‌ आप अपने शिष्य एवं साधुवर्ग के साथ 
में श्री केसरिया-तीर्थ, भोयणी, सिद्धाचल महातीर्थ की यात्रा करते हुये 
व्यापार एवं कल्लादृष्टि से प्रसिद्ध नगर सूरत में पधारे । 


(७) वि० सं० १९६० में सूरत में चातुर्माप्त:--- 


यहाँ जैनवथर्म के सर्व संग्रदायों के मनुष्य रहते हैं । यहाँ के लोग 
कुशल व्यापारी एवं श्रीमंत होने से बोलने में चतुर एवं चालाक हैं । गुरु 
महाराज का नाम सूरतवासी कई वर्षों से श्रवण कर रहे थे। उन्होंने गुरु 
प्रवेश बड़ी धाम-घूम से करवाया । चातुर्मास पर्य्यन्त धर्म-कथाओं, धर्म- 
चर्चाश्रों एवं वादों का अच्छा तांता रहा । जो विरोधी, द्षी थे वे भी गुरु- 
महाराज के प्रखर पांडित्य एवं साधु-तेज से मुर्धघ होकर विनयी हो गये। 
गरुदेव ने सूरत-चातुर्मास पर दृष्टि रख कर “श्री राजेन्द्र-सूर्योदय' नामक 
पुस्तक लिखी । 


(८) वि० सं० १९६९१ में कुक्षी में चातुमौस:-- 


इस चातुर्मास में गुरुदेव ने ग्राकृतव्याकृति' नामक ग्रंथ लिखा । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ भाबुआ-नरेश श्री उदयसिंहजी बहादुर के निमंत्रण पर 
आप अपने समुदायसहित झाबुआ पघारे। राजा एवं 

बोरी और गुणदी प्रजा दोनों ने गुरुपवेश बड़े ही ठाठ से करवाया | गुरु 
यामों में प्रतिष्ठायें महाराज का धर्मरसपूर्णा एवं विद्त्तापूर्ण व्याख्यान श्रवण 
करके राजा एवं नागरिक जन अति ही म॒ग्ध हुये । राजा ने 

कई प्रतिज्ञायें लीं तथा अनेक देवस्थानों पर होते पशुवध को रोकने के आदेश 
निकालने की भी शपथ ग्रहण की । गुरुमहाराज ने रंगपुरा, मड़ावदा, कड़ोद, 
टाडा, भाजुआ, रम्भापुर आदि अनेक नगर, श्रामों में अंजनशलाका-म्रतिष्ठायें 
करवाई तथा चरितनायक को बोरीग्राम ( काबुआ ) और गुणदी (जावर) 


१६ ] श्रीमद विज॑ययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


ग्राम में भेज कर वि० सं० १९६१ फा० क्ृ० १ और मार्ग शु० १० सोमवार 
को क्रमशः प्रतिष्ठायें करवाई । 


(९) वि० सं० १९६२ में खाचरौद में चातुर्मास:-- 


मालवा में चीरोला एक प्रसिद्ध ग्राम है। एक बार एक कन्या के माता 
ओर पिता दोनों के द्वारा अलग २ सगाई कर देने के कारण कन्या के साथ 
विवाह करने के लिये दो वर, एक सीतामऊ से और दूसरा रतलाम से बरात 
सजा कर आ गये थे। कन्या सीतामऊ से आये वर के साथ विवाही गईं थी | 
इस घटना को लेकर रतल्लाम के श्रीसंघ ने जो मालवा में अधिक प्रभावशाली 
एवं सम्मानित संध है चीरोल्षा के संघ को ज्ञाति से बहिष्कृत कर दिया। 
इस घटना को लगभग श्रढ़ाई सौ वर्ष से भी ऊपर हो चुके थे । चीरोला- 
संघ ने ज्ञाति में आने के लिये अनेक बार ग्रयल्न किये थे, लाखों रुपयों का 
व्यय भी सहन किया था, अच्छे २ आचार्य एवं प्रभाविक पुरुष परिश्रम करके 
थक गये थे; परन्तु रतलाम-संघ ने अब तक किसी की नहीं मानी थी। 
रतलाम-संघ के विरोध में मालवा के अन्य नगरों के संघ भी कुछ करने का 
साहस नहीं कर सकते थे । गुरुमहाराज को महाग्रभाविक समझ कर चिरोला- 
संघ गुरु-सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी दुःखभरी कथा कह सुनाई । 
गुरुमहाराज ने चीरोला-संघ को आश्वासन दिया और अपने व्याख्यान में 
चीरोला-संघ के ऊपर महा श्रोजखी भाषण दिया । खाचरौद के संघ के ऊपर 
गुरुमहाराज के प्रभावशाली भाषण का श्रति ही प्रभाव पडा और समस्त दु।खों 
को भेल कर भी वह चीरोला के संघ को ज्ञाति में लेने को तैयार हो गया । 
उसने मालवा-प्रान्त के सम्बन्धित संघों को अपनी सम्मति एवं निश्चय से पत्र 
लिख कर अवगत किया | कई एक ग्राम, नगरों के संघों की अुकूल सम्मतियां 
प्राप्त हो गईं । इस ग्रकार मालवा-आन्त के प्रायः सर्व श्री संघों की सम्मति 
पर ही यह संगठन हुआ । सारे मालवा के संघ की सम्मति मिला कर 
संगठन किया । बस क्या था, ग्रुमहाराज ने उत्तम अवसर देख कर चीरोला- 
संघ के हाथों से खाचरौद संघ को मिश्री दिलवा दी और खाचरौद के श्रतिष्ठित 
पुरुष शाह नन्‍्दल्ालजी कावड़िया ने और जुन्नीलालाजी मुणोत ने चीरोला-संघ 
को ग्रीतिभोज देकर अपूर्व साहस एवं ज्ञातिसेवा का कार्य किया | चीरीला- 


श्री अभिवान राजेच््र-कोश' के प्रणेता महापंडित श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्रसूरी र जी 
महाराज अपने प्रियतम शिष्यों के साथ 





दायें से बायें 
ऊपर--श्रीमद्‌ विजयबनचद्रसूरिजी और उप[० मोहनविजयजी 
पक्त पर--श्रीमद्‌ विजयभूपन्द्रभूरिजी ओर श्रीमद विजययती न्द्रभूरिजी 
नोचे--त्रयोइड्मुनि लद्मीविजयजी और हपविजयजी 


७०४०४०१३॥७०४० >७७ ॥0--१2)४-)४- १४ स्तै७---६:७० 
॥.०४४०४३)७०७४-०५० >& १॥०)०४०४२ ०३ १5 स्‍ुछि.?..>७५ 
)200 ॥ 3०१2 
4!&0270॥2॥>ड्े ॥94>॥2]५ 2४७ [%०52]/2097४----०७७ ट॥2 'ऐे 
28 ॥ !३8 





%।४ फू |॥०ह्र] ॥8| (६४)६ 
॥०9]8 9 ]०2४[3/7%॥>02।4020०।2] 29 |६ 





8४ ५ |॥०४8] ॥28] [॥॥६ 
॥008# |७४४]) 9४२६ ४॥०॥०॥९] 20]|8 


गुर महाराज के साथ में दस चातुमोस [ ६५ 


संघ की ओर से आठ दिन तक प्रीति भोज हुवे. जिनमें आस-पास के मामों 
'के समस्त श्री संघ खाचरौद-श्री संघ के आग्रह से सम्मिलित हुये । गुर्महाराज 
का यश इस महसशाली कार्य से समस्त मध्यभारत में प्रसारित हा गया यार 
तसश्ात्‌ विहार में आप जिन ग्रामों में होकर निकलते थे वहां के श्री संव 
आपका अतीव ही सत्कार करते और बड़ी ही भक्तिमावनाओं से सेवा करते । 
इसी वर्ष गुरुमहाराज साहब की निश्रा में मुणोत चुन्नीलालाजी ने श्रीमन्नी- 
तीर्थ के लिये खाचरौद से संघ निकाला । चैत्र कृ० १० को गुरुमहाराज ने 
श्री संघ एवं अपने साधुमणडल सहित श्रीमक्षी-पार्वेनाथरत्रिंव के भक्तिमाव- 
पूर्वक दर्शन किये । 
(१०) वि० सं० १९६३ में वडुनगर में चातुर्मासः-- 

चातुर्मास के अन्तिम दिनो में गुरु महाराज को स्वास का रोग हश्रा 
ओर वह बढ़ता ही गया। खांस का रोग बढ़ रहा था, फिर भी श्राप दयालु श्री 
ने वड़नगर के संघ की माण्डवंगढ़ की यात्रा करने की भावनाओं को 
मान देकर शुभ मुहत्त में प्रयाण किया | १५ शिष्य एवं साधुझों का उस 
समय आपश्री के संग में समुदाय था। मार्ग में अनेक साध्विया भी आकर 
संग में सम्मिलित हो गई थीं। खास बढ़ता ही गया और ज्वर भी आना 
प्रारम्भ हो गया । फिर भी गुरु महाराज संघ के साथ यात्रा करते रहे । राज- 
गढ़ जब संघ पहुंचा गुरु महाराज को तीघ्रतर स्वांस ओर तीव्रतर ज्वर ने झा 
घेरा । उस समय तक 'राजेन्द्रकोष' का लेखन-कार्य भी समाप्त हो चुका था; 
प्रन्तु उसका प्रकाशन अवशिष्ट था। कोष के विचार ने गुरु महाराज को 
अधिक पीड़ित कर रखा था। मुनि श्रीदीपविजयजी तथा चरितनायक ने गुरु 
महाराज के दुःख का कारण समझ लिया । छेठे हुये संघ के समक्ष दोनों 
मुनिराजों ने कोष के प्रकाशन का भार ग्रतिज्ञापू्वक स्वीकार किया । बैठे हये 
हे भी भरसक आशिक सहयोग देने की प्रतिज्ञा की । इससे मरणासन्न 
गुरुदेव की आत्मा को सन्तोष हुआ और उसके तीन दिनों के पश्चात्‌ सुख- 
पूर्वक उन्होंने देह का त्याग किया। सोलह वर्षों में पूर्ण होने वाले महाविज्ञाल 
अभिधान-राजेन्द्रकोष' के भगीरथ प्रणेता गुरुदेव का निदान वि० सं० १९६३ 
पोष शु० ६ को स्वर्गवास हो गया । बड़नगर-संब अनाथ सा हो गया। 


महज 
बज 


शे८ ] श्रीमद्‌ विजययती नद्रतूरि--जीवन-चरित 


राजगढ़-संघ ओर आस पास के ग्रामों, नगरों के जेन संधों में गुरुदेव#के स्वर्गवास 
से भारी हाहाकार मच गया । पारानरेश ने भी जब यह दुःखद समाचार सुन! 
तो उन्होंने भी सवेदना प्रकट की ओर राज्य का लवाजमा भेजा | लगभग पचास 
से ऊपर ग्राम, नगरों के श्रीसघों ने मिलकर गुरुदेव का दाह-संस्कार किया । 


ऐसे महान्‌ परिडत एव तेजस्वी गुरुदेव का संग, सहवास, स्नेह, साह- 
चय्यं पाकर कौन कंकर शंकर नहीं बनेगा । चरितनायक तो जिज्ञासु, विनयी 
सुसंस्कृत, ग्रतिभासंम्पन्न, परिश्रमी, गुरु-आज्ञापालक थे ही । आप गुरु 
महाराज की निश्रा में बराबर उनके स्वर्गरोहणकाल पर्यत बने रहे ओर 
खाध्याय, विद्याभ्यास में अति उन्नति की । उपघानतप, प्रतिष्ठायें करवाने में 
प्रत्यक्ष अनुभव ग्राप्त किया । अनेक यात्रायें की तथा उनके साथ में छोटे-बड़े ग्राम- 
नगरों को स्पशे कर दूर २ श्रीसंंघों का अध्ययन किया । अभिषान राजेन्द्र 
कोष' का कार्य गुरु महाराज विहार और चातुर्मासों में एवं रोग, व्याधि 
आदि अनेक विष्न, बाधा, उपद्रवों को सहन करके भी अविरल्न और अश्षुर्ण 
गति से करते रहते थे । गरु महाराज के इस महत्‌ परिश्रम का प्रभाव चरित 
नायक पर अमिट और गहरा पड़ा, जो में अपने बारह वर्ष के परिचय में 
प्रत्यक्ष देखता आ रहा हूँ । आपश्री जब लिखने बैठ जाते हैं, तो अनेक 





[क ( कक [0२ 

# श्रीमद विजयराजेन्द्रतरिज्ी-- 

जन्म--वि ० सं० १८८३ पीष छु० ७ गुरुवार । 

जन्म-स्थान और वशपरिचय--भरतपुर ( राजस्थान ) ओसवालज्ञातीय परीक्षक 
गोन्नीय पिता ऋषभदासजी, माता केसरीबाई । मूलनाम-- रत्तराज । 

लघुदीक्षा--वि० सं० १९०३ वैशाख छु० ५ गुरुवार को भुनि हेमविजयजी के कर- 
कमलों से । 

बडीदीक्षा और उपाध्याय-पद--वि० स० १९०९ वैशाख झु० ३ सोमवार को 
उदयपुर में | 

पन्‍्यास-पदु--उदयपुर में । 

श्रीपूज्य-पदु--वि० स० १९२४ वैशाख छझु०५ छुधवार को आहोर नगर (मख्धरप्रान्त) 
से श्री विजयप्रमोद्सूरिजी के कर-कमर्लों से और विजय राजेन्द्रसूरिजी नाम रक्‍्खा गया | 

क्रियोदार--वि० स० १९२७ आपाद कृ० १० डुंधवार को जावरा में । 

निर्वाण--वि० सं० १९६३ पौष झ्ु० ६ झुक्रवार की रात्रि को आद बजे राजग 
( मालवा ) में स्वरगवास हुआ | 


गुर महाराज के साथ में दस चातुमास [ ३९ 


घरटे वीत जाते हैं; परन्तु आप की लेखनी नहीं रुकती | पाठकगण को 
मेरे कथन की सत्यता आरागे के पृष्ठों से ज्ञात होगी । 


गुरु महाराज चरितनायक पर सदा प्रसन्न रहते थे तथा इनकी बढ़ती 
हुई योग्यता एवं शक्ति पर अति भुग्ध रहते थे | वि. सं० १६६१ फाल्गुन 
क्ृ० १ को भावुआ-स्टेट के बोरी नामक ग्राम में और मार्गशीर्प शु० १० 
सोमवार को जावरा-स्टेट के गुणदी नामक ग्राम में चरितनायक ने गुरु थाज्ञा 
से प्रतिष्ठायें करवाई थी । इन प्रतिष्ठाश्रों में चरितनायक ने अपनी दक्षता एन 
योग्यता का अच्छा परिचय दिया था। गुरु महाराज को इन उक्त अवसरों से 
इन से अ्रति सन्तोप ग्राप्त हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है । चरितनायक 
ने वि० सं० १९६३ में तीन स्तुति की ग्राचीनता' नामक पुस्तक लिखकर 
अपनी तकंशक्ति एवं पारिडत्य का भी विशद्‌ परिचय दिया था। इस 
पुस्तक को पढकर सम्प्रदाय एवं साधुमएडल दोनों को चरितनायक के होन- 
हार होने का भी अच्छा परिचय मिल गया था। यह पुरतक १६ पृष्ठ 
की है तथा वि० सं० १६६३ में ही श्री खेताम्बराश्युदय राजेन्द्र जैन युवक 
मंडल', जावरा की ओर से प्रकाशित हुई है। आपने जेनागमों के उद्धरण तथा 
अन्य ऐतिहासिक ग्रथों के प्रमाण देकर तिस्तुतिसिद्धात की प्राचीनता पर इस 
में प्रकाश डाला है तथा तीनस्तुति तुर्यस्तुति से प्राचीन है इसमें सिद्ध किया 
है । पुस्तक छोटी होकर भी निर्णयात्मक दृष्टि से महत्तत की है एवं पठनीय 
है | यह ख्॒० गुरुदेव की जीवितावस्था में ही प्रकाशित हो चुकी थी और 


विकप 


उनके शुभाशीर्वाद को ग्रहण कर चुकी थी। 


४० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरितं 
अभिधान-राजेन्द्र-कोष' का संशोधन, 
संपादन ओर प्रकाशन 
० सं०१९६४ से वि० सं० १९७२ 


स्व० गुरुमहाराज श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी ने सियाणा (मरुपर- 
प्रान्त) में वि० सं० १९४६ में अभिषान राजेन्द्र-कोष' की रचना प्रारम्भ 
की और वह उन्होंने अथक परिश्रम उठाकर, श्रनेक विश्त-बाधाओं को सहन 
करके वि० सं० १६६० सूरत नगर में हुये चातुर्मास में समाप्त की । यह 
कोष जैन-वाड्मय में तो साहित्यमणि है ही; परन्तु भारतीय साहित्य में ही 
नहीं, संसार के साहित्य में उपलब्ध कोषों में आकार प्रकार से अद्वितीय एवं 
बहूपयोगी है । इस कोष में समस्त जैन-शास्त्र एवं आगम तथा आचार्यों के 
व्रिचित प्रामाणिक एवं उपयोगी ग्रंथों का समावेश किया गया है । कोष की 
संकलना इस प्रकार की गई है कि प्रथम ग्राकृतसंबन्धी शब्द लिखकर उसका 
संस्कृतरूप दिया गया है; तल्श्चात्‌ उसके लिंग, व्युत्पत्ति दिये गये हैं ओर 
फिर उसके होने एवं मिलने वाले अनेक अर्थ सम्रयोग-आधार, अध्ययन तथा 
उद्देश्यों के अंकनसहित आगमों के ग्रन्थातरों के उदाहरणसहित अवतरण दिये हैं 
तथा व्याख्यादि बड़ी ही कुशलता एवं योग्यतापूर्वक दी गई हैं। जहाँ २ 
शब्द के विस्तुत एवं बहु अधिकार आये हैं, वहाँ २ सूची दी गई है। फलत; 
कोई विषय ओर शब्द ओर उनका अर्थ तथा उनका मिन्न ग्रथ में भिन्न २ 
दृष्टियों से प्रयोग और प्रयोजन को समभने देखने में पाठकों को अति ही 
सरलता एवं सुगमता उसन्न हो गई है। समस्त जैन-धर्म-साहित्य इस कोष 
में प्रतिष्ठित हो गया है। इस कोष को जैन साईक्लोपीडिया भी कहां जाय 
तो कोई अत्युक्ति नही होगी; क्योंकि इसी एक कोष को लेकर कोई विद्वान्‌ 
जैनागमों का महत्वशाली एवं महोत्तम ज्ञान आ्राप्त कर सकता है । 


ऐसे महाशब्दार्णव कोष का जितना लिखना कठिन था, उतना ही 
उसका प्रकाशन भी सरल नहीं था । गुरुमहाराज का खांस्थ्य भी गिरना 


4] 
फ) 


प्प्टि 


प्र 


किट बे वमभर (९ 
डर | 


मरे ल्टीत 
$ 


ऊ+ 


शा गा रा 


छू 


24422203 
हुओ से -- 
ल्विबिजियजी 


जी 0) रे! 
0 
2४ 
"६ 





पु ते ट 
८2284: थी 
न्--प्जए्प्जे [306 हिल 


८ 
का 


विजयजी 
यजी 
अमृतविजयजी 
५ गुलाबबिजयजी ० 
26 2४४४४ 


अभिधान-राजेन्द्र-कोप का सम्पादन ( ४१ 


प्रारम्भ हो गया था तथा सूरत के चातुर्मास के पश्चात्‌ आप केवल तीन वर्ष 
ही जीवित रहकर वि० सं० १९६३ में खर्ग सिधार गये ओर फलतः कोष 
के प्रकाशन के लिये जेसी संतोषजनक व्यवस्था वन जानी चाहिए थी, वह 
इतने अल्प तीन वर्ष के काल में नहीं बन पाई । गुरुमहाराज में मालवा, 
मारवाड़ तथा गूर्जर-काठियावाड के इन समस्त नगरों के श्रीसथों की अपार 
भक्ति एवं श्रद्धा थी । ज्योंही गुरुमहाराज ने अपना खर्गगमन निकट समभा, 
उन्होंने कोष का ग्रकाशन का भार सुयोग्य मुनि दीपविजयजी और चरित- 
नायक पर वि० सं० १९६३ की पौष शु० तृतीया को वड़नगर एवं राजगढ़ 
के श्रीसंघों के समक्ष डाला और वे सुखपूर्वक तीन दिवस पश्चात्‌ पौ० शु० 
६ को खर्ग सिधारे । ज्योंही गुरुदेव के दाह-संस्कार से संघ निवृत्त हुये, सर्व 
संघों ने एकत्रित होकर ग्रुरुमहाराज के महापरिश्रम से बने अभिधान-राजेन्द्र- 
कोष' को मुनि श्री दीपविजयजी एवं चरितनायक के सम्पादकल में तुरन्त 
प्रकाशित करवाने का विचार किया | इस अवसर पर चरितनायक का गुरु- 
महाराज के जीवन, उनके साहित्य एवं विशिष्ट रूप से कोष पर लम्बा एवं 
सारगभित भाषण भी हुआ । गुरुमहाराज के निधन का तार, समाचार पाकर 
अनेक नगर, ग्रामों के संघ भी एकत्रित हो गये थे । सभी उपस्थित ग्रामों के 
श्रीसंघों ने यथाशक्ति कोष के प्रकाशन के लिये अर्थ-सहायता देने के वचन 
दिये । निदान कोष के प्रकाशन का प्रस्ताव सर्वाचुमति से खीकृत हुआ और 


सम्पादकत्व का भार मुनि श्री दीपविजयजी एवं चरितनायक को अर्पण 
किया गया। 


तत्पश्चात्‌ वि० सं० १६६४ में प॑ं० मोहनविजयजी, मुनिमए्डल और 
चरितनायक का चातुर्मास मालवा के प्रसिद्ध नगर रतलाम में हुआ । चातु- 
मसि-व्याख्यान में मुख्य वाचन अभिषान-राजेन्द्रकोष” का ही रहा तथा 
उसके प्रकाशन का प्रश्न बराबर चर्चा जाता रहा । निदान श्रावण शु० ५ को 
अभिधान-राजेन्द्र-कोष-प्रकाशक' कार्यालय की स्थापना शुभ मुह त्त में पं० 
मोहनविजयजी की निश्ना में चरितनायक की अबिरल प्रेरणा एवं लग्न से 
हुई और चातुर्मास के पश्चात्‌ श्री जेन प्रभाकर प्रिंटिंग ग्रेस' भी तुरन्त ही 
स्वृतन्त्र रूप से खोला गया और कोष के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया । 

६ 


४२ ] श्रीमद्‌ विजथयतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


चरितनायक ओर मुनि श्री दीपविजयजी दोनों अथक परिश्रमी मुनियों ने 
मिलकर कोष के प्रकाशन का कार्य वि० सं० १९७२ में समाप्त कर दिया। 
इन नव वर्षों के नव ही चातुर्मास तथा अन्य मासों में दोनों ही मुनिवर 
मुख्यतया कोष के प्रकाशन के कार्य को ही करते रहे और कोष जैसा अद्ि- 
तोय एवं उपयोगी था, वैसा ही उसका सुन्द्र एवं प्रामाणिक ढंग से सम्पादन 
करके उसको प्रकाशित किया । कोष का मुद्रण ग्रेट ओर पाई के थाइयों में बहुत 
बढ़िया रॉयल चार पेजी पत्र पर हुआ । कोष को वर्णों के अनुक्रम से विभक्त 
करके उसे सात भागों में निकाला गया । सात ही भागों के कुल पृष्ठ 
मिलाकर १०७४९ हैं, जिनका मूल्य भागक्रम से निम्नवत्‌ है । 





भाग वर्ण पृष्ठ संख्या मूल्य 
प्रथम ञ्र १०१६. रु० १४५ ० ० 
.. द्वितीय श्र ११९९ +» ३१ १ ० 
तृतीय इसेल १३७९ +% रेप ० ० 
चतुर्थ जसेन २७९६ ५ हैदे ० ९ 
पञ्चम पसेभ (६१६. ,, ३० ० ० 
पृष्ठ _ मसेव १४६६. + रैंट १ ९ 
सप्तम शसेह १२४४ # हैं ०९ 
७ भाग पूर्ण वर्णमाला १०७६ रु० २३७ ० ९ 


इस प्रकार श्रभिधान-राजेन्द्र-कोषष के मुद्रण का कार्य वि० सं० १६७२ 
में समाप्त हो गया । यह जानकर पाठकों को आश्चर्य होगा कि इतने ही वर्ष 
अर्थात्‌ नव वर्ष इस महाकोष के बंधारण में लग गये । वि० सं० १९८१ 
चैत्र कृष्णा मंगलवार को यह कोष पुस्तकाकार रूप में सर्व प्रकार से पूर्ण हो 
कर कई एक विद्वानों के कर-कमलों में पहुँचा और उनके मस्तिष्क, हंदव 
और नेत्रों के आनन्द को बढ़ाने में सफल हुआ । इस समय इस का मर्द 
घटाकर सर्वानुमति से रु० १५४) कर दिया है, जो अलब्प है । 





१९६४ 


के अवसर पर वि० सं० 


ए 


रतलाम चातुमास 


प्रीमद्‌ धमचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से नव चातुमोस [ ४३. 


अभिवान-राजेन्द्र-कोप' को देखकर कोई भी विद्वान उसकी सम्पादन- 
शैली, छपाई, सुन्दरता, आकर्षण की मुख्ध कंठ से प्रशंसा किये विना 
नहीं रह सकता | पट कैसा भी बहुमूल्य एवं सुन्दर क्यों नहीं हो, उसकी 
वस्तुतः सच्ची कीमत और उपयोगिता तो कुशल कारीगर के चातुग्य॑पूरँ 
व्यवहार एवं श्रम पर ही अवलम्बित है। ठीक इसी प्रकार अभिवान-राजेन्द्र- 
कोप' का संकलन ख० गुरुमहाराज के 5खर पारिडत्य, अनन्त उत्साह, 
अथक श्रम का परिणाम तो है ही, परन्तु चरितनायक एवं उनके सहयोगी 
सम्पादक मुनि श्री दीपविजयजी की तलरतापूर्ण कुशलता तथा योग्यतापूर्ण 
सम्पादकत्व पर भी निर्भर है। 


श्रोमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी' की आज्ञा से 
साहिदसेवी चरितनायक के नव चातुर्मास तथा कोप-कार्य 
ओर इस नववर्षीय काल में स्व॒रवित पुस्तकों का संज्षिप्त परिचय 
वि० सं० १९६४ से वि० सं० १९७२ 
छे 


१--आ्रपने बि० स॑ं० १६६४ में रतलाम में परिडत मोहनविजयजी* के 
साथ में चातुर्मास किया । इस चातुर्मास में काप का प्रकाशन-कार्य सोत्साह 
महोत्सवपृर्वक प्रारम्भ किया गया तथा चरितनायक ने अपना समस्त समय 





१, श्रमिद धनचन्द्रसारिज्ी-- 

जन्म--वि सं० १८९६ चत्र झु० ४ सोमवार | 

जन्मस्थान और बश्--किशनगढ़ ( मेदपाट ) ओशवाछज्ञातीय ककुचोपडागोत्रीय श्रेष्टि 
ऋडिकरणजी, माता अचछादेवी जी | मुछनाम-धनराज । 

यतिदीक्षा--त्रि० सं० १९१७ वैशाख छ० ३ गुरुवार को धानेरा ( पालनपुर-स्टेट ) 
में पं० श्री लन्‍्मीविजयजी के कर-कम्ों से । 

दीक्षोपसंपद्‌ ( क्रियोदारख्प )--वि० सँ० १९२७ आपाद कू* १० बुधवार को 
श्रीमद्‌ विजयगजेन्द्रसूरिजी के कर-फमलों से । 


४४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्‍्द्रसूरि--जीवन-चरित 


सामग्री-संशोधन, प्रफ का संशोधन तथा अन्य ऐसे ही कोष-सम्बन्धी कार्यों 
में बड़ी ततयरता एवं रुचि से लगाया । वर्ष का अवशिष्ट समय भी आपकश्री 
ने रतलाम के निकय्वर्ती ग्रामों में ही विहार करके व्यतीत किया, जिससे 
कोष के प्रकाशन में आपकी सहायता और देखरेख का लाभ सुलम रहे । 
श्रीमद्‌ उपा० मोहनविजयजी की आज्ञा से एलचीग्राम ( ग्वालियर-राज्य ) 
में इसी वर्ष पौ० शु० ११ को श्री पाइवनाथ-प्रतिमा की ग्रहजिनालय में 
आपभश्री ने प्रतिष्ठा की । 


२-आपने वि० सं० १६६५ में रतलाम में ही मुनि दीपविजयजी के 
साथ में दूसरा चातुर्मास किया । दोनों ही ग्ुनिवरों ने अपने स्तुत्य सहयोग 
से कोष के ग्रकाशन में अति ही सर्वाह्लीण प्रगति की । चरितनायक ने 
'भावनाखरूप' नामक सुपर-रॉयल १६ पृष्ठ की एक पुस्तक इसी संवत्‌ में 
लिखी, जिसको इसी संवत्‌ में ही श्री जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम में 
छुपवाकर श्री अमिधान-राजेन्द्र-कोष-कार्यालय, ने प्रकाशित की । इस पुस्तक 





वड़ी दीक्षा-वि० सं० १९२५ कार्तिक छु० ५ खाचरोद में | 
उपाध्यायपदु--वि० स॒० १९२७ मार्गशीप छु० ५. ,, । 

सूरिपद--बि० स० १९६५७ ज्येष्ठ छ० ११ छुधवार जावरा में तथा श्रीमदू धनचंद्र- 
सूरि नाम रखा गया। 


स्वगौरोहण--वि० सं० १९७७ भाद्र झु० १ को बागरा ( मरुघर ) में । 


श्रीमद उपा० मोहनविजयजी-- 


जन्म--वि० स० १९२२ भाद्व कृ० २ बुधवार । है 

जन्मस्थान और चंश--साहुझा ( मरुघर ) त्राह्मणज्ञातीय पुरोहितशाखीय पिता 
बृद्धिचंद्रजी, माता लट्ष्मीदेवी । खनाम--मोहनचद्र । 

रुघुदीक्षा--वि० सं० १९३३ माघ झु० २ गुरुवार को जावरा में-नाम मोहनविजयजी । 

बडीदीक्षा--वि० स० १९३९ सार्ग क्ृ० २ कुक्षी ( मालवा ) में । 

पन्‍्यासपद्‌ वि० सं॑० १९५५ फाल्गुन शु० २ शिवगज ( सिरोहीस्टेट ) में । 

ह उपाध्यायपदू--वि० स« १९६६ पौष शु० < बुधवार को राणापर ( क्षाइआस्टट ) 

में श्रीमद्‌ धनचंद्रसूरिजी के कर-कमल्ों से । है 

स्वर्गौरोहण--वि० सं० १९७७ पौष झ्ु० ३ बुधवार को कुक्षी (नेमाड-माल्वा) में। 


चरितनायक मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी महाराज 





[५4 ॥/2/ 507 62% 97% $८ ४० 0५८७० 
कु हर ढ 
रतलाम चातुमास के अवसर पर वि० से> १९६७ 


श्रीमदू धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से नव चातुमास [ ४५ 


में अनित्यादि वारह भावनाओं का अत्यत्प खरूप अच्छा वर्णित किया गया 
है। वेराग्य विषय पर यह एक अच्छी पुस्तक है। चातुर्मास के पश्चात्‌ भी 
आपभ्री निकटय्वर्त्ती स्थानों में ही विचरण करते रद्दे ओर कोप के प्रकाशन की 
वारा को अ्रक्षुएण वनाये रखा। आपने शेष सप्त चातुर्मास निम्नवत्‌ किये । 


" ३--वि० सं० १६६६ में रतलाम में चातुर्मास भ्नि दीपविजयजी 
के साथ में किया । 


४-- वि० सं० १६६७ में मन्दसौर में चातुर्मास स्वृतन्त्र रूप से किया। 


५--वि० सं० १९६८ में रतलाम में चातुर्मास ५० मोहनविजयजी 
के साथ में किया । 


६--वि० सं० १६६६ में वागरा (मरुधर ) में चातुर्मास पं० 
मोहनविजयजी के साथ में किया । 


७--वि० सं० १६७० में आहोर ( मरुधर ) में चातुर्मास पं० 
मोहनविजयजी के साथ में किया । 


८--वि० सं० १९७१ में जावरा में चातुर्मास मुनि दीपविजयजी के 
साथ में किया । 


९--वि० सं० १९७२ में खाचरौद में चातुर्मास मुनि दीपविजयजी 
के साथ में किया । 


उपरोक्त नव चातुर्मा्सों में कोष का कार्य ही मुख्यतया आपमश्री करते 
रहे । फिर भी योग्यवर्य मनि श्री दीपविजयजी के साहचर्ये से तथा पं० मोहन- 
विजयजी के सुखद एवं शातिपर्ण सम्पर्क से आपश्री को मालवा एवं मारवाड़ 
के नगरों तथा उनके श्रीसंधों का सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अध्ययन 
करने का सुअवसर ग्राप्त हुआ । वि० सं० १९६७ बै० शु० ३ को आपश्री ने 
उपा० मोहनविजयजी की आज्ञा से मामटखेड़ा (जावरा) में मृ० ना० श्री चन्द्र- 
प्रभ्खामी आदि तीन ग्रतिमाओं की अ्तिष्ठा की । चरितनायक की तत्त्वावधानता 
में आहोर में वि> स० १९७१ में प० सा० मानश्रीजी ने मिन्नमालवास्तत्य 


४३१ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


मलाणीगोत्रीय ताराचन्द्रजी की धर्मपल्नी केसरबाई को जैन दीक्षा प्रदान 
की ओर मगनश्री नाम रक्‍्खा | तत्पश्चात्‌ आपश्री ने मालवा की ओर 
विहार किया । 


चरितनायक ने वि० सं० १६७१-७२ में चार पुस्तकें 'गौतम- 
पृच्छा' श्री नाकोड़ा-पारवेनाथ' 'सत्यवोधमास्कर' और 'जीवनग्रभा' ' नामक 
लिखकर प्रकाशित करवाईं । 


गोतम-पएच्छाः--रचना सं० १९७०, आकार डेमी १२ पृष्ठ,-[० स० 
२४, ग्रतियां १००० इस पुस्तक को श्री सोधमंबृहत्तपागच्छीय जेन-संघ', 
रतलाम ने जेन-पमाकर ग्रेस, रतलाम में छुपवाकर वि० सं० १९७१ में 
प्रकाशित की । 'गौतम-पएच्छा ( प्राकृत )' का यह हिन्दी-भाषानुवाद है। 
इस छोटे से ग्रंथ में फलाफल पर विचार करके कर्मों का पता बताया गया 
है । जैसे कोई मनुष्य कुबड़ा, अधथा, अपंग, दीन, दुःखी, दरिद्र आदि हैं 
अथवा धनी, यशखी, सुखी, बहुपरिवारी, स्वस्थ, सम्पन्न है-किन पूर्व झलों 
का यह परिणाम है का इस ग्रंथ में अच्छा विवेचन है। द्वितीय थआ्रावृत्ति में 
इसकी ४००० ग्रतियां जासेलगढ़वास्तव्य श्रे० खरुपचन्द्र हुक्‍्माजी की श्रोर 
से और तृतीयाबृत्ति में १००० ग्रतियां पुनः श्री सोधमंबृहत्तपागच्छीय जन 
संघ', रतलाम की ओर से प्रकाशित हुईं । पुस्तक की उपयोगिता इसी पे 
सिद्ध हो जाती है। 


श्री नाकोड़ा-पार्शनाथ--रचना सं० १९७०, शआाकार डेमी १२ 
पृष्ठ, प० सं० ६०, प्रतियां ७०० । यह पुस्तक सियाणा (मरुपर-राजस्थान) 
वास्तव्य श्रे० शा० वनेचन्द्र धूपाजी पनमचन्द्र की श्रोर से श्री जेन-अभाकर- 
प्रेस' रतलाम में वि. सं. १९७१ में छुपकर प्रकाशित हुईं। श्री नाकोड़ापार्ख- 
नाथ' नामक तीर्थ जोधपुर-स्टेट के मालानीम्रदेश में बालोतरा रेल्वे-स्टेशन के 
निकट में श्रति प्राचीन एवं गौरवशाली है। इस पुस्तक में इसी तीर्थ का 
इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से वर्णन है। इतिहास-सामग्री को एकत्रित 
करने की इ्छा रखने वालों के लिये यह उपयोगी पुस्तक है । 


श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से नव चातुमास [ ४७ 


श्री सत्यवोधभास्कर--रचना सं० १६७०, आकार डेमी १२ 
पृष्ठ, पृ, सं, १६२ । यह पुस्तक वि. सं. १९७१ में “श्री जैन प्रभाकर-प्रेस', 
रतलाम में छुपकर वागरा ( मरुपर-राजस्थान ) वास्तब्य ग्राग्वाटज्ञातीय श्रे. 
जवानमल नथमल राजाजी की ओर से प्रकाशित हुईं | यह पुस्तक मूत्तिपजा- 
विपयक है। मूर्तिषजा शास्त्रोक्त ही नही, वरन ज्ञानग्राप्ति को अनेक कक्षाश्रों 
में अपना महत्वपर्ण स्थान रखती है--सिद्ध किया गया है । खण्डनकर्त्ताओ्रों 
के लिये इसमें अ्रच्छी शिक्षा हैं। अतिरिक्त इसके शास्त्राभ्यास, व्याकरण 
ज्ञान की आवश्यकता ओर शास्त्रार्थ के उच्द्य पर भी इसमे अच्छा 
विवेचन है । 


जीवनप्रभा--रचना सं, १९६९, आकार-क्राउन १६ एष्ठ, पृ. से 
४४, प्रतियाँ १५०० । यह पुस्तक अति बढ़िया कागज पर श्री निर्णयसागर 
प्रेस, वम्बई में बागरावास्तव्य ग्राग्वाट्ज्ञातीय शाह, जवानमल चमनाजी गुल- 
वाजी धूड़ाजी, वृद्धिचन्द्र समर्थभल की ओर से वि, सं, १९७२ में प्रकाशित 
हुईं है। इसमें विदृदृशिरोमणि, भगीरथग्रयत्नकर्ता, अभिवान-राजेन्द्र-कोप' के 
प्रगेता, समयज्ञ, क्रियोद्धारक, महातपस्री श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि के जीवन 
की महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं, कथा-कोपों का, 
सामाजिक एवं धार्मिक सेवाश्रों का तथा उनके धार्मिक एवं तपखी जीवन का 
वर्णन है । श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज ने जैन-समाज में फैली हुई तथा जड़ 
जमाई हुईं मिथ्या देवी, देवियों की उपासना, पूजा का घोर विरोध करके 
शुद्ध ईश्वरोपासक मार्ग का प्रचार किया था तथा पुनः तिस्तुति का प्रचार 
किया था आदि उनके जीवन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं और विशेष- 
ताओं का इसमें संक्षेप में चरितनायक ने अच्छा वर्णन दिया है । 


उपरोक्त पुस्तकों के रचना-संवत्‌ एवं प्रकाशन-संवतों से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि ज्यों २ अभिधान-राजेन्द्र-कोष' का अ्रकाशन-कार्य समाप्ति पर 
आने लगा, त्यों २ चरितनायक के मस्तिष्क में रचना करने के भाव जाग्रत 
होने लगे । भाषा में पुष्ठता एवं विचारों में ,शुद्धता तथा भावों में सरलता जो 
आज आपकी समस्त रचनाश्रों में देखी जाती है--इन सब का जन्म अथवा 


४८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


पोषण अभिधान-राजेद्ध-कोष' के संपादन-कार्यकाल में ही हुआ ऐसा माना 
जाना भी असंगत नही है। अभिधान-राजेन्द्र-कोप' जैसे मगीरथकार्य में सहयोग 
देना ओर वह भी एक नवीन, अननुभवी विद्वान के लिये प्रथम अनधि- 
कार चेष्ठा अथवा प्रयास ही कहा जा सकता है; परन्तु जब ऐसा प्रतिमा- 
सम्पन्न व्यक्ति ऐसे कठिन कर्म में पार हो जाता है, तब वह शोभा, कीर्ति, 
यश का ग्राप्त करने वाला मात्र ही नहीं होता, वरन्‌ महान्‌ परिश्रमी, विविध 
विषयों का ज्ञाता, ज्ञान और अनुभव का मण्डार बन जाता है, ऐसा मानना भी 
असत्य नहीं है। चरितनायक की साहित्यिक सेवाओं से आगे जा कर यह 
मत अधिक सिद्ध हो जावेगा । 


शक्ति जप ं्जिपिननलननन-्स2«न्>9», 


आधार धनचंद्रसरिजी एवं उपाध्याय श्रीमद मोहनविजयजी 
को आज्ञा से चरितनायक के पांच चातुर्मास 
वि० सें० १९७३ ते १९७७ पणयन्त 
छ 
१०- वि० सं० १९७३ में आहोर में चातुर्मास-- 


खाचरौद में चातुर्मास पर्य्यन्त निवास करके चरितनायक ने मर्थर- 
भूमि की ओर प्रयाण किया। मार्ग में अनेक ग्राम, नगरों को पावन करते 
हये सिरोही-राज्य के सिरोड़ी आम में ज्ये० शु० १ गुरुवार को श्री पार्वेना4- 
जिनालय और बामनबाड़-जिनालय के खर्णदरदध्वजों की प्रतिष्ठा ओर 
श्रीआ्दिनाथ-चरण-युगलों और चक्रेशवरीदेवी तथा अंविकादेवी की श्रति' 
माओ्रों की अंजनशलाका-ग्रतिष्ठा की । सिरोही-राज्य से आपश्री मरुषर-भूमि 
पधारे । श्राहोर में आपश्री का चातुर्मास हुआ । इस चातुर्मास में आपश्री के 
सदुपदेश से आहोर में अनेक महत्तपूर्ण धार्मिक काये हुयेः-- 


आहोर जोधपुर-राज्य के असिद्ध एवं समृद्ध नगरों में पे है | यहाँ 
राठोड़वंशीय क्षत्रियों का भूमिव्व है। जागीर की राजधानी खर्य आहरि है । 


श्रीमद्‌ घनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से अन्य पाँच चातुमोस.[ ४९ 


यहाँ जैनियों के लगभग ६५० घर हैं । अधिकांश जैन बम्बई और उसके 
आसपास के नगरों में वड़ी २ फर्मों के खामी हैं । 


( क ) श्रे० मुथा चमनमल डूगाजी ने रु० २७००) के मूल्य से 
ख० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि महाराज की संगमरमर-प्रस्तर की स्मारक- 
छत्नी वनवाना खीकृत किया। 


( ख ) श्री वावनजिनालय-गोड़ी-पाश्वनाथ में चाँदी का रथ और 
रूपा के खप्न बनाने के निमित्त प्राग्वाव्ज्ञातीय शा० नथमत् लाला जी ने 
रू० ४५८००) प्रदान किये । 


( ग ) स्थानीय देवपीढ़ी को श्री पर्यषणपत्व के शुभावसर पर चरित- 
नायक के सुप्रभाव से रु० १७०००) की आय हुई । 


श्रतिरिक्त इन उपरोक्त धर्मकृत्यों के नगर में ८० (अस्सी) अड्टाइयां 
हुईं । जिनमें अद्टाई करनेवालों के माता, पिता, पति एवं संरक्षकों ने सहसरों 
रुपयों का सदृव्यय किया । आंबिल, उपवास, बेला, तेला आदि तपस्यायें, 
छोटी-बड़ी पृजायें और नवकारशियां तो अनेक हुईं । 


चरितनायक ने व्याख्यान में “श्री अभिधन-राजेन्द्र-कोष' का तृतीय 
भाग ओर भावनाधिकार में 'पारडव-चरित' का वाचन किया । सर 


गुणानुरागकुलक की टीकाः--अवकाश में आपश्री ने श्री जिन- 
हर्षगणीकृत 'गुणानुरागकुलक' नामक प्रसिद्ध प्राकृत अन्थ की संस्कृत छाया 
के साथ उसका शब्दार्थ और भावार्थ तथा विस्तृत विवेचन लिखा। इस ग्रन्थ का 
आकार चरितनायक की लेखनी को पाकर कई गुणा वढ गया है । भ्रेसे ग्रन्थ 
भी जैन साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों में से है । मनोविकार एवं मानसिक संतापों 
से मुक्ति पाने के लिये यह अन्य अचूक झौषध का कार्य करता है। इस ग्रंथ 
के विवेचन एवं सम्पादन को देखकर चरितनायक की ठोस योग्यता एवं 
बढ़ती हुईं साहित्य-सेवा-रुचि का विशद्‌ आभास मिलता- है । चातुर्मास पूर्ण 
होने पर आपश्री अनेक ग्राम, नगरों में विचरे ओर भाविक जनों को अपने 
सदुपदेशों से अति लाभ पहुँचाया ० 


कि 


५० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
११--वि० सं० १९७४ में सियाणा में चातुमौस--- 


इस वर्ष का चातुर्मास सियाणा नगर में हुआ । सियाणा जागीर की 
राजधानी है। यहाँ भी राठोड-क्षत्रियों का भूमित्व है। नगर की जन-संख्या 
लगभग चार सहस्र॒ है। जैन घरों की संख्या लगभग चार सौ है। सर्व 
ही जेन समृद्ध एवं कुशल व्यापारी हैं। मालवा, मध्यभारत, बम्बई श्रौर 
दक्षिण के प्रान्तों के प्रसिद्ध नगरों में इनकी दुकानें हैं। तात्पर्य यह है कि 
सियाणा अपने धन और वैभव के लिये अधिक प्रसिद्ध है । यहां के श्रीसंघ ने 
चातुर्मास में द्रव्य का श्रच्छा व्यय किया । बागरा, आकोली, डूडसी, जालोर, 
बाकरा, मोदरा, भीनमाल के संघ चरितनायक के दरशनार्थ आये, उनकी 
मिष्ठान्न भोजनादि से अ्रच्छी सुश्रुसा की। चरितनायक ने व्याख्यान में 'श्री सूब- 
गडांगजीसूत्र ( सटीक ), तथा भावनाधिकार में “विक्रमपञ्चदण्डचरित' का 
वाचन करके श्रोतागणों को संसार की असारता, धर्म श्रोर उसका खरूप, 
मुक्ति श्रोर उसका मार्ग आदि विभिन्न विषयों को समझाये। चातुर्मास मैं 
हुये धर्म-कृत्य निम्न प्रकार है।+-- 


( के ) महाश्रुतस्कंपोपधानतपाराधन-इस अवसर पर निकट एवं 
दूर के अनेक ग्रामों, नगरों से आये हुये लगभग २०० व्यक्तियों ने तपाराधन 
किया । सियाणा के श्रीसंघ ने बड़ी तत्परता एवं भक्ति से उन सब का धार्मिक 
विधि-विधानानुसार रहने-सहने, खान-पानादि का सुग्रबन्ध किया। इसमें 
त्गभग रु० १५०००) ( पन्द्रह सहर्त ) का व्यय हुआ । तपस्वियों की 
ओर से अनेक प्रकार के बर्तनों आदि की प्रभावनायें हुईं । 


(ख ) सियाणा के श्रीसंघ ने कोपमुद्रण-कार्य में रू० ३६००) 
की आर्थिक सहायता ग्रदान की । 


- . चचातुर्मास के पश्चात्‌ सियाणा से आपश्री विहार कर के अलुकम से 
सिरोही-राज्य में विचरे ? इसी वर्ष विजयधनचन्द्रसरिजी की आज्ञा से आपश्री ने 
मार्ग शु० १० को उथमणग्राम में एक छोटे जिनालय में श्री पार्खनाथादि 
बिंबों की प्रतिष्ठा की । शिवगंजनिवासिनी सद्दीबाई श्राविका ने यह महोत्सव 
उजमा था । 


श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से अन्य पाँच चातुमोस [५१ 


गुणानुरागकुलक का प्रकाशनः--इसी वर्ष चरितनायक द्वारा 
लिखी गईं गुणानुरागकुलक' नामक पुश्तक का वागरावास्तव्य प्राग्वाव्ज्ञातीय 
शा० मोतीजी दलाजी की ओर से श्री जेनग्रभाकर ग्रेस, रतलाम में प्रकाशन 
हुआ । पुस्तक का आकार क्राउन १६ पृष्ठीय, ४० सं० ४८७ ओर 
प्रतियां ४०० । 

इसकी द्वितीय आवृत्ति सियाणावास्तव्य शा० भीमाजी छंगनलाल 
ने श्री आनन्द ग्रिंटिंग प्रेस', भावनगर से वि० सं० १९८५ में प्रकाशित कीं । 
आकार डेमी अष्टशष्ठीय, एछ सं० ३९६, सजिल्द, ग्रतियाँ ५००। 
११--वि० से० १९७९ में भीनमाल में चातुमास:-- 

इस वर्ष का चातुर्मास मरुवर-प्रदेश के अति प्राचीन एवं प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक नगर भीनमाल में हुआ । भीनमाल के पुष्पमाल, रलमाल, श्रीमाल 
आदि अनेक ऐतिहासिक नाम हैं । प्रत्येक नाम का ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
महत्त्व है। यह नगर सैकड़ों वर्षों से पूर्व भी भारत के अति प्रसिद्ध नगरों में 
गिना जाता है इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस नगर का अनेक वार विध्वंस 
हुआ । आज यह नगर यद्यपि खरिडित एवं दुरावस्था में है, फिर भी इसकी 
प्राचीनता एवं इसके प्राचीन गौरव और इसकी आचीन अतिष्ठा को सिद्ध 
करने वाले अनेक स्थल, धर्मवाम, खण्डहर आज भी विद्यमान्‌ हैं । 


चरितनायक ने व्याख्यान में उत्तराध्यननसत्र' (लक्ष्मीवल्ठ॒भीटीका) 
और भावनाविकार में “चन्द्र-चरित्ररास' का वाचन किया । थराद, धानेरा, 
दूधवा, धाणशा, वागरा, सियाणा, जालोर, आहोर आदि नगरों से श्रीसघ 
चरितनायक के दर्शनार्थ आये । अनेक खामीवात्सल्य, प्रीतिभोज, पूजा, 
प्रभावनायें हुईं। मीनमाल के श्रीसंघ ने कोष-मुद्रण के कार्य में रु० १८० ०) की 
आधिक सहायता ग्रदान की । 

लघुचाणक्यनीति का हिन्दी-अनुवाद--इस वर्ष के अवकाग- 
समय में चरितनायक ने 'लघुचाणक्यनीतिग्रंथ! का हिन्दी में अनुवाद किया । 
चाणक्यनीति वैसे जगत्‌-असिद्ध है। अनुवाद करके चरितनायक ने उसकी 
उपादेयता को अधिक व्यापकता प्रदान की । 


५२ ] श्रीमद्‌ विजययती स्रसूरि--जीवन-चरित 


'... भीनमाल् में चातुर्मास पूर्ण करके चरितनायक उसके आस-पास के 
ग्रामों में विचरण करते रहे । एक समय भीनमाल के आस-पास का प्रदेश 
जांगल कहलाता था । इस प्रदेश के निवासियों का रहन-सहन और खान-पान 
सरल, साधारण और नगरों की चमक-दमक से दूर है। अधिकांश लोग 
अपढ़ हैं | धर्म के तो ये बड़े श्रद्धालु होते हैं, परन्तु धर्म-सम्बन्धी दैनिक 
क्रियाओं के पालन करने में सरल एवं भोले हृदय के हैं । देव-देवियों में 
इनकी अधिक आस्था रहती है । चरितनायक ने उनको पधर्म-सम्बन्धी दैनिक 
क्रियाओं का सच्चा खरूप समझाया तथा देव-देवियों की कतिपय मिथ्या 
मान्यताओं के विरुद्ध प्रचार कर के शुद्ध जिनेश्वरभक्ति की स्थापना की । 


श्री चमनअश्रीजी की दौक्षा 
बीजापुर ( गोड़वाड़-मरुघर ) नगरवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० 
रायचन्द्रजी की धर्मपत्ली केसरबाई को जो बीजापुरवास्तव्य प्रा० ज्ञातीय 
खुशालचन्द्रजी की पत्नी जसीबहिन की कुक्षी से उस्नन्न हुई थी चरितनायक 
ने वि. सं. १९७५ फाव्गुण शु० ३ के दिन बीजापुर में लघुदीक्षा दी श्रोर 
चमनश्री नाम रक्खा तथा उनको पृज्यामानश्रीजी की शिष्या बनाया गया। 


१३--वि० सं० १९७६ में बागरा में चातुर्मास:--- 

इस वर्ष का चातुर्मास श्रीमद्‌ विजयधनचन्द्रसूरिजी की श्राज्ञा से 
बागरा (मरुपर) में हुआ । बागरा जोधपुर-राज्य के जालोर (जाबालीपुर) 
प्रगणा में अति असिद्ध पुर है । यहाँ की कुल जन-संख्या लगभग ३००० 
है.। जैन-बरों की उपस्थिति लगभग २५० परों की है । सर्व ही जेनब्धु 
सम्पन्न हैं । दक्षिण भारत के गोदावरी-जिले में अधिकाश जनों की बड़ी ९ 
हुकानें हैं बागरा श्रीमंतों का ग्राम है । दिल्ली में आगरा, जाल्नोरी में 
बागरा', दूर २ तक यह कहावत प्रसिद्ध है। 

चरितनायक ने व्याख्यान में अमिधान-राजेन्द्र-कोष' और भावना- 
घिकार में “विक्रमपंचदरडचरित' का वाचन किया | तप, ब्रत, उपवास, 
अ्द्टाईयां अधिक संख्या में हुई । श्रीतिमोज, पूजा, अ्रभावनाओं की सराहनीय 
धूम रही । 


श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी की आज्ञा से अन्य पाँच चातुमोत..[ ५३ 


वागरा के श्रीसंघ ने कोप-मुद्रणु-कार्य में र.१००००) की आर्थिक 
सहायता देना खीकार किया । 


वागरा में स्व० वर्जिगजी सद्दाजी कर्मग्रन्थ के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होंने 
कर्मबोध-प्रभाकर नामक एक ग्रंथ लिखा है। कर्मविषयसम्बन्धी ग्रन्थों में 
इनके अंथ का भी अच्छा ऊँचा स्थान है। चरितनायक ने उपरोक्त ग्रन्थ की 
प्रेस-कापी तैयार करने में तथा उसके प्रुफ-संशोधन में भूरि २ सहायता दी । 
लघुचाणक्यनीति' की प्रथमावृत्ति भी इसी सम्बत्‌ में बागरावास्तव्य प्राग्वाट- 
ज्ञातीय श्री० डालचन्द्र चमनाजी की तरफ से प्रकाशित हुई | आकार डेमी 
१२ पृष्ठीय, पृ० सं० ६४, प्रतियां १००० । 


चातुर्मास पर्ण करके आपश्री बागरा से विहार करके प्रार्मों में 
विचरते हुये सिरोही पधारे । सिरोही देवड़ावंशीय राजाओं की राजधानी है । 
रोही-रियासत राजस्थान की अति गौरव एवं सम्मानित रियासतों में से 
है। यहाँ जेनियों की आवादी लगभग ५०० घरों की है | चरितनायक की 
दिव्य प्रतिभा, अ्खर कांति एवं कुशल व्याख्यान-शैली तथा पारिडत्यपूर्ण 
विषय-पतिपादन से वहाँ के श्रावक अति मुग्ध हुये । उनकी परम भक्ति के 
कारण चरितनायक को सिरोही में ढ़ाई मास पर्य्यन्त ठहरना पड़ा । इस समय 
में चरितनायक ने अनेक श्रावकों को सामायिक, ग्रतिक्रमण के सूत्र भर 
विधि-विधान याद करवाये । आगामी चातुर्मास के लिये भी वहाँ के सर्व 
जनों का श्रत्याग्रह रहा; परन्तु बागरा में श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी के अति 
रु होने के ज्योंही आपश्री को अशुभ समाचार प्राप्त हुये, सिरोही से 
वागरा के लिये विहार करना पड़ा और आपका वि० सं० १९७७ का चातु- 
मस भी वागरा में ही हुआ। 


श्री पुण्यश्रीजी की दीक्षा 


चरितनायक सिरोही से वागरा लौटे, उसके कुछ दिनों पश्चात्‌ 
श्रीमद्‌ घनचन्द्रयुरिजी का स्वास्थ्य कुछ कुछ आशाजनक प्रतीत होने 
लगा था। सूरिजी ने चरितनायक को भेसवाड़ा में हरजीनगर-वास्तव्य 
प्राव्वाट्ज्ञातीय अचलदासजी की पत्नी भली बहिन जो भेसवाड़ा- 


५४ ] भीमदू विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


वास्तव्य प्रा ०ज्ञातीय ईंदाजी की पत्नी भूतिबहिन की कुक्षी से उत्पन्न हुईं थी को 
लघुदीक्षा देने के लिये भेजा । आपश्री ने भेसवाड़ा को पदार्पित करके वि० 
सं० १९७७ वैशाख शु० २ को शुभ मुहूत्त में भल्ी बहिन को लघुदीक्षा 
प्रदान की ओर पुर्यश्री नाम रख कर उसको पू० मानश्रीजी की शिष्या 
बनाया । इस कार्य से निवृत्त हो कर आपश्री पुनः बागरा पधारे। 


१४--वि० सं० १९७७ में बागरा में चातुमौसः--- 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है श्रीमद्‌ धनचंद्रसूरिजी महाराज के 
रोगी होने के कारण इस वर्ष भी चरितनायक को बागरा में ही चातुर्मास 
करना पड़ा । चरितनायक ने रुग्ण आचाये की तन-मन 
श्रीमद घनचन्द्रतारिजी से सेवा-सुश्रषा की । परन्तु भवितव्यता को कौन मिठय 
ओर उपा० मोहन- सकता है। अनेक कुशल वेद्यों, मरुधर के प्रसिद्ध राज- 
विजयजी का स्वर्गवासकीय डाक्टरों के प्रयल्ल भी निष्फल सिद्ध रहे और 
बि० सें० १९७७ अंत में १९७७ के भाद्रपद शु० १ के रोज रात्रि के 
आठ बजे वे खर्ग को सिधार गये । श्रीमद्‌ पनचंद्र- 
सूरिजी महाराज अपने निर्मल व्यवहार एवं मोहिनी वाणी के लिये अधिक 
प्रसिद्ध थे । इन गुणों के कारण वे धर्म की सेवा करने में अधिक सफल हो 
सके थे । श्रीधनचंद्रस रि-जीवन-चरित्र में! आपकी सेवाओं का विशद्‌ वर्णन 
है। इसी वर्ष कुक्षीगगर ( मालवा ) में उपाध्याय मोहनविजयजी का पौ५ 
शु० ३ बुधवार को खर्गवास हो गया । चरितनायक को इन दोनों 
मृत्युओं से बड़ा भारी आवात पहुँचा । श्रीसंघ की क्षति तो अवर्णनीय है ही । 

दोनों खर्गस्थ मुनिवरों की आपश्री पर श्रति ही क्ृपाभरी दृष्टि थी । 


भुनिराज दीपविजयजी की आज्ञा से दो चातुर्मास [ ५७ 
मुनिराज दीपविजयजी की ग्ाज्ञा से दो चातुर्मास 
ओर जावरा में पदोत्सव 


वि० सं० १९७८ से वि० सं० १९८१ पर्यन्त 


€&छ 
१९--वि० सै० १९७८ में रतराम में चातुर्मीस--- 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज के साधु-समुदाय में से श्रीमद्‌ धनचंद्र- 
सूरिजी ओर उपा० मोहनविजयजी के थोड़े २ अन्तर पर घटे निधनों 
से सम्प्रदाय में एकदम निराशा छा गई। 


मुनिराज दीपविजयजी और चरितनायक पर सम्प्रदाय का समस्त 
भार आ पड़ा । चरितनायक वागरा से विहार करके अनेक ग्राम, नगरों के 
निराशागत श्रीसंघों को सान्वना और सदुपदेश देते हुये मालवा-प्रान्त में 
पधारे । मालवा की ओर विहार करने का कारण यह था कि अ्रव अभिषान- 
राजेन्द्र-कोष' का मुखएष्ठसंवन्धी कार्य प्रारम्भ होने वाला था । ऐसे महान 
कोष के मुख-बंधारण के समय अनुभवी एवं कुशल विद्वान का उपस्थित 
रहना आवश्यक है। एतदर्थ आपश्री का इस वर्ष का चातुर्मास रतलाम में 
ही हुआ | चातुर्मास में आपश्री कोष-सम्बन्धी कार्य का निरीक्षण करते रहे । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ आपश्री मालवा के ग्राम्ों में विचरे | मुनिराज दीप- 
विजयजी की श्राज्ञा से इसी वर्ष आपशभ्री ने जावरा-राज्य के संजीत आम 
में मार्ग० शु० ६ को मृ० ना० श्री चिन्तामणि-पार्वैनाथ-प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा की । 


जन्ममरणबतक-निर्णयः--इस ग्रंथ का नाम और रचनाकाल 
तथा उपरोक्त दोनों निधनों का समय और उनसे घटे सम्प्रदाय में 
शोक ओर उदासीनता पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ को 
लिखने की भावनायें चरितनायक के मस्तिष्क में इन दोनों असझ्य निधनों 
के कारण उत्पन्न हुईं और वे पुस्तकरूप में बहिर्गत हुईं | पुस्तक की रचना 


५६ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


वि० सं० १६७८ में हुई और श्री अभिधान-राजेन्द्र-कार्यालय', रतलाम की 
ओर से उसी वर्ष प्रथम बार प्रकाशित भी हो गईं) चरितनायक ने जत्म- 
मरण-सूतक-विषय का अ्रध्ययन श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी से ही किया था। 
उसी अध्ययन के आधार पर इसकी रचना हुई है । 


१६--वि० सं० १९७९ में निम्बाहेडा में चातुमौप्त-- 

मुनिराज दीपविजयजी के आदेश से इस वर्ष का चातुर्मास चरित- 
नायक का निम्बाहेड़ा नामक प्रसिद्ध नगर में हुआ । यह नगर मेवाड और 
मालवा की संधि पर बसा हुआ है और टोंक-राज्य के अन्तर्गत है। यहाँ 
जैनियों की घर-संख्या लगभग १२५ है। वैसे नगर में पाँच हजार परों की 
आबादी है। चरितनायक उत्साही एवं कर्मठ साधु हैं। आपओ्री ने 
सम्पूर्ण चतुर्मास भर अपने व्याख्यान बाजार में दिये । इससे जैनेतर जनता 
पर भी बहुत ही सराहनीय और गहरा ग्रभाव पड़ा । विशेषकर जैन युवकों 
पर तो आपश्री के जीवन ओर उपदेशों का श्रति ही गहरा प्रभाव पड़ा । 
व्याख्यान में आपश्री ने उत्तराध्ययनसूत्र' और भावनाधिकार में 'विक्रम- 
पंचदर्डचरित्र' का वाचन किया । श्रापश्री के प्रभाव से निम्न रचनात्मक 
काये हुये।-- 

(१) श्रीयतीन्द्र-जैन-युवक-मंडल की स्थापना । इस मंडल 


का प्रमुख उद्देश्य था जैन-समाज में संगठन पेदा करना, फैली हुई कुरीतियों 
एवं घातक रुढ़ियों का अंत करना । 


(२ ) श्रीयतीन्द्र-जेन-पाठशाला की स्थापना हुईं । 


(३ ) श्रीराजेन्द्र-संगीत-मर्डली नामक एक संस्था खोली गई । 
इस संस्था द्वारा जैन-युवकों को पजापत्ति संगीत-की शिक्षा मिलने लगी । 

( ४) श्रीयतीन्द्र-सार्वजनिक-पुस्तकालय और राजेन्द्रसूरि-ग्रथमाला 
की बड़ी धूम-धाम से स्थापना हुई । 


उपरोक्त चारों संस्थाएं आज भी यथावत्‌ अपने २ उदं शयों के 
५ चर का ५ 
अनुसार कार्य कर रही हैं। इन संस्थाश्रों से जैन-युवकों को संगीत-शान, 


॥| 


ड़ 


जे व 
दर जेन पाठशाला, निम्बाहे 


गी यतीन 


श्र 


बाहेड़ा 


-मण्डल, निम 


के साथ 





५ 


222 री का ००००“ +. 
है 222 22 428 277 बा ५44 2 
। 


# 2१% ३८३ # २ 
2246: :5 ॥7/ ५ र्ि प्रजा 

*#(&# «७6% 7४:४४ + प्रा ही ८४ 
है 45% 2४८ $ ४८ ध #च # ३ जाए 


६2४2: प्र है [ 0 $ 

कई अल हे 
( 
ै। 


65 
|] 
गाथियों 


5 आम 


छवि 


॥ लत 
अ 
|! नि या 
३२. 
च 4 
4 
डि 
। ५ ४ 
हा कक ् 
हि है 
झ »2 ४५ 
ल्‍न ० छः 
न ५ है 
मी भछ / 5 नई हक हो ॥ लक है 
| ७७ न 
ट ( 4: जज + ५0७ पा 
व दि. ० है. 72 ६ ३० 7 कह 
रे 
कि] दी 2० 9 
ः हेड: के 5 शक * ते >> 
हक £+ 5, ी- कै अमर > अर 
तृ कि हि हि 
ले 
7 ४०-०८ ४ दा (६ 
र हे धर हु रथ सु 
हे ट है ा डे 
| (>> .॥ ] $ँ ४ < ३ | 
( जा 4 5 
हुँ बा ञे पक श्र 
25 ४ “5५ ड़ 
/च । 
/ दर # ४ ३५ रू 
शा 4. ४३ | 
४ ल्‍ 
का ई 
हर कट दर हर न्‍ घ हि + 
४ 
०६5 चर | ) 
$ ड़ | 
लक 
पा | 
भर 
ः 4 हा न्ना* 
ढ़ 
हर ग 
फ् घन की 


मुनिरांज दौपविजयजी की आज्ञा से दो चातु्मोस और जावरा में पदोत्सव [ ५७ 


वच्चों को शिक्षण, संगीत, धर्मशिक्षा श्राप करने का निःशुल्क अवसर प्राप्त 
हुआ | आज निम्बाहेडा के युवकों में जो शिक्षा का प्रभाव और जेनधर्म 
के प्रति दृढ़ श्रद्धा दिखाई देती है, अधिक श्रेय इन संस्थाओं को श्र 
इनके सुयोग्य संचालकों को है । 


पौष शु० ७ को ख० श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी महाराज की जयच्ती 
विशाल ढंग पर मनाई गईं। उसमें जैन, जेनेतरों ने भारी उत्साह से भाग 
लिया । पूजा, प्रमावना, व्याख्यान आदि का समस्त दिन भर एवं रात्रि को 
कार्य-करम रहा । इसी दिन संगमरमर प्रस्तर की गुरु स्मारक-छत्ती बनवाने 
के उद्देश्य से पाया--स्थापन क्रिया की विधि भी बड़ी धूम-धाम से शुभ- 
महू त्त में की गई । 


इस श्रकार छोट-बड़े अनेक धर्मकृत्य इस चातुर्मास में किये गधे । 
त4, उपवास, ब्त, अद्वाइयां, पूजा, भावनाओं का भी अति ही ठाट रहा । 
चातुमस समाप्त करके चरितिनायक ने श्रन्य प्रा्मों में अ्रपना विहार 
प्रारंभ किया । 


मालवदेशीय राजेन्द्र-महासभा का रतलाम में अधिवेशन 
ओर आपशभ्री को निमन्त्रण 
वि० सं० १९८० 


श्रीमद्‌ धनचंद्रसूरिजी के निधन से सम्प्रदाय श्रौर साधुभश्डल गच्छ- 
नायकविहीन हो गया था तथा शांतमूत्ति दिव्यात्मा उपा० मोहनविजयजी 
के निधन से समाज को असहनीय क्षति पहुँची थी। समस्त सम्प्रदाय इन 
दोनों सार्थवाहों के अभाव से अति उदासीन एवं निराश हो रहे थे। 
रतलाम के श्रीसंघ ने सम्प्रदाय में फैले हुये इस उदासीन वातावरण का अन्त 
करने का दृढ़ निश्चय किया और फलतः उसने वहा मालवदेशीय राजेन्द्र- 
महासभा का रतलाम में अधिवेशन बुलाने का एक आम-सभा करके प्रस्ताव 
पास किया । तदनुसार वैशाख शु० १, २, ३ के दिन महासभा के श्रधि- 
वेशन भरने के दिवस निश्चित किये गये और समस्त सम्प्रदाय के निकट एवं 

८ 


५८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


दूर के नगर, ग्रामों के श्रीसंघों की और समस्त साथु-साध्वियों को कंकंम 
पत्रिका भेज कर निमंत्रित किया गया । 


अधिवेशन में मालवाग्रान्त के अनेक नगर, आमों के श्रीसंघों ने 
सोत्साह भाग लिया । जावरा, खाचरौद, निम्बाहेड़ा, कुक्षी, धार आदि नगरों 
के संधों के प्रतिनिधि आये तथा सम्प्रदाय के अधिक से अधिक साधु एवं 
साध्वीगणों का पदार्पण हुआ । रतलाम के श्रीसंघ ने बड़ी भक्ति एवं ग्रेम से 
अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों का आदर-सत्कार किया । चरितिनायक 
इस अधिवेशन के प्रमुख अधिष्ठाता थे । आपश्री की तत्ततावधानता में ही 
अधिवेशन के तीनों दिवसों का कार्यक्रम सानन्द एवं सोत्साह पुर हुआ । 
निम्न तीन प्रस्ताव सर्वानचुमति से पास हुए/-- 


१--महाराज श्रीधनचंद्रसूरिजी के पट्ट पर मुनि श्री दीपविजयजी 
की वि० सं० १९८० ज्येष्ठ शु० ८ के दिन जावरा नगर में श्रधिष्ठित करना 
तथा मुनिश्री यतीन्द्र-विजयजी को उपाध्याय-पद से अलंकृत करना। 


२--आ्राचार्यपदोत्सव का समस्त विधि-विधान मुनि श्री यतीरू- 
विजयी के कंर-कमलों से सम्पादित करवाना तथा सम्प्रदाय के समस्त साथ, 
साध्वियों को उपरोक्त शुभावसर पर निमंत्रित करके बुलाना ओर संध में 
ऐक्यता एवं सौहार्द बने ओर बढ़ता रहे--इस दृष्टि एवं उद्देश्य से नियम 
बनाना ओर उनको कार्यान्वित करना । 


. ३--आचार्यपंदोत्सव जावरा के श्रीसंघ की ओर से ही मनाया 
जायगा। सम्प्रदाय के निकट, दूर के नगर, ग्रामों के श्रीसंघों को कुंकुम-पत्रि 
क्रार्ये भेज कर साग्रह निमंत्रित करना । 


मुनिराज दौपविजयजी की आज्ञा से दो चातुमोस और जावरा में पदोत्सव [ ५५९ 


सूरिपदोत्सव 

पाठक खय॑ देख सकते हैं कि वि० सं० १६८० वैशाख शु० १ को 
तो रतलाम में अधिवेशन समाप्त हुआ और एक मास पश्चात्‌ पदोत्सव का 
जावरानगर में करना निश्चित हुआ । मालवा, निमाड़, 
अल्पतम समय में मेवाड़, मारवाड, गुजरात, काठियावाड़ के नगरों में 
विश्ञालतम कंंकंमपत्रिकार्यें भेजना, आने वाले संधों के लिये भोजन 
प्रबन्ध का प्रबन्ध करना, पद-विधि-क्रिया करने के लिये सभा- 
मण्डप का निर्माण करना, समारोह के लिये सजावट 
एवं शोभा-सामग्री का एकत्रित करना आदि इतने अ्रत्यल्प समय में इन सर्व 
की संतोषजनक व्यवस्था कर लेना महान्‌ साहस एवं अति द्रव्य-व्यय का 
कार्य था । अधिवेशन समाप्त करके सर्व प्रतिनिधि तुरन्त अपने २ नगरों 
को लौट गये और भावी कार्यक्रम से अपने २ संधों को सूचित किया। 
जावरा के श्रीसंघ ने श्री अभिषान-राजेन्द्र-दयपाखाने' में कुंकुंमपत्रिकायें प्रका- 
शित करवा कर सम्प्रदाय के समस्त नगरों के श्रीसंघों को तुरन्त ही भेज 
दीं तथा वह पदोत्सवसम्बन्धी योग्य व्यवस्था करने में लग गया । रतलाम में 
एकत्रित हुआ साधु एवं साध्वी-समुदाय रतत्लाम से विहार करक जावरा की 

ओर चल पड़ा । 


जावरा-नरेश श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि महाराज के परम भक्त थे ही। अतः 

रियासत की ओर से सर्व प्रकार की यथोचित सहायता एवं सहयोग प्राप्त हो गया । 

ज्येष्ठ शु० ६ से श्रीसंघों का आना प्रारम्भ हो गया । 

जावरा-नरेश का प्रमुख दिन ज्ये० शु० ८ को बाद्दर के श्रीसंवों के 

सहयोग व्यक्तियों की संख्या दस सहख्र तक पहुँच गई | राज्य, 

प्रजा एवं जैनसमाज के सगठित प्रयज्ञों से भोजन, 

निवास की सराहनीय व्यवस्था हो गई | आने वाले श्रीसव भी इतने से 

अल्प समय में ऐसी सुन्दर व्यवस्था को पा कर आश्चर्यान्वित रह गये । 
सम्पत्ति और संगठन जहाँ हों, वहाँ क्या नहीं होता है ? 


६० | श्रीमद' विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


शुम मुहूर्त में लगभग १५००० सहख जनमदेनी अपनी समक्षता में 
मुनिराज दीपविजयजी को 'सूरिपद' तथा चरितनायक को उपाध्यायपद' पे 
अलंकृत करने के लिये निर्दिष्ट स्थान की ओर चलने लगी । 


राजकीय बेण्ड, हाथी, कुन्तल, धुडसवारदल, पायदल की उप- 
स्थिति तथा इन्द्रध्वज, मेघाडम्बर, ध्वजा एवं पताकार्यें, अनेक वाद॑त्रों की 
विद्यमानता से, मरडलों के संगीत, कार्य-क्रम तथा नारियों के मंगल 'गीतों 
पे उत्सव का दृश्य नयनाभिराम हो उठा । निर्दिष्ट स्थान पर जाकर समारोह 
रुक गया। मुनिराज दीपविजयजी एवं चरितनायक समुचित स्थानों पर 
विराजमान किये गये । ठीक समय शुभ महूत्तें में पद-अदान-क्रिया प्रारंभ 
हुई। चरितनायक का उपाध्यायपद ग्रहण करने से पूर्व एक लम्बा भाषण 
हुआ, जिसमें आपने उपाध्यायपद ग्रहण करने से यह कहते हुये अखीकार 
किया कि मेरे में अभी जैसी योग्यता चाहिये, नहीं है और अनुभव तथा श्रायु की 
योग्यता भी उपाध्यायपद की शोभा को सम्हाल सके, मेरे में वेसी नहीं है | 
परन्तु सर्वानुमति से जावरा के अग्रग॒स्य श्रावक 2कचन्दजी ने खड़े होकर 
उपस्थित संघों को सम्बोधित करते हुये इस प्रकार प्रस्तावित एवं सम्मानित 
वक्तव्य पढ़कर सुनाया । 


आज जावरानगर में मालवा, मारवाड़, मेवाड़, गुजरात, काठिया- 
वाड़ के पधारे हुये प्रतिनिधियों एवं अन्य समाजमान्य प्रतिष्ठित श्रावकों को 
सम्मति से मुनिराज दीपविजयजी को सूरिपद और मुनिराज यतीन्द्रविजयजी 
को उपाध्यायपद उपस्थित श्रीसंघ की ओर से भेंट करने में आता है। 
आशा है सर्व संघ इसका अनुमोदन करेंगे तथा मनोनीत नवाचार्य एवं मी- 
नीत उपाध्याय से समस्त उपस्थित संघ प्रार्थना करता है कि वे हमारी आ4- 
नाओं को ख्ीकार करके पदों को अहरण कर संघ की शोभा बढ़ावेंगे और साथ 
में उनसे यह उपस्थित सर्वसंघ आशा करता है कि वे श्री सम्प्रदाय की उन्नति 
करने में एवं गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ाने में पूर्ण तत्परता एवं सदूयत्रों का 
उपयोग करेंगे।' 


वक्तव्य के समाप्त होते ही आकाशमण्डल जय-ध्वनि से यूज उठा । 


चरितनायक उपा० श्रीमद यतीन्द्रविजयजी महागज 


ह _ मिशशशणशिणएण पाल... रे ) का आज पह 
कम, बा न + 5440 £ 


जाल 


30 सा ० 


| 
| 
| 





मुनिगज दीपविजयजी की भ,आज्ञा से दो चातुमोस और जावरा में पदोत्सव [ ६१ 


उत्सव का स्थल हर्ष-माव से अनुप्राणित हो उठा । कुछ क्षणों के पश्चात्‌ निम्न 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने क्रमशः उठ-उठ कर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 


(१) श्री साहित्याचार्य मथुराग्रसादजी । 

(२) ,, रतलामनिवासी सेठ मथुरालालजी । 

(३) ,, » शाह भागीरथजी प्यारचन्दजी । 
(४) ,, » . निहालचन्द्रजी अग्रवाल । 

(५) ,, वड़नगरनिवासी चौधरी वावूल्लालजी । 

(६) ,, राजगढ़निवासी खजाब्ची ल्ाखचन्द्रजी । 

(७) ,, भावुआनिवासी सेठ माणकचन्द्रजी । 

(८) ,, कुक्षीनिवासी सेठ चंपालालजी | 

(९) ,, खाचरौदनिवासी सेठ चादमलजी | 


उपरोक्त अनुमोदकों के सारगर्मित एवं संक्षिप्त भाषणों को श्रवण 
करके संघ में भारी उत्साह लहराता प्रतीत हुआ और जनमेदिनी ने करतल-ध्वनि . 
एवं जयध्वनि करके उपरोक्त अनुमानित प्रस्ताव का समर्थन किया । तलश्चात्‌ 
पद-प्रदान-क्रिया का विधि-विधान किया गया। उत्सव सानन्द समाप्त 
हुआ । जावरा के श्रीसंध के साहस एवं श्रम तथा भाव-भक्तिप्ण उत्सव 
के आयोजन की प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भूरी २ सराहना की तथा नवाचार्य 
एवं नवोपाध्याय चरितनायक ने अपनी अमूल्य देशनाओ्रों से संघ को संतोषित 
किया ओर जावरा के संघ की उसके अपार श्रम के लिये सुन्दर शब्दों में सरा- 
हना की तथा रतलाम के श्रीसंव का, जिसने ही प्रारम्भ में यह सब करने का 
भाव प्रत्यक्ष किया था अनेकानेक धन्यवाद दिये । इस प्रकार यह महोत्सव 
पूर्ण हुआ । चरितनायक का इसमें पूर्ण और प्रमुख श्रमयोग लगा । 


जविभदानिरूपण का प्रकाशनः--रचना सं० १९७६ । इस पुस्तक 
की रचना निम्बाहेड़ा के चातुर्मास में हुईं थी । चरितवायक के सौजल्य एवं 
पारिटत्य से दिगम्बर-संप्रदाय के अग्रगण्य व्यक्ति भी कितने मुग्य और उनके 


६२ ] श्रीमद्‌ विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


केसे भक्त थे का उदाहरण इस पुस्तक का प्रकाशन है | इस .पुस्तक की 
१००० प्रतियां दिगम्बर सम्प्रदायान॒ुयायी श्रे० जसराजजी ने इसको 
मुद्रित करवाकर प्रकाशित करवाई । पुस्तक हिन्दी-भाषा में लिखी गई थी, 
अतः जनता को यह अधिक लाभदायक सिद्ध हुईं। इसकी द्ि० आवृत्ति 
साथुग्रामवास्तव्य ( मरुषर राज्य ) श्रे० अमीचन्द्र चेनाजी की श्रोर पे 
निकली । प्रतियां ५०० । पृष्ठ ५२। 


पीतपटाग्रहमीमांसा और निक्षेपनिबंध।--रचना सं० १६७६ । 
इसको निम्बाहेड़ा के श्रीयतीन्द्र जेन युवक-मण्डल ने छुपवाकर प्रकाशित किया | 
प्रतियां ५०० । क्राऊन १६ प्ृष्ठीय | यह पुस्तक जैन प्रभाकर-प्रेस, रतलाम 
में मुद्रित हुईं। ४० सं० ६२। इस पुस्तक के नांम से ही पाठक अनुमान 
लगा सकेंगे कि इसकी रचना का सम्बन्ध चरितनायक और श्री सागशा- 
ननन्‍्दसूरिजी के मध्य पीतवस्त्र-विषय को लेकर हुये विवाद में अंत में जुड़ा है, 
जो वि० सं० १९८० में रतलाम में हुआ है। 


इस पुस्तक में उन सव थुक्तियों, यत्रों का भी यथासम्भव वर्णन है, 
जो पूर्वभूत वादियों ने अपने को परास्त होते समझ कर कार्य में ली हैं। 


निक्षेप-निबन्ध एक अलग निदंध है । इसमें निश्षेपों का खरूप बड़ी 
उत्तमता से दिया गया है । यह निबन्ध वी० सं० २४३८ वि० सं० १६६९ 
के शाह हर्षचन्द्र भ्राभाई द्वारा सम्पादित णैन-शासन! (साप्ताहिक) के 
दीपावली अंक में 7० ४४-४७ पर प्रकाशित हुआ है-। 'पीतपटाग्रह' के साथ 
इसका भी शामिल प्रकाशन किया गया है, अतः पुस्तक का नाम 'पीतपटाग्रह- 
मीमांसा और निश्षेप निबन्ध' है। 
ह श्री जिलेन्द्रगुशगानलहरी-- रचना सं० १६७९ । प्रथमावृत्ति ९० 
सं० १२१ । क्राउऊन १६ एष्टीय | सजिल्द । अतियां ५०० । आहोखाम- 
वास्तव्य ( मरुपर-राज्य ) ओसवालज्ञातीय श्रे० रतनाजी भूताजी, मूथागोत्रीय 
श्रे० नथमल चुन्नीलालजी और हेमाजी पच्नाजी ने जैन-प्रमाकर प्रेस, रतलाम 
में मुद्रित करवा कर इसको प्रकाशित किया। 


: इसमें विश्वपूज्य चौबीस जिनेश्वरों के चेत्यवंदन सं० <<, स्तुतियाँ 


न्द्र्विः 


यती 


श्री 


चरितनायक मुनि 


हा के ३ ध्ज्थ 
334७ ५२७ ७०० ७-०-+०+००० ७०००. >-++ ्‌ 3-3 0400..22५4०००००० थक 2 4२2६६ 





रतलाम' बि० सं० १९८० 


मुनिशाज दीपविजयजी की आज्ञा से दो चातुमोस और जावरा में पदीत्सव [ ६३ 


२२, स्तवन ७०, भुरुगुणगर्भित-स्तवन ११ और ५ उत्तम कोटि की गंहा- 
-लियाँ हैं। जिनेश्वरों के गान और कीर्तन तथा गुरुओं के गुणगान करन के 
लिये यह पुस्तक अति ही ग्राह्म एवं उपादेय है । 


१७ हि वि० सं० १९८० रतढाम में चातुर्मास, -- 


इस वर्ष का चातुर्मास श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चरितनायक 
ने रतलाम में किया । अभिधान-राजेन्द्र-कोप का कार्य भी इसी वर्ष सर्व 
प्रकार पूर्ण होने को था । एतदर्थ चरितनायक का चातुर्मास वहाँ ही होना 
अनिवार्यतः आवश्यक प्रतीत हुआ । 


व्याख्यान में श्री अभिधान-राजेन्द्र-कोष' के 'तित्थयर' शब्द का 
वाचन श्रौर विवेचन किया तथा मावनाधिकार में श्रीचन्द्र्पिराजचरित' 
(संस्कृत)' को वांचा । 


श्रीमद्‌ सागरानंदसूरि जैनाचार्यों में आगमज्ञान के प्रखर धारक माने 

गये हैं | वि० सं० १९८० में चरितनायक का चातुर्मास जब रतलाम में था, 
: आपका भी रतलाम में था । दोनों अपने प्रखर पारिडत्य 

औमद सागरानंदसूरिजी एवं दिव्य तेज के लिये विश्रुत थे । सागरानन्द्सरिजी 
का शास्तर्थ निमित्त को चरितनायक की शोभा अपने से छोटी आयु में ही 
-  अस्तावा ,अतिशय बढ़ती हुई सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 

चरितनायक के साथ में शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रक्‍्खा। 


शास्त्राथ का विषय था, जिन खेताम्वर साधुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने 
_ चाहिये या पीत ।' 


संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण, न्‍्यायशास्त्रों के बडे २ विद्वानों, नगर 
के जैनेतर प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं दोनों ओर के ग्रतिष्ठित वयोवृद्ध श्रतुभवी 
सजनों की साक्षी में दोनों मुनिराजों के बीच अधिकतर मुद्रित पत्रों के द्वारा 
शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ और सात मासपर्य्यत यह शास्त्रार्थ चलता रहा । श्री 
सागरानन्दसूरिजी का हठाग्रह चरितनायक के आचाराक्लादि श्रनेक श्रागमों 
के प्रमाणों से युक्तियुक्त तक॑के आगे अंत में निंदा का कारण बनने लगा । 


६४ | श्रीमदू विजययतीनद्रसूरि--जीवन-चरित 


फल यह हुआ कि एक रात्रि को दिन निकलने के बहुत पूव॑ ही बिना अपने 
पक्ष के श्रावकों को सूचित किये ही रतलाम से श्री सागरानन्दसूरिजी विहार 
कर गये । प्रातः वायुवेग से यह समाचार समस्त रतलामनगर में फैल गया | 
चरितनायक की कीत्ति उसी वेग से फैली और सर्वत्र इनकी प्रतिभा श्रौर 
विद्कत्ता की प्रशंसा होने लगी । दिन में शास्त्रार्थ में रहे हुये साक्षीजनों की 
सभा हुई और उन्होंने स'स्क्ृत में प्रमाणपत्र लिखकर तथा अपने हस्ताक्षोों 
से उसको प्रमाणित करके चरितनायक को सादर समर्पित किया । 


49% 8 % छ को | ४४ ७ ६४ ४; बीयर 
च मे प्प 
# . सम्मति-त्रमू $# 
0 48 60 40 ४ 60 50 58 ४8 ४8 4९ ४४ 49 | ४9 40 ६३ 


विदितमेबेतत्सवेंपां सुधीमतां यदत्र रत्॒पुर्यो (रतलाम-नगरे) श्रीमान्‌ 
व्याख्यानवाचस्पतियतीन्द्रविजयमुनिपुल्धवः श्रीमताउडडम्बरजुब्चुना सागरा- 
नन्‍्दसूरिणा साक रवेतपीतपटविषयमवलम्ब्य सप्तमासिक॑ यावच्छास्ार्थ कृतवान्‌। 
तंत्र श्रीमद्यतीन्द्रविजयमुनिवरदर्शिता5<चाराज्जाचनेकजैनागमी यग्रमाण॒पटर्ल 
पर्यदूमिरस्मामिः प्रणीयते यज्जैनश्रमणानां श्रमणीनाज खेतमानेपेतीएपरव- 
वसनधारणमेव सनातन शिष्टाचरितश्वास्तीति । 


सागरानन्दसूरिणा तु प्रकाशितेषु मुद्रिताउम॒ुद्वित (हेरडबिल) परे 
जनसाधुनां पीतवस्त्रधारणमागमासिद्धमिति कक्षीकृत निजपक्षसिषाधनिषया 
शास्त्रीयमेकमपि प्रमाणं नाउडदवि, किन्त्वाश्विनमासीयामावास्यायां प्रकाशित- 
पत्रे स्वयमप्यसोौ सागरानन्द्सूरिनिजपक्षस्थापनक्षमाउड्गमोक्त प्रमाणमत्भा 
मानो जैनश्रमणानां खेताम्बरमेव शास्त्रमर्यादोपेतमित्यडगीकृतवान्‌ । तत एव 
तथक्षः सर्वथा शास्त्रविरुद्धो निष्प्रमाणः स्वकृपोलकल्पित एवं प्रतिभाति । श्र 
सकलैरपि जैनसाधुमि) साथ्वीमिश्व जेनशास्त्रानुसारतो वसत्रस वर्णपरावर्न 
प्रमादपि कदापि नेव विधातव्यमिति यदीन्‍्द्रविजयमुनिवरस्थ साथीयात्‌ परे 
संमन्यते विदृदररैरिति शम | सकल जैनसाघुमिः खेत॑ मानोपेत॑ जीणंआव 
वृसनमेव धार्यमित्येय॑ सम्मतिरेतेषां विहृद्वराएएं जागरत्ति-- 


श्रीमदू भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चातुमोस और अन्य काये. [ ६५ 
प्रमाणकततांगणानां हस्तानराणि:-- 
१ सदानन्द शर्मा 


नाथद्वारीय--गावद्धन सस्क्ृत पाठशाला ग्रधानाव्यापक: 
/ ५ धौ 
न्यायव्याकरणतीथेलब्बधौतप्रतिष्ट 


२, मधुसूदन मिश्र: श्रोत्रिय! 
लब्धधौतप्रतिए्वव्याकरणकाव्यती थे; 


३, रामेश्वर शर्मा मेथिलः 
व्याकरण काव्यतीथरल्लोपधिकग्राप्तथोतग्रतिष्ठ: 
७. ब्रजनाथ शर्मा 
व्याकरणती थेभूपण:ः 
५, पं० शम्भुनाथ त्रिपाओ 
व्याकरणाचारय:, महाविद्यालय इन्दौर ( मालवा ) 
५ 0 अ 
दे, पं० छोटेलाल शास्नरी जनः 
जैनपाठशालाध्यापकः वइनगर ( मालवा ) 
७, बालशास्री भट्ठः 
राजकीय वेदशाला प्रधानाध्यापक, इन्दौर ( मालवा ) 
८. पं० श्रीधर शार्द्री, इन्दोर ( मालवा ) 
8, दुलेभराम शात््री 
माबुआनरेशाश्रितो विद्याभूषण, काबुआ ( मालवा ) 
०; पं० सदाशिव दोक्षित: 
साहित्याचाय,, एफ० ए० बनारस ( काशी ) 
११. पन्नालाल शास्त्री 


भारतवर्ममहामरडलस्प महामहोपदेशका रतलामनरेशाश्रितश्व, रतलाम 
( मालवा ) 
९ 


६६ ] श्रीमद्‌ विजययती न्द्रसूरि--जीवन चररिंते 


प|!ठकंगण उपरोक्त संमतिपत्र को पढ़ कर तथा वैसे खेताम्बर- 
सम्प्रदाय पद का अर्थ विचार कर भी बुद्धि से सहज समझ सकते हैं कि जैन 
साधुओं को खेत अथवा पीत वस्त्र धारण करने चाहिए ९ 


सम्मति-पत्र में साक्षीधरों ने लिखा है कि व्याख्यान वाचस्पति 
यतीन्द्रविजय मुनिपद्चव द्वारा आचाराह्भादि अनेक जेनागमों के प्रमाणपठों 
से हम सर्वजनों को ग्रतीति करवादी गई कि जैन साधु एवं साध्वियों के निकट 
खेतवस्त्र धारण करना ही उनका सनातन शिष्टाचार है। सागरानन्द्सूरिजी 
अपने मत, 'पीतवस्त्र धारण करना आगमसिद्ध है' की पुष्टि में एक भी 
शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिखा सके; किन्तु आश्विन मास की अमावस्या को 
अपने प्रकाशित पत्र में जैन आगमों के प्रमाणों के अभाव में उन्होंने खीकार 
किया कि जैनसाधुओं का खेत-पट धारण करना ही शास्त्रीय मर्यादा है। 


मुनि सागरानन्द्विजयजी की दीक्षा 


चातुर्मास समाप्त करके चरितनायक्र रतलाम से विहार करके निकट 
के ग्रामों में विचरने लगे । रतलाम के श्रीसंघ के आग्रह से आप श्री पुनः ्त- 
लाम में पधारे और वि० सं० १६८० मार्गशीर्ष शु० ५ को शुभ मुह त्त में 
राजगढ़-वास्तव्य(ग्वालियर) धूलियाराठोड़गोत्रीय ओसवालज्ञातीय बृहदूशासीय 
जबरचन्द को बड़ी धूम-धाम से लघु दीक्षा दी और भ्रुनि सागरानन्दविजय नाम 
रक्खा । आपका जन्म वि० सं० १९५० चैत्र कृष्णा & को श्रे० पूतमचन्दजी 
की धर्मपत्नी श्रीमती मोतीबाई की कुक्षी से हुआ था। आप से बड़े आती 
केसरीमलजी और लघु आता चंपालालजी और वागमलजी ये तथा गेंदी 
बाई, मैनाबाई, छोटीबहिन, हर्षबाई और मिश्रीबाई नाम की आपकी पाँच 
भगिनियाँ थी । 


छ [& 9 
मुनि बल्‍्लभविजयजी को ओर विद्याविजयर्जी को बड़ी दाच्षार्य 


रतलाम के श्रीसंघ के अत्याग्रह से आपश्री ने बालमुनि वरलभविजयजी 
को और विद्याविजयजी को वि० सं० १९८० माघ शु० ५ को शुभ महू एैं 
में महोत्सवप्‌र्वक बड़ी दीक्षायें दी । 





श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चातुमोस और अन्य काये.. [_ ६७ 


रैंगणोद में साथ्वी विमलश्रीजी की दीक्षा आरे जेन बिंबों को प्रतिष्ठा 
वि० सं० १९८१ 


ततश्वात्‌ चरितनायक खशिष्यमण्डली के सहित रतलाम से विहार 
करके राजगढ़ होते हुये तथा मोहनखेड़ातीर्थ के दर्शन करते हुये रींगणोद 
पधारे । 


रींगणोद के श्रीसंघ के अ्रत्याग्रह से चरितनायक वहाँ कुछ दिनों के लिये 
ठहरे ओर भाबुआवास्तव्य ओसवालज्ञातीय श्रे० नत्थमलजी की भार्या 
वरधी वहिन की कुक्षी से उत्पन्न रणीबहिन को, जिसका विवाह भाबुआ- 
वास्तव्य मौदीगोत्रीय श्रे० चुन्नीलालजी के सुपु॑त्र नथमलजी के साथ में 
हुआ था वि० सं० १९८१ चेत्र शु० ३ के दिन शुभ लग्न में लघुदीक्षा दी 
ओर विमलश्री उसका नाम रक्‍्खा । 


वैशाख शु० ५ भृगुवार को स्थिरत्नग्न में मूलनायक श्री चन्द्रग्रभ 
आदि जैन प्रतिमाओं की महोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा की । 


भकणावदा में प्रतिष्या ओर अजनशलाका 
वि० स० १९८१ 


रीगणोद से आपश्री विहार करके भकणावदा ( भाबुआ ) में 
पधारे | वि० सं० १९८१ वेशाख शु० ११ को महामहोत्सवपूर्वक श्री 
आदिनाथ-अतिमा की प्रतिष्ठा (विंवंस्थापना) की और शीतलनाथ और अनंत- 
नाथ भ्रभु के नूतन बिंवों की अंजनशलाका (प्राणु-प्रतिष्ठा) को। ककणावदा के 
श्रीसंघ ने बहुत द्रव्य व्यय किया और महामहोत्सवपूर्वक विंबों की 
प्रतिष्ठायें करवाई । 


राजगढ़ में कुमंप का मिटाना और गुरु-मंदिर की प्रतिष्ठा 
वि० सं० १९८९ 


राजगढ में सख० श्रीमद्राजन्द्रस्रीश्चरजी महाराज का स्मारक-मंदिर 
बनकर तैयार तो हो गया था; परन्तु संघ मे कुसंप था, अतः उसकी प्रतिष्ठा 


७० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


क्राउन १६ पृष्ठीय | ए० सं० ५२ । निमाड़ग्रान्तीय निसरपुरवास्तव्य ओस- 
वालज्ञातीय श्रे० सौभागमलजी धन्नालालजी सुराणा की धर्मपत्नी भरिषाई की 
ओर से श्री आनन्‍्द-प्रिंटिंग-प्रेस, भावनगर से अति उत्तम कागज पर वि० 
सं० १६८१ में प्रकाशित । पुस्तक के नाम से ही पुस्तक का विषय सष्ट हो 
रहा है। चरितनायक ने जेनागमों के ओर बहुश्रताचार्यों के रचित प्रमाणिक 
ग्रंथरत्ञों के एकावन ५१ अकादय प्रमाण दे कर सिद्ध किया है कि जैन 
साधु एवं साध्विश्नों को खेत, मानापेत ओर जीर्णप्रायः अल्पमूल्यीय वस्र 
धारण करना ही शास्रानुसार है, रंगीन नहीं । 


लघुचाणक्यनीति ( सानुवाद ) की छितीय-ठृतीय आवृत्तियाँ-- 
द्वितीय आचृत्ति में मारवाड़ी-व्यापारी-मंडल, भीडी बाजार, बम्बई की श्रोर 
से १००० प्रतियां और तृतीय आधृत्ति में सिरोही-राज्यान्तगंत फ्गणी- 
वास्तव्य शा० जेताजी जेम्ाजी की तरफ से १००० प्रतियां सं १९८! में 
प्रकाशित हुईं । क्राउन १६ पृष्ठीय । 


श्रीमरडपाचलतीथ की यात्रा से सकुशल लौटकर चरितिनायक श्र 
शिष्य एवं साधुमण्डल्न के सहित कुक्षी पधारे । कुक्षी का श्रीसंघ आपश्री के 
दर्शनों के लिये बहुत समय से लालायित था तथा काँ 
कज्ञी में रेवाविहार की चरितनायक के कर-कमलों से रेवाविहार नामक प्ररिदध 
प्रतिष्ठा बि०सं० १९८२ सौधशिखरी जिनालय की प्रतिष्ठा मी करवाने का श्रति 
इच्छुक था, फलतः चरितनायक का पुरजवेश श्रति 

सज-धज एवं महान्‌ भक्ति-मावनापूर्ण करवाया गया। 


रेवाविहार जिनालय प्राग्वाटज्ञातीय पारीखगोत्रीय शाह चतराजी 
जबेरचन्द ने बहुत द्रव्य व्यय करके विनिर्मित करवाया था । चरितनायर्क 
वि० सं० १९८२ ज्येष्ठ शुक्ला ११ बुधवार को शुभ मुह त्त में उपर 
सौधशिखरी मन्दिर की महामहोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा की और उसमें श्रीसी१९ 
स्वामी की मूलनायक प्रतिमा और अन्य ग्रतिमायें प्रतिष्ठित करके विराज्गी 
कीं । यहाँ कुछ दिवस ठहर कर चरितनायक अपने साधु-मण्डल के 
अलिराजपुर पधारे । 


श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसुरिजी की आज्ञा से चातुमोस और अन्य काय_ ७१ 
अलिराजपुर में पदापण 


अलिराजपुर के श्रीसंघ ने पुर-प्रवेश अत्यन्त ही सराहनीय विधि और 
स्मरणीय शोभा के साथ करवाया । यहाँ आपश्री कुछ दिवस विराजे। 
ग्लिराजपुर के श्रीसंध ने खटाली ग्राम के जीर्ण मन्दिर के डड्धारार्थ 
रु० ८००) देना ख्ीकृत किया । यहाँ से आपश्री विहार करके नानपुर की 
ओर पथारे । 


नानपुर में वहाँ का श्रीसंघ चिंवग्रतिष्ठा करवाना चाहता था । श्रीसंघ 

की भक्ति चरितनायक के प्रति अति अग्राथ थी । श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी से 

नानपुर के श्रीसंघ ने चरितनायक के हाथों बिंबग्रतिष्ठा 

नानपूर में विंवश्रातिठ्ठा करवाने की आज्ञा प्राप्त करली थी और इसकी सूचना 

बि० स० १९८२५ यथासमय चरितनायक को भी भेज दी गई थी। 

चरितनायक ने वि० संबत्‌ १९८२ आपाढ़ शु० १० 

मंगलवार को शुभ स्थिर लग्न में श्री पार्शनाथ श्रादि प्राचीन 8 ( नव ) 

जिन प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा की । नानपुर के श्रीसंध ने इस उत्सव में आये 
हुये दर्शकगणों एवं भक्तों की सराहनीय सेवा-सुश्रूषा की । 


१९--वि० सं० १९८२ में कुक्षो में चातुर्मास--- 

, वि० सम्बत्‌ १९८२ का चातुर्मास श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा 
से चरितनायक ने श्रीसंघ-कुक्षी के अत्याग्रह पर कुक्षी में किया । व्याख्यान में 
आपश्री ने श्री स्थानांगजीसूत्र-सटीक' और भावनाधिकार में 'शुभशीलगरणिक्षत 
विक्रमादित्यचरित्र” का वाचन किया। धर्म-ध्यान, तप, ब्रत, उपवास और 
पूजा, श्रभावनाओं का पूरे चातुर्मास अच्छा ठाट रहा । अलिराजपुर, 
बाग, टाड आदि अनेक नगर, ग्रामों के श्रीसंव और जैनकुल दर्शनार्थ 
आये, जिनकी श्रीसंघ--कुक्षी ने अच्छी सेवा-सुश्रुषा की । चातुर्मास 
समाप्त करके आपश्री यहाँ से विहार करके अनुक्रम से राजगढ़ पधारे और 
फिर वहाँ से मोहनखेड़ा आदि स्थानों में होकर राणापुर पधारे, जेसा विहार- 
दिग्दर्शन से ज्ञात हा जावेगा । 


७रे ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित ु 
कुक्षी से मोहनखेड़ा ओर मोहनखेड़ा से राणापुर तक 
श्री चरितनायक के विहार का दिग्दशन 


वि० सं० १९८२ 
कक 

ग्राम अंतर (कोश में) जैन घर मन्दिर तारीख 
कुश्षी हे १३० ६ नवंबर १९२४ 
रामपुर ३ ० ० ५ 9 
बाग ३ १८ ९ <-१२ 
ठांडा ६2 ३५ १ १३-१६ 
रींगणोद. ६३# १५ १ १७-१८ 
भोपावर (तीर्थ) १ ० १ १६ 
राजगढ़ २ २२४ ४ १९ से जन०१७ (१६२६) 
मोहनखेड़ा १ ० ३ क 
छुड़ावद ५ ० ० १८ 
पीथनपुर ५ ० ० ० 
पारां २ 8० १ १६-२० 
राणापुर ४ ४५ २ २२-२५ 


श्रीमद्‌ साहित्यशिरोमणि, पंडितसुकुटमणि, 'अभिधान-राजेन्द्र-कीप 

के प्रणेता श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज -का खर्गवास राजगढ़ में हुश्रा 
था । राजगढ़ के अति ही निकट मोहनखेड़ा नामक 

राजगढ़ में गरुम्ि अति ही छोटा ग्राम है। वहाँ का श्रीसंघ खर्गस्थ आचार्य 
आर चरणपाहुकाओं का स्मारक बनाने का विचार कई वर्षों से कर रहा था। 
को प्रतिष्ठा. निदान श्रीसंघ ने बहुत द्रव्य व्यय करके खेत संगमरमर 
-वि०, सं० १९८२ प्रस्तर का भव्य स्मारक विनिर्मित करवाया | इस उुरू 
समाषि-मन्दिर के श्र्थ श्रीसंघ-राजगढ़ गुरुअतिमा 

अर्पण करना चाहता था। गुरु-प्रतिमा जब बन कर तैयार हो गई वो उसकी 


श्रीमदू भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चातुमोस और अन्य का. [ ७३ 


प्रतिष्ठा राजगढ़ में करवाने का आदेश श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी महाराज ने चरित- 
नायक को ग्रदान किया और उसे पाकर आपश्री बुक्षी में चातुर्मास पूर्ण 
करके तुरन्त ही राजगढ़ पधारे | श्रीसंघ-राजगढ़ ने आपश्री का अत्यन्त ही 
भव्य खागत किया । वि० सं० १९८२ मार्गशीर्प शु० १० बुधवार को शुभ 
मुह्द त्त में गुरुप्रतिमा की और प्‌रिमा को गुरुचरणपादुका की प्रतिप्ठाजन- 
शलाका की । तलश्रात्‌ शुभ दिवस एवं शुभ मुह त्त में गुरुप्रतिमा को 
मोहनखेड़ा के गुरु-समाधि-मन्दिर में पुनर्स्थापित की । 


राणापुर के भ्रीत्ंघ का पिद्धाचलतीय की यात्रा के लिये निरमत्रण और 
चारितनायक का उसे स्वीकार करना तथा यात्रा 
का दिन निश्चित करना 


वि० सं० १९८२ 


मोहनखेडा में चरितनायक को श्रीसंघ-राणापुर का विनय और भक्ति 
भावों से भरा एक निमन्त्रण प्राप्त हुआ । पाठकों के पठनार्थ वह यहाँ दिया 
जाता है। पत्र यहाँ देने का एक मात्र कारण यही है कि आज से पहिले के 
श्रावक कितने सरल हृदय और उनकी लिखा-पढ़ी कितनी आउडम्बर एवं 
अलंकारविदीन होती थी का यह पत्र एक अच्छा उदाहरण है। 


'पूज्य मुनिराज साहब !, 


“अमांरा सघमाना केटलाक श्रावक श्राविकाओं ने आपश्रीना साथ 
छहरी पालतां अने पगे चाल॒तां सिद्धगिरिनी यात्रा करवाना भाव छे, माटे 
कृपाकरीने अग्ने पधारीने अमोने यात्रा करावानो लाभ आपझो ।' 


विनतीपत्र पढ़ते ही उसी दिवस चरितिनायक ने राणापुर के 
लिये तुरन्त प्रस्थान कर दिया और मोहनखेड़ा, पीथनपुर, पारा होते हुये 
माघ शुक्ला & को आपश्री शिष्य एवं साधुमएडलसहित राणाहुर में पधारे । 
राणापुर के श्रीसथ ने चरितनायक का पुर-प्रवेश अति ही भक्ति एवं श्रद्धा- 
पूर्वक किया । सिद्धाचलतीर्थ के लिये यात्रा करने का शुभ दिवस माध शु० 


१३ को निश्चित किया गया। 
१ ७ 


७४ |]. . | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


ह सिद्धाचल-यात्रा, का वन लिखने के पर्व चरितर्नायक की-इस वर्ष 
में प्रकाशित पुस्तकों का परिचय देता तथा कुक्षी से राणापर तक के विहार 
का दिग्दर्शन कराना अधिक संगत है । पा 
रत्नाकेर-पच्चीसी का हिन्दी-अनुवाद --हिन्दी-अनुवाद सं० १६८२) 
क्राउन १६ प्रष्ठीय। ए० सं० ४४७ | सं० १९८२ में कुक्षीवास्तव्य, प्राखा- 
टज्ञातीय शाह जबरचन्द्र बूदरजी ने इसको श्रीजेन-प्रमाकर प्रेस, रतलाम में 
इसकी ५०० प्रतियां छपवाकर प्रकाशित क्रिया। रल्लाकर-पच्चीसी' श्री रत्नाकर- 
सूरिरचित वसनन्‍्ततिलकाबृत्त में पच्चीस रलोकों -का अत्यधिक- सारगर्भित, 
वेराग्यमावपर्ण, कोमल ओर मनोहर परयवद्ध जिनग्रभु का _ग्राथना-स्तोत्र है। 
जेन समाज में इस स्तोत्र का घर-घर प्रचार है। ऐसे स्तोत्र का हिन्दी 
अशुवाद कितना उपादेय एवं लाभकारी है, लिखने की आवश्यकता नही। 


श्री मोहन-जीवनादश-रचना-सं० १६८२ । क्राउन १३ 
पृष्ठीय । पृष्ठ सं० ५६ । सं० १९८२ में श्रीसंघ-अलिराजपर ने श्रीजैन-प्रभाकर 
ग्रेस, रतलाम में छुपवाकर प्रकाशित किया। प्रतियां १०००। खर्गीय उपाध्याय 
मोहनविजयजी की चरितनायक पर अ्रगाध कृपा थी। उस कृपा का चढ़े ऋण 
को चुकाने के प्रति चरितनायक का उनकी जीवनी लिखकर उनके आदर 
जीवन को।वाच्य बनाने का यह एक ग्रयास है । ख० उपाध्यायजी जेब 
समाज में अधिक पज्य एवं मान्य थे । उनके जीवन को लिखकर चरितिनायक 
ने उनके श्रद्धालुओं के ग्रति सुन्दर एवं स्तुत्य कार्य किया है । 


अध्ययनचतुष्ठय--रचना-सं० १९८० | क्राउऊन १६ एप्टीय । 
पृ० सं० ८२ । प्रतियां ५०० । राजगढ़वास्तव्य रायसाहब पन्नालालजी 
खजान्ची की पत्नी माणक बहिन ने श्रीआनन्द-ग्रेस, भावनमर में छंपवाकर 
प्रकाशित किया । अतकेवली श्री. अय्यम्भवसूरिजीकृत दशवेकालिकसूतर 
प्रथम, चार अध्यायों को इसमें हिन्दी में अनवाद किया गया है। अश्रम गले 
श्लोक तलश्रात्‌ शब्दार्थ और फिर भावार्थ दिया गया है। ग्रंथ साथाचार- 
विवयक होने से इसका हिन्दी में अनवाद नवदीक्षित साधु एवं साध्वियों को 
अधिक. लाभदायक सिद्ध हुआ है। जैन-धर्म के ४५ पचतालीस भागा 
मुख्य हैं। यह उन आगामों में से एक है । ' 


तीथयान्नायें और अन्य काये [ ७५ 


- लघुचाणक्यनीति का हिन्दी-अनुवाद ओर वृतीय आवृत्ति-- 
हिन्दी-अनुवाद इतनी सुवोध एवं सरल भाषा में है कि दो आवृत्तिया 
तुरन्त ही समाप्त हो “गईं । फलतः तृतीय आवृत्ति की आवश्यकता 
प्रतीत हुई और वह फूंगणीवास्तव्य शाह जेताजी जेसाजी की ओर से निकली । 
पुस्तक का परिचय पूर्व दिया जा चुका है । 


कफ अनिल 


( (६ 


तीथयात्रायें ओर अन्य कार्य 
७ 


.. वि० सं० १६८२ माव शु० ११ को शुभ मुह त्त में चरितनायक 

ने अपने शिष्य एवं साधु-मण्डल के साथ में ६० श्रावक और श्राविकाश्रों 

के सहित सिद्धाचलतीर्थ की यात्रा के लिये राणापुर से 

श्री लिद्धाचलजी प्रस्थान किया । साथ में आठ साध्विर्य भी थीं। राणा- 

की सघ-यात्रा. पुर का संघ चरितनायक की तत्त्तावधानता में मार्ग में 

आने वाले छोटे-मोटे ग्रामों में एक-एक दिन का विश्वाम- 

लेता हुआ, मार्ग में आने वाले तीर्थो का दशन करता हुआथ्रा तथा श्रद्धा एवं 

शक्ति के अनुसार जिनालयों में पूजा, प्रभावना कराता हुआ, जीर्णोद्धार आदि 

श्रेष्ठ कर्मों के निमित्त अर्थदान देता हुआ चैत्र कृ० ५ ( फाल्गुण क्ृ० गुज- 
राती ) को प्रातः काल नव वजे पालीताणा पहुँचा । 


श्री राणापुर-संघ का राणापुर से पलीताणा तक की 
- संधयात्रा का दिग्दशन 
वि० स॑० १९८२ 


ग्राम, नगर अतर (कोस में) जेन धर मंदिर सन्‌ १९-२६ 
राणा पुर छ५ २ जन० २२-२१ 
कुन्दनपुर ४ २ ० २ 


७६ | 


गमलां 
दाहोद 
बलूंदी 
पीपलोद 
ओरवाडा 
गोधरा 
ह्न्बा 
टिम्बारोड़ 
सेवालिया 
अंगाड़ी 
ठासरा 
डाकोरजी 
उमरेठ 
भालेज 
बोरियादी 
वरताल 
मेलाप 
सोजीत्रा 
इसरवाड़ा 
वरसड़ा 
वटामण 
बोरु 
बोलाद 
पीपली 
आमली 
धोलेराबंदर 
एबदपुर 
बेलावदर 


श्रीमद्‌ विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


“४9 


बट क छ ०5 ७ ७०७ &6 ०८ <<८< ०८ ०८ श्र 


6 
२० 


। 


७6 ० 


6 
० 


>/चछ 
श्ट जा व 0 0 0 ७ >> ७ 


9 “४० 
0 4८ 


6 


७ ७35 “४७ “>> 0 ७०७७० 


शो 


७ >> ७0 छ 


फरवरी 


२७ 
838 8: 
३० 

३१ 

१ 


८-६ 
१०८६६ 
१ 

१३ 

१४ 

१४ 

१६ 


१७ 
१८ 
१९ 


तीथेयात्रायें और अन्य कार्य [ ७७ 








श्तनपुर भू २ ० २१ 
वला (वलमी) ४ १०० १ ५५ 
चमारड़ी २ ४ १२ २२ 
करदेज ६ ०... ० १? 
वरतेज (तीर्थ) १ ३०. १ २३ 
भावनगर ह इ््‌ १०००. ६ २४-२४ 
अखवाड़ा २ ३ ० २६ 
गोधावंदर भ्‌ ७५ ३ २७ 
तणसा <८॥ ४० १ ५ 
त्रापज डर ६० १ २८ 
तलाजा (ती4) ३ ६० ४ मार्च १-२ 
देवली २ है 5३ जे 
ठासेच ५॥ प्र ० ३ 
पालीताणा 2; ७००. ९ ४-३१ 
१६६॥।. २४७३ ४६ एक मास और आठ दिन 


चरितनायक का राणपुर-संघ के साथ में जब पालीताणा में संस्था- 

पित श्री आनन्दजी कल्याणजी' की पीढ़ी ने श्रीसिद्धाचक्षतीर्थ की यात्रार्थ 

शुभागमन सुना उसने हर्ष एवं आनन्द के साथ में बड़ी 

प्र-प्रवेशोत्तत तथा विशाल भक्ति-भावनाश्रों से पुर-प्रवेश की व्यवस्था 

तार्थ-दर्शन की और राज-शाही सजथज से चरितनायक का 

प्रवेश करवाया | युवक चरितनायक का तेज एवं तप तथा 

प्रभाव देखकर और तेजखी देशनाको श्रवण कर श्रोता एवं द्शकंगण को अपार 

आनन्द हुआ । राणापुर का सघ वहा द्वितीय चेत्र कृष्णा १ तक ठहरा और 

प्रतिदिन जप-तप-ध्यान करता हुआ वह श्री सिद्धाचलतीर्थ के दर्शन-स्पशन 
करता रहा । 


इन्हीं दिनों सियाणा (मरुबर-राजस्थान) वासी शाह खांडपीया 


७८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


काना उमाजी भी श्री सिद्धाचलतीथथ की यात्रार्थ सपरिवार आये थे । उन्होंने 
चरितनायक से ग्रार्थथा की कि वे चरितनायक की 
चारितनायक फा गिर- अधिनायकता. में पालीताणा से श्री गिरनारतीर्थ को 
नारतारथ की यात्रार्थ संघ निकालना चाहते हैं | चरितनायक ने विनती 
प्रस्थान खीकार करती ओर द्वितीय चेत्र कृष्णा, २ को श्री 
गिरनारतीर्थ के लिये यात्रा शुभ मुह त में प्रारम्भ करने 

के निश्चय से संधपति को सूचित किया । 


द्वितीय चेत्र कृ० २ को पाल्नीताणा से चरितनायक ने अपने साधु 
एवं शिष्यसमुदाय के साथ सियाणावास्तव्य शाह काना उमाजी द्वारा निष्काशित 
संघ के साथ में गिरनारतीर्थ की यात्रा करने के लिये शुभ मुह त्त में प्रस्थान 
किया.। पालीताणा से गिरनारतीर्थ लगभग ५२ कोस के- अन्तर पर है। 
श्रीसंघ को यह अन्तर पार करने में लगभग बारह दिवस क्षगे। पालीताणा 
से संघ १ अग्रेल को रवाना हुआ था, जो गिरनारतीर्थ की तलहटी में अ्रग्ेल 
१२ को पहुँचा । 


पालीताणा से गिरनारतीर्थ तंक का संघं-यात्रा-दिग्दर्शन 


वि० सं० १९८२ 
ग्राम-चगर -., अन्तर ( कोस में) जैन घर मंदिर तारीख 
घेटी रे २ . श्प १ अग्रेल, १ 
पबड़ी. ४ ला 
चारोड़िया. _- ५ 3. | ० ३् 
गारियाधार 5. 7 2. 87 7 /! 
छोटालीलिया ऐ श्‌ कक ९ 7) 
मोंटलीलिया : «१ २०. ० डे 
अमरेली ह ४ 'श५० २ ५ 
आकड़िया ४ ० ० ६ 
कूकावाव भर ' ३० ०: गा 


तीथयात्रायें और अन्य काये.: [ ७९ 





चूडा : ह' हा ० ७ 
राणपुर ४ ६० ९ ८ 
चड़ाल ६ 5 ९ 
जूनागढ़ ३ २४० २ १०-११ 
गिरनारतलहटी र्‌ १ ; १२ 
गिरनार (ती4) श्र ० २१ मु 
भरे ६७४ २१ १२ दिन 


संव चरितनायक के अविनायकल में उपरोक्त आम, नगरों में होता 
हुआ, जिन मन्दिरों के दर्शन करता हुआ, पुजा-पभावनाओं का लाभ लेता 
हुआ अग्रेत १० को जूनाग़ढ़ पहुँचा । वहाँ दो दिन का विश्रीम॑ किया 
ओर ता० १२ को गिरनार की तलहटी में पहुँच कर ऊपर चढ़ा ओर तीर्थ के 
दर्शन किये । संघपति काना उमराजी की ओर से पूजा-प्रभावनायें हुई । संघ 
नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा के दर्शन करके ओर सहस्राग्रव॒न आदि पवित्र-स्थानों 
को भेंट कर अति आनन्दित हुआ। 


चरितनायक ने जूनागढ़तीर्थ से खतत्र रूप से शंखेश्वर, तारंगा और 
अबु दतीर्थों की यात्रा करते हुये मरुधर-देश की ओर प्रयाण करने का निश्चय 
किया । दूसरे दिन चरितनायक अपने शिष्य एवं साथु-समुदाय के साथ में 
शुंखेश्वरती थ॑ की यात्रार्थ चल पड़े । 


श्री गिरनारतोथ से शंखेश्वरतीय तक का विहार-दिग्दर्शन 


बि० सं० १९८३ 
ग्राम, नगर अंतर (कोस में) जैनघर मदिर.. तारीख 
जूनागडू. | शा: रुप २ अग्रैल १३- १८: 
वड़ाल श्‌ ६२ १ १७ 
जेतपुर ६ ३२४० १ १८ 


बीरपुर 9 र ० 


] 


८० ] 


गोमटा 
गोंडल 
बीलीयारु 
रीषड़ा 
कोठारियु 
राजकोट 
खोराणा 
सीधाबदर 
बांकानेर 
जाली 
लूणसिरी 
दाधोड़ियु 
सरा 
कोंढू 
नीबा 
भ्रांगभा 
गाला 
भरड़ा 
देहभाम 
भीमावाड़ा 
धामा 
आदरयाणां 
शंखेश्वरती थे 


कनजिला-जी-3-लपकक्षभना )+व+0००-ेपममकाकफ़ के, 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


4 
७८ अत अं >72 ४ ७9 श ०८2 «: 0० ८ नण थ्ट ० बाण 0 ७ << छ ७ न्‍्ट >0 0 हि 





१०३ 


१७० 
४६० 


0 


१० 


छ 


११५० 


२४० 


हा 


२३ 
४३ 


८३० 


३६ 


३६२६ 


५ १९ 
१. २०-२१ 
| १) 
गे १२ 
० ० 

ह २३-२७ 


र्द 
२६-३० 
मई १-३ 


४ 


) 


२्‌ 

१ ५ 
२ ६-८ 
१ ० 
द्र _६-१० 
१ 
& १) 
० १२ 
१ १३-१४ 
९ !! 
७ १४ 
२ 


१॥ 


१६-१९ 





१७ एक मास एक सप्ताह 


मार्ग में जैसा विहार-दिग्दर्शनसे भी सूचित होता है जेतपुर, गोंडल 
राजकोट, बांकानेर, श्रांगश्रा जैसे प्रसिद्ध एवं समृद्ध नगर पड़े । राजकोट में 


तीथंयात्रायें और अन्य काये [ ८१ 


आपमश्री पूर्णिमा-पर्य्यन्त विराजे । चैत्र शु० ७ को राजकोट में आपश्री का पुर- 
प्रवेश हुआ । स्थानीय संघ ने सराहनीय विधि से आपश्री का खागत किया । 
स्थानीय संघ की श्रोर से चेत्र शु० त्रयोदशी को श्री महावीर-जयन्ती-महोत्सव 
मनाये जाने को था, अतः संघ के अत्याग्रह पर आपश्री ने वहां जयन्ती- 
महोत्सव मना कर जाने की खीकृति ग्रदान कर दी । चरितनायक के अधि- 
नायकत्व में जयन्ती-महोत्सव चडे घधूम-वाम से मनाया गया। आपक्री ने 
लगभग एक घन्टापयन्‍त चरम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर के महोपकारी 
जीवन पर देशना दी और उसी रोज जेन पाठशाला के वालक और वालिकाश्रों 
की परीक्षा भी ली | 

राजकोट से विहार करके छोटे-बडे ग्रामों में यथा-समय और यथा- 
सुविधा विश्राम करते हुये आपश्री मई १६ को श्री शंखेश्वरतीर्थ पहुँचे । इस १ ०० 
कोस की यात्रा में आपश्री को पूरा एक मास और एक सप्ताह लगा । यहाँ 
आपश्री पांच दिवसपर््यन्त विराजे और श्री पार्य्वनाथ-प्रतिमा के दर्शन करके 
अति ही आनन्दित हुये । यहाँ से आपश्री ने तारंगिरितीर्थ की ओर विहार 
किया । 


श्री शंखेबरतीय से श्रो तारंगाजीतीर्थ तक का 
विहार-दिग्दर्शन 
घि० स० १९८३ 


प्राम, नगर अन्तर (कोस में) जेन घर मन्दिर तारीख 
मुजपुर ४ ३० २ मई २१ 
हारिजरोड ५ १५ १ श्र 
जमणपुर इ््‌ १० २ 

अड़िया इ्‌ २० १ र३ 
कुणधेर ३ १० १ 

पाटण (अशणहिलपुर पत्तन) २ २०१४५ ११२ हि 
सागोडियो ब्‌ ० ० 


११ । 


८२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 





कल्याण । १४ १ २९ 
मेत्राणा (ती4थ) २ १] १ ३० 
सिद्धपुर ५ १५ ३ हु 
समोड़ा २ धर ० ३१ 
लूणुवा ३ २० १ जून ! 
बीढ़ोड़ी र्‌ ० ० पे 
कोद्राम २ २० २ हे 
चाणशूल २ ३२ १ है 
इभाड़ । ३४... १ २ 
वरठा ३ ० ० ३ 
श्री तारंगातीर्थ १ ० | ४-७ 

४२। २११७६ ११२ १८ दिव 


शंखेश्वरतीर्थ की यात्रा करके आपश्री अपने समुदाय के सहित श्री 
तारंगातीर्थ की यात्रा करने के लिये मई २१ को चल निकले । शंखेश्वर भर 
तारंगातीर्थ के अन्तर में आने वाले ग्राम एवं नगरों में पत्तन ( अ्रण॒हिलपुर ) 
बड़ा नगर आता है। वहाँ आपश्री ता० २४ को पहुँचे ओर मई ९८ तक 
अर्थात्‌ ६ दिवसपर्य्यत वहीं विराजे । पत्तन में इतने दिन ठहरने का एक कारण 
यह भी था कि वहाँ श्रीमद विजयमूपेन्द्रसरीधरजी महाराज साहब विराज 
रहे थे । यहाँ चरितनायक ने सर्व जिन मन्दिरों के दर्शन किये और चौदह 
ज्ञान-भण्डारों का अवलोकन किया | मई २६ को आपश्री ने पत्तन से विहार 
किया और मार्ग में आये हुये आमों में यथावकाश और यथासुविधा एक-एक 
दिन और कहीं कुछ घंटों का विश्राम करते हुये आपश्री जून ४ को श्रीवारंगाजी- 
तीर्थ को पहुँचे । श्रीशंखेश्वरतीर्थ थे श्रीतारंगाजी का यह यात्रा-मार्ग लगभग 
४४ कोस के अन्तर का था । इस अन्तर को काटने में आ्रापश्री की १४ 
दिवस लगे । 


श्रीतारंगातीर्थ पहुँचकर चरितनायक ने अपने साधु एवं शिष्यमण्डल 
के सहित दादा अजितनाथ के दर्शन किये और अन्य पवित्र स्थानों के भी दशन 


तीथययात्रायं भौर अन्य काये [ ८३ 


करके क्ृत-कृत्य हुये । यहाँ चरितनायक ने तीन दिन का विश्राम किया और 
इस समय में तीर्थसम्बन्धी कितनी ही ऐतिहासिक सामग्री आपश्री ने आप्त की । 
जून ७ को आपश्री ने यहाँ से श्री अबु दाचलतीर्थ की ओर प्रस्थान किया । 


श्री तारंगाजीतीर्थ से श्री अबु दाचलतीथ तक का 








विहार-दिग्दर्शन 

वि० से० १९८३ 
ग्राम, नगर अंतर (कोस में) जेन थर॒ मंदिर तारीख 
टीम्बा ३ । १ जून 9 
भालूसण ३ २० | ८ 
ऊमरी २॥ ६ १ के 
नागरमोरिया ३॥ २५ २ ९ 
दांताभगवानगढ़ ध्‌ १२ १ १० 
कुंभारियाती्थ १२ ० | ११-१२ 
अंबाजी ॥| 59 १9 १9 
खराड़ी ९ २० १ १३-१४ 
चोकी श॥ ० ० १५ 
आआदुकेम्प ७ ० ० 5 
देलवाडा २ ० ६ १६-२० 
अचलगढतीथ ३॥ ९ द्‌ २१ 
श्रोरिषा १! + ४! 
५७॥ ८& २६ १४ दिन 


चरितनायक अपनी साधु-मण्डली के सहित श्री तार गाजीतीर्थ से जून 

७ को चले ओर योग्य आरर्मों में एक-एक दिन का विश्राम करते हुये तथा 
श्रावक एवं श्राविकाओं को धर्म का यथासमय एवं यथा- 

श्रीअवदांचलतर्थि सुविधा उपदेश देते हुय जून ११ को प्रसिद्ध एवं 
की यात्रा अति प्राचीन तीर्थ श्री कुभारियाजी पधारे। वहाँ दो 


८४ ] श्रीमद विजययती न्द्रसूरि--जीवन चरित 


दिवस का विश्राम किया और जून १३ को प्रातःकाल वहाँ से चल 
पड़े । खराड़ी ग्राम को आपश्री ता० १३ को ही संध्यासमय पहुँचे । 
वहाँ भी दो दिन ठहरे | ता० १५ जून को आबुकेम्प ओर ता० १६ बून 
को देलवाडा ठहरे ! इस यात्रा में आपश्री को १४ दिन लगे और ५४ कोस का 
अन्तर पार करना पड़ा। आपश्री देलवाडा पहुँच कर गूर्जरसम्राट्‌ प्रथम भीमदेव के 
गूजरमहाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह द्वारा वि० सं० १०८८ में विनिर्मित 
विमलवसतिकाखज्य श्री आदिनाथ-जिनालय और गू जरयुवराज पवल्क्षपुरा- 
धीश वीरघवल के महामात्य एवं दंडनायक वस्तुपाल तेजपाल द्वारा वि० सं० 
१२७६ में श्रतिष्ठित श्री लृणसिंहवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-चैत्यालय के 
दशन करके अति ही आनन्दित हुये । उपरोक्त दोनों मन्दिर जैन-समाज में ही 
नहीं, संसार भर के अद्वितीय मन्दिरों में से हैं | इनको अनुपम भी कहा जाव 
तो भी आश्चर्य नहीं । चरितनायक वहाँ जून २० तक विराजे और तलश्वात्‌ 
उन्होंने जून २१ को अचलगढ़तीर्थ भर ओरियाजी के जि० मंदिर के दशन 
करके सिरोही की ओर विहार किया । 


श्री अबु दाचलतीर्थ से सिरोही ओर आहोर तक का 


विहार-दिग्दर्शन 

वि० से० १९८३ 
ग्राम, नगर अच्तर (कोस में) जैन घर मंदिर. तारीख 
अनांदरा ३॥ ४० १ जून श२ 
पाल॑री श्‌ । १ १) 
सिरोड़ी र्‌ 9० २ २३-२१ 
मेड़ा ३ २० ! २६ 
हमीरगढ़ (तीर्थ) १॥ ० ३ गा 
सन्द्रुट शरः १५ १ १! 
सिरोही (तीर्थ) ३ ५०० १७... २७-१८ 
सनवाड़ा ३ १० १ ग 





तीथंयात्रा्य और अन्य कार्य [ ८५ 











वीरबाड़ा श्‌ ५४० २ 5] 
ऊद्‌ग ! ० १ हु 
वामनवाड़ (तीर्थ) १ हू १ जुलाई-३ 
नादिया (ती4) ३॥ 9० भर पु 
यिगही ७ ५१०० 9७9 9 
गायली १ र५ १ 
ऊड़ ३ 5 ४ ग 
जावाल £ २०० 9 ५ 
बलदूठ १ १०० र्‌ १ 
सवणा (तीअ4॑) 2 5 १ 5 
आकोाली ४ ८० २ ७-१० 
बागग २्‌ २४० १ 9) 
ड्र्ड २ ३० 4 १5 
सियाणा 2 ३२२४ २्‌ 8५ 
मयलावास २ 9) १ मै] 
मेडा े १) १9 १ 54 
छीपरवाडा र्‌ ० ० १) 
आहोर १ ६०० ४. १३-१४ 
५४॥। ३२१७५ ७३ २४ दिन 


आवृपर्व॑तनीर्थ से २४ दिनों में ६४६ मील का अन्तर पार करके 
चरितनायक अपने भिष्यसमुदाय एवं साथुमग्डल के सहित जुलाई 2४ को 
आहार पवार। आाद्वोर के श्रीसव ने चरितनावक का पुर-प्रवग अति ही उत्साह 
से करवाया । इस यात्रा में आये हुये प्रमुख उल्लेखनीय नगर सिरोही, जावाल, 
सियाणा ओर वागर दे । इनका वर्णन यवथावसर इस जीवन-चरित में आना 
निश्चित्‌ ह. अतः इनके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना असगत तो नहीं, 
परन्तु उपेक्षणीय अवश्य मानता हूँ । इस यात्रा में उल्लेखनीय वात यह हुई 
कि जब चस्तिनावक सिरेद्री से विद्वार करते हुवे आकोली पवार तो आकोाली 


८४ ] श्रीमद्‌ विजययती न्वसूरि--जीवन चरित 


दिवस का विश्राम किया ओर जून १३ को प्रातःकाल वहाँ से चल 
पड़े । खराड़ी ग्राम को आपश्री ता० १३ को ही संध्यासमय पहुँचे । 
वहाँ भी दो दिन ठहरे । ता० १५ जून को आुकेम्प ओर ता० १६ जून 
को देलवाडा ठहरे । इस यात्रा में आपश्री को १४ दिन लगे और ५४ कोस का 
अन्तर पार करना पड़ा। आपश्री देलवाडा पहुँच कर गूर्जरसम्राट्‌ प्रथम भीमदेव के 
गूजरमहाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह द्वारा वि० सं० १०८८ में विनिर्मित 
विमलवसतिकाख्य श्री आदिनाथ-जिनालय ओर गू जरयुवराज पवलक्षपुरा- 
धीश वीरघवल के महामात्य एवं दंडनायक वस्तुपाल तेजपाल द्वारा वि० सं० 
१२७६ में प्रतिष्ठित श्री लूणसिहवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-चेत्यालय के 
दर्शन करके अति ही आनन्दित हुये । उपरोक्त दोनों मन्दिर जैन-समाज में ही 
नहीं, संसार भर के अद्वितीय मन्दिरों में से हैं । इनको अनुपम भी कहा जाय 
तो भी आश्चर्य नहीं | चरितनायक वहाँ जून २० तक विराजे ओर तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने जून २१ को अचलगढ़तीर्थ और ओरियाजी के जि० मंदिर के दर्शन 
करके सिरोही की ओर विहार किया । 


श्री अब दाचलतीर्थ से सिरोही और आहोर तक का 


विहार-दिग्दशन 

वि० सं० १९८३ 
ग्राम, नगर अच्तर (कोस में) जैन घर मंदिर. तारीख 
अनांदरा 53 ४9० १ जून २९ 
पाल॑री ३ ध्‌ १ गा 
सिरोड़ी २्‌ ७० २ २३-२५ 
मेड़ा ३ २० १ २६ 
हमीरगढ़ (तीर्थ) शा ० ३ ए 
सन्द्रुट २ १५ १ ् 
सिरोही (तीर) इ्‌ ७५०० १७ २७-२८ 
सनवाड़ा ३ १० १ ग 








तीथेयान्नायें और अन्य काये [ ८५. 
वीरवाड़ा २ ४० २ ३० 
ऊंदरा १ ० १ हर 
वामनवाड़ (तीर्थ) १ हे १ जुलाई-३ 
नादिया (तीथ) ३॥ ४० २ है 
_सिरोही ७ भू०० ७ छ 
गोयली १ २५ १ हे 
ऊड़ ३ र्५ १ न 
जावाल १ २०० ४ ५ 
बलदूठ १ १०० द्‌ १) 
सवणा (तीर्थ) 9 १ ६ 
आकोली ४ ८० १ ७-१० 
बागरा २्‌ २५० १ १) 
डृड्सी १ ३० १ कर 
सियाणा ३ ३२४ २ ११ 
मॉयलावास २ पु हा है 
मेड़ा ४ ॥! "१२ 
छीपरवाड़ा २ ० ० ह 
आहोर १ ६०० ५ १३-१४ 

५४॥ ३१७५ ७३ २१२४ दिन 


आबूपरबततीर्थ से २४ दिनों में ६४६ मील का अ्रन्तर पार करके 


चरितनायक अपने शिष्यसमुदाय एवं साधुग्रएडल के सहित जुलाई ११ को. 
आहोर पधारे। आहोर के श्रीसंध ने चरितनायक का पुर-प्रवेश अति ही उत्साह 
से करवाया । इस यात्रा में आये हुये प्रमुख उल्लेखनीय नगर सिरोही, जावाल, 
सियाणा ओर बागरा हैं | इनका वर्णन यथावसर इस जीवन-चरित में आना 
निश्चित्‌ है, अतः इनके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना असंगत तो नहीं, 
परन्तु उपेक्षणीय अवश्य मानता हूँ। इस यात्रा में उल्लेखनीय बात यह हुई 
कि जब चरितनायक सिरोही से विहार करते हुये आकोली पधारे तो आकोल्ली 


८६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


के श्रीसंध ने चरितनायक का आगामी चातुर्मास आकोली में ही कराने के 
निमित्त अत्याग्रह किया | चरितनायक ने श्रीसंघ का अतल्याग्रह देखकर 
आकोली में चातुर्मास करने की जय बुलवादी । तलश्वात्‌ आपश्री सियाणा 
ओर फिर वहाँ से आहोर पघारे | आपश्री के सदुपदेश से श्रीसंघ-सियाणा 
ने श्रीमोहनखेड़ातीथथोंद्धार के निमित्त रू* २४००) अप॑ण किये। आहोर 
के श्रीसंघ ने इसी पुण्य-कार्य के अर्थ रु० २६००) का दान दिया | 
तलश्चात्‌ चातुर्मास के प्रयोजन से आपश्री पुनः आकोली पधारे । 


+-+_+__ 8७७७औ_ते>> 


मरुधर में वातुर्मास ओर अन्य कार्य 
.. 

२०--वि० सं० १९८३ में आकोलो में चातुमौस-- 

श्रीमद्‌ विजयभूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से चरितनायक ने जैसा ऊपर 
संकेत हो चुका हैं वि० सं०-:१९८३ का चातुर्मास आकोली (मरुपर-प्रान्त) 
में किया । व्याख्यान में उत्तराध्ययन-सूत्र/ ओर भावनाधिकार में “विक्रमा- 
दित्य-चरित्र' का वाचन किया । चातुर्मासपर्य्यत धर्मक्रियाओं एवं तपस्थाओं, 
पूजा-प्रमावनाओं का सराहनीय ठाट रहा और निम्नवत्‌ तपस्थायें हुई । 


-- ९३० नीवि, आयंबिल और एकासना, १४० ग्रभावना, ५०० 
उपवास, ३०१ बेला, १०१ अट्ठम, ५१ चौला,.२१ पांचा,२ पचरंगी तप, 
१ नवरंगी तप, ११ अट्टाई, ५ चोवीस-भक्त ( अग्यारह उपवास )। 

चरितनायक के दर्शनार्थ सियाणा, बागरा, साथू , बाकरा, मोदरा, 
भीनमाल, रेवतड़ा, जालोर, धाणसा आदि अनेक ग्रामों के कुठुम्ब और पंथ 
आये । इनमें से निम्न सजनन एवं संघों ने नवकारशियाँ करवाई । 


नवकारशियां 


. १--रेवतड़ावास्तव्य शाह हांसाजी की तरफ से कार्त्तिक शुभ. ई$, 
२-श्रीसंघ-धाणुशा , . . » कीरत्तिक शु० रु 


$ श् कि ७ 
श्रीमद्‌ भूपैस्द्रसूरिजी की आजा से ममर्वर में चांतु्मास और अन्य काय [ ८७ 


३--श्रीसंध >साथू. की तरफ से. कार्तिक झु० ८ 


४-५--- ,, -वंगरा ञ कार्तिक शु० १२,१३६ 
६-७-८-- ,;, --सिंयाणा श मार्गशीर्ष कृ० २,५,६ 


६--आ्राहोस्वास्तव्य गाह चंदा तिलोकचंदजी की श्रीर से मार्गगशीर्ष 
ञु० 8 को नवकारणी के साथ में श्रीफल की प्रभावना भी हुई । 


इनके उपरात भीनमाल, साथू, माइ्वला, जालार, माडाली, वल- 
दूठ के श्रीसंघों की ओर से श्रीफल और एक थेर शक्कर की प्रति घर प्रभावना 
दी गई थी । इस ग्रकार आकोली के चातुर्मास में श्रति ही ठाठ रहा । 


ग्राकाल्ली में चरितनायक गर्दकाल के मध्य तक विराजे | तलश्वात्‌ 
श्रापश्री वहाँ से विहार करके सियाणा पवार और वहा आप्री ने अपने कर- 
कमले से साथ्वीजी श्री चेतनश्रीजी ओर चतुरश्रीजी को दीक्षित किया । 


कुरलिंगिवदनोदूगारमामांसा ( हिन्दी ) का प्रकाशन--रचना 
सं० १६८३ । ऋाउन १६ प्रष्ठीय । ए० सं० ७४ । प्रतियाँ १००। जावरा- 
वास्तव्य ओसवालज्ञातीय शाह० के० आर की ओर से श्री आनंद-प्रेस, 
भावनगर में प्रकाशित । पुस्तक के नाम से ही उसके विषय की प्रक्नति 
एवं लेखक के उद्दत्य का कुछ २ आमास बसे ही मिल जाता है । रतलाम 
में श्री चरितनायक और सागरनन्‍्द्सरिजी के मध्य में विवाद चला था 
ओर उस विवाद में सागरानन्दसरिजी को नीचा देखना पडा था ओर उसका 
विस्तृत वर्णन पूर्व दिया जा चुका है। श्रीमद सागरानन्दसरिजी प्रसिद्ध 
आगमीदय-समिति के नियंता एवं जैनायमों के धुरंधर पंडित माने जाते रहे 
हैं। उपरोक्त विवाद को लेकर उन्होने यतीन्‍्द्रमुखचपेटिका' नामक एक क्षुद्र- 
शीर्षक वाहिनी और ऐसे ही निम्नभाववाहिनी छोटी पुस्तक प्रकाशित की । 
चरितनायक ने उपरोक्त पुस्तक के उत्तर में कुलिगिवदनोद्गारमीमासा (हिन्दी) 
नामक पुस्तक निकाली । इसमें आपश्री ने वड़ी सभ्यता एवं साधु के योग्य 
भाषा का प्रयोग करते हुये श्रकाट्य युक्तियों एवं अतर्क्य प्रमाणों से अपने 
मत की पुष्टी की । इस पुस्तक का ग्रचार सागर की लहर की भांति जैन- 
समाज में बढ़ा और श्रीमद्‌ सागरानन्दसरिजी को बहुत नीचा देखना पड़ा 


८८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 
सियाणा में श्री चेतनभ्रीजी ओर चतुरभ्रीजी की लघुदीक्षा 
वि० सं० १९८३ 


चेतनश्रीजी का ग्हस्थ नाम जम्मुबाई था। इनका जन्म टांडा 
( मालवा ) में वि० सं० १९४९ में हुआ था । इनके पिता का नाम धन्ना- 
लालजी और माता का नाम सकमावाई था। श्री धन्नाज्ञालनी ओसवाल्न- 
ज्ञातीय श्रेष्ठी थे । जम्मुबाई का विवाह रींगनोदनिवासी ओसवालज्ञातीय श्रे० 
कु० जड़ावचन्द्रजी के साथ में वि० स० १९६३ माघ शु० ५ को हुआ 
था । दुददेंव की कुद्ृष्टि से इनके पति का खर्गवास अव्पायु में ही वि० सं० 
१६६८ की भाद्रपद शु० १० को ही हो गया । जंमुबाई एक दम अनाथ 
हो गई । धीरे २ संसार से इनको उदासीनता होने लगी और निदान 
सियाणा ( मारवाड़ ) में चरितनायक के करकमलों से वि० से १९८३ 
माघ शु० ६ को इन्होंने गुरुणीजी श्री भावश्रीजी के सदुपदेश से भागवती- 
दीक्षा ग्रहण की । चरितनायक ने इनका नाम चेतनश्रीजी रक्खा तथा इनको 
भावश्रीजी की ही शिष्या बनाई। 


चतुरश्रीजी का ग़हस्थ नाम मिश्रीबाई था । इनके पिता का नाम 
लुणाजी ओर माता का नाम वरदी बाई था । इनके पिता भी ओ्रोसवाल- 
ज्ञातीय थे । मिश्रीबाई का जन्म वि० सं० १६५६ फास्णुण शु० ७ के 
दिवस हुआ था और विवाह राज॑ंगढ़निवासी ओोसवालज्ञातीय हेमराजजी के 
साथ मे वि० सं० १६६८ माघ कृ० ४ के दिन हुआ था । यह आठ वर्ष 
का सौमाग्य देखकर वि० सं० १९७६ श्रावण शु० ७ को विधवा हो गई । 
सियाणा में चरितनायक के करकमलों से इन्होंने भी वि० स॑ १९८३ माप 
शु० ६ को चेतनश्रीजी के साथ में साध्वीदीक्षा ग्रहए की ओर चतुरश्री नाम 
धारण किया तथा गुरुणीजी श्री भावश्रीजी की शिष्या बनी । 


इस दीक्षाकार्य से निवृत्त होकर चरितनायक अपनी शिष्य एवं 
साधुमण्डली के सहित आहोर पधारे और वहाँ कुछ दिवस विराजे तथा वहाँ 
से फिर गुढ़ाबालोतरा पधार कर पुनः ग्रतिष्ठोत्सव के पूर्व आकोली पधार गये | 


श्रीमद भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरुघेर मे चातुमोत ओ< 


आकोली में जेन घरों की संख्या लगभग अस्सी ६ 

दुर्भाग्य के कारण इतने छोटे से समुदाय में कई वर्षों से कुसंप ५ 

था और उसका परिणाम यह हुआ कि अब तक 
आकोल में कुप्तप के जिनालय की प्रतिष्ठा नही हो पाई थी । चरितनायक 
को मिटाना और ने अपने चातुर्मासकाल में ही अपनी ओजस्वी व्याख्यान- 
जिनालय का अतिष्ठा शक्ति से आकोलीवासियों के मानसों की ग्रंथियों को खोल 
में आपका सहयोग डाला था।इस समय अंत में चरितनायक संप करवाने मे 
बि० ध० १९८४ सफल हुये । आकोली का समस्त श्रीसघ चरितनायक के 

इस सराहनीय प्रयल्ल से अति ही आनदित हुआ और 
उसने जिनालय की प्रतिष्ठा कराने का निश्चय किया । एक दिन चरितनायक 
के अधिनायकत्व में आकोली का श्रीसंघ एकत्रित हुआ ओर प्रतिष्ठार्थ 
१८०००) अट्टारह सहख्न॒ रुपयों का चदा तत्काल लिखा गया। श्रीसंघ ने 
भूपेन्द्रसूरिजी महाराज साहव को जो थराद में विराज रहे थे, आकोली के सदू- 
गृहस्थों को भेज कर निमंत्रित किया और उनके कर-कमलों से वि० सं० 
१९८४ वैशाख शु० ४ शुक्रवार को अष्टाहिकाभहोत्सवपूर्वक बहुत धाम-धूम 
एवं सज-धज से जिनालय की प्रतिष्ठा शुभ मुह त्त मे करवाई । 


प्रतिष्ठा-कार्य से निवृत्त हो कर चरितनायक सियाणा पधारे और फिर 
सियाणा से आहोर पधारे। 


२१--वि० सं० १९८४ में गुढ़वालोतरा में चातु्मास;--- 


वि० सं० १९८४ का चातुर्मास श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की श्राज्ञा से 
चरितनायक ने गुढाबालोतरा (मरुपर-प्रान्त) में किया । 


व्याख्यान में श्री अभिधान-राजेन्द्र-कोष' का 'तित्थयर शैब्द और 
भावनाधिकार में शुभशीलगणिरचित 'विक्रमादित्यचरित्र” का वाचन किया। 
'गुढ़ाबालोतरा में प्राग्वाटज्ञातीय जैनियों की अच्छी बस्ती है । 


चरितनायक का यह वि० सं० १६८४ का चातुर्मास आ्रीमंत' शाह्‌ 
श्र 


९० ] श्रीमदू विजथयतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


जीवाजी लखाजी की ओर से करवाया गया था । ये यहाँ की जैन समाज 

में अग्रणी ओर अधिक श्रीमंत भ्रावक हैं । ये जैसे श्रीमंत 
श्रे० जीवाजी लखाजी हैं, वैसे ही धर्म ओर समाज के ग्रति सुधार एवं धर्म- 
की ओर से चातुममात कार्यों में अपने द्रव्य का सहुपयोग करने वाले भी हैं। 
का व्यय वहन करना बम्बई में इनकी दुकान है और वहाँ की प्रसिद्ध शाह- 

कारी दुकानों में इनकी दुकान की गणना है। श्री जैन- 
खेताम्बर-पाठशाला' नाम से गुढ़ाबालोतरा में इनकी ओर से विद्यालय चलता 
है । इस विद्यालय में धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षण दिया जाता है। 
चातुर्मास का सम्पूर्ण व्यय इन्होंने ही किया था। चरितनायक के दर्शनार्थ 
आये हुये श्रीसंघों को इन्होंने तीन-तीन दिन तक रोका और उनका अतिशय 
आदर-सत्कार किया । आये हुये संघों में उल्लेखनीय आहोर, बागरा, जालोर, 
हरजी, तख्तगढ़, शिवगंज ओर कोशीलाव के बृहद्‌ संघ थे । 


तप, व्रत, उपवास, आंबिल आदि अनेक तप हुये तथा बाहर के ग्राम एवं 

नगरों से आये हुये श्रीसंघों की ओर से अट्टारह नवकारशियाँ तथा श्रीफेल 
ओर मिश्री की ५० पचास ग्रभावनायें हुईं । खर्गीय 

चातुर्मात्त में पुएय- गुरुदेव श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी, विजयधनचद्र- 
कृत्य सूरिजी, विजयमूपेन्द्रसूरिजी, उपा० मोहनविजयजी भ्रौर 
चरितनायक की सैकड़ों रुपयों का व्यय करके भक्तजनों 

ने दर्शनीय स्नेहिल (0॥ 0थ॥) चित्र करवाये, जिनका विवरण निम्न है । 


१. स्व० गुरुराज विजयराजेन्द्रसूरिजी, विजयधनचंद्रस॒रिजी, विजय- 
भूपेन्द्रसूरिनी, उपा० मोहनविजयजी ओर व्याख्यान वाचस्पति उपा० 
श्रीयतीन्द्रविजयजी ( चरितनायक ) का सम्मिलित एक स्नेहिल चित्र 4० 
जीवाजी लखाजी ने ३०".४२४“ इच्ची करवाया और उसको धर्मशाला में 
स्थापित किया । 


२, स्व० गुरु महाराज श्रीमद्‌ विजयराजेल्रसूरिजी का एक स्नेहिल 
चित्र ३०८२४“ श्ञा० लालचन्द्र लखमाजी ने करवाकर वर्मशाला मे 


स्थापित किया । 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मस्धर में चातुमोस व विहार-दिग्दशेन. [ ९१ 


३ स्व० श्रीमद्‌ विजयथनचन्द्रसूरिजी का एक स्नेहिल्ल चित्र 
३०”“)२७४“ शाह छोगमल भूताजी ने करवाकर धर्मशाला में स्थापित किया । 


४. स्व० उपा० श्री मोहनविजयजी का एक स्नेहिल चित्र 
३०“०२४”“ शा० मगाजी ने करवाकर धर्मशाला में स्थापित किया । 


५. स्व० श्रीमद्‌ विजयमूपेन्द्रसूरिनी का एक स्नेहिल चित्र 
३०५२४ ' शाह० मोतीजी हाँसाजी ने करवाकर धमंशाला में स्थापित किया । 


६. व्याख्यान-वाचस्पति उपा० मुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी (चरिि- 
नायक) का एक स्नेहिल चित्र ३०८२४“ शा० साकलचन्द्र धुलाजी ने करवा 
कर पमंशाला में प्रतिष्ठित किया। 


७-८, स्व० गुरुसहाराज श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज का 
तथा चरितनायक का एक-एक श्रौर स्नेहिल् चित्र क्रमशः ३०८२४ 
१४०१२” आहोरनगरवासी शा० तिलोकचन्द्र चन्दाजी ने करवा कर धर्म- 
शाला मे प्रतिष्ठित किये। 


चतु्मास पूर्ण करके श्रापश्री ने गोडवाड-प्रान्त के छोटे-मोथे प्रामों 
में विहार किया ओर छोटे-मोटे तीर्थों के दर्शन किये । फिर जालोर तथा 
भीनमाल की ओर का श्रत्याग्रह होने से आपश्री अपनी मर्डली के सहित 
उधर के छोटे-ओोटे ग्रामों में विचरते हुये धानेरा पहुँचे । 


यद्ाबालोतरा से शिवगंज और श्री वरकाणातीर्थ तक का 


विहार-दिग्दर्शन 
वि० स० १९८४ 
आम, नगर अंतर (कोसमें) जैन घर जैन मंदिर तारीख 
अगबरी || १०० २ नवंबर १२ 
संदरिया ह्‌ ५० १ २२-२६ 
पावटा (तीर्थ) | २५ ९ 


3) 


९२ ] श्रीमद्‌ विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 





नोवी ॥ १००. २ रद 
छोटालखमावा ॥ २ १ ५, 
मोटालखमावा ॥ १०. १ हि 
कोरय (वी4) १ ६०. ४ २७-११ 
कानपुरा १॥ १४ १ हे 
शिवगंज र्‌ ६२५ ७ ' दिसंबर १-९ 
ऊंद्री | हक 
नेतरा २५॥ ० ० १० 
सांडेराव ३॥ ३०० २ ११-१४ 
खिमेल ३ ए००. २ १४-१६ 
बरकाणा (तीथ) २॥ ० १ (७-१८ 

२२ १४७९९. २६ एक मास एक सप्ताह 

व्रकाणातीर्थ से जालोर तक का 
विह्र-दिग्दर्शन 
वि० स० १९८४ ह 

ग्राम, नगर अंतर (कोसमें) जैन घर मंदिर तारीख 
राणी (स्टेशन). २ ५० १ सन्‌ १९२७दि० १६-२३ 
शाणीग्राम १ १४० ! मर] 
ब्राह्मी ३ ३४ र्‌ ह १) 
खिमाड़ा र्‌ ३० १ २४-२६ 
कोशिल्ाव ॥ २३० २ दि० २७सेसन्‌ १९१८ज,४ 
बाबाग्राम |। ३५ १ ५-१ 
पावा: २ ३५ १ ७-११ 
भूति २ ९५ २ १२-१८ 
कवला. १ 4 १ ! 
रोड़ला २ १९ ६ !! 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी को आज्ञा से मस्धर में चातुमोस व विह्ार-दिग्दशेन [ ९३ 


तखतगढ़ . 0४ ५१७५ भ १९-२२ 
जुआणा 2; 9 ० ही 
भारु दा ॥ ९० 2 
फताहपुरा १॥ ३५ १ २३-२५ 
जोयला १॥। 
जोगापुरा १॥ ४० १ २६ 
रोवाडा ३ ३५ २७-३१ 
अआजलावा १॥। १२ १) 79 
हरजी २॥ २७४ २्‌ फरवरी १-१० 
बूड़तरा र्‌ १० ० १) 
थांवरा (रा) १ 9० १ 5 
भेंसवाड़ा २ ७२ २ ११-१३ 
सकराणा १॥ ० १ १5 
लेटा हु ३२०. $ 
जालोर (ती4). १ ८५५... १३ १३-२७ 


बीस बडा नी टी सनी: 


४५॥ २७५१ ४३ दो मास वारह दिन 


पावा के संघ में फूट थी। उसको मिटाकर आपश्री नेसंघ में ऐक्यता 
स्थापित की । यहा आपश्री पाच दिवसपर्यन्त बिराजे । 


भूति में आपश्री सात दिवसपर्यत ठहरे । यहाँ भी संघ में फूट थी । 
आपश्री ने नित्य व्याख्यान देकर एवं ऐक्यता के महत्त्व पर विशेष अभाव डाल 
कर वहाँ के संघ में पड़ी हुई फूट को नष्ट किया और फ़ूट के कारण जो 
प्रतिष्ठाकार्य रुका हुआ था, उसके करने का आयोजन निश्चित करवाया । 


शांतिश्रीजी की दीक्षा 


आहोर में आपश्री ने साध्वीजी श्री शातिश्रीजी को विधिपुर्वक भागवती- 
दीक्षा वि० सं० १६८४ फाल्यगुण कु० ५ को प्रदान की । इन साध्वीजी को 


| 


९४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


साध्वीजी श्री सोहनश्रीनी ने जावाल में साध्वी के वस्त्र परिधान करवा. दिये 
थे; परन्तु विधिपूर्वक दीक्षा फिर आहोर में चरितनायक के हाथों हुई। शांति- 
श्रीजी का ग़हस्थ नाम रूपी बहिन था । इनके माता-पिता आकोली के रहने 
वाले थे। पिता का नाम शाह सूजा था और माता का नाम बालीबाई 
था । इनका जन्म वि० सं० १९६१ मार्गशीर्ष कृ० १३ को हुआ था | 
इनका विवाह वि० सं* १९७६ आधाढ़ क्ृ० ८ मी, को भरांडोलीनिवासी 
ओसवालज्ञातीय श्रेष्ठी केसरीमलजी के साथ में हुआ था । परन्तु दुर्भाग्य 
से केसरीमलजी विवाह के कुछ समय पश्चात्‌ ही खर्गस्थ हो गये । पति के 
सर्गस्थ होने पर यह एक दम संसार से उदासीन हो गई' ओर साध्वी-सग में 
रह कर अपना जीवन व्यतीत करने लगीं । निदान साध्वीजी श्री सोहनश्रीजी 
ने जेसा ऊपर कहा गया है, इनके अत्यधिक आग्रह पर इनको जोयशा में 
साध्वीवस्त्र धारण करवा दिये । 


जालोर से भीनमाल तक का विहार-दिग्दर्शन 


वि० स० १९८४ 
ग्राम, नगर. अंतर ( कोसमें ) जैन घर मंदिर तारीख 
मांडवला ४।। ११० १ फर्वरी २५ 
ऐलाणा २ ४०. ! |) 
गोल १ २०० २ २६-२७ 
खरल ॥ ७ ० २८ 
ओटवाड़ा १॥ २५ १ २६ 
आलापषरण हू ३१ £ हर] 
सायला १॥ श्श्८ २ मार्च १-३१ 
चोशऊ | २४ १ अग्रेत १-३ 
भांडवा ( तीर्थ ) १ ०... १ ४-८६ 
मेंगलवा १॥ ८६ १ ७ 
आखणा ६ १४ १ दर 


९८ ] श्रोमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


अधटकुमार-चरित्र, र॒त्नसार-चरित्र ओर हारिबलधीपर-चरित्र 
का सम्मिलित प्रकाशन-- रचना सं० १९८५ । सुपररॉयल 2१२ पृष्ठीय | 
पृष्ठ सं० ७८ । सियाणावास्तव्य शा० सुरतिगंजी जीवराज, उमाजी खांड- 
पिया ने इनकी अढ़ाइ सो (२५४०) प्रतियाँ एक सम्मिलित ग्रंथ के रुप में 
आननद-प्रेस', भावनगर से प्रकाशित करवाई । 


श्री जमड्शाह और कयवन्नाचरित्र --साधु एवं साध्वियों के लिये 
यह ग्रंथ अधिक उपयोगी है। ये दोनों ग्रथ संस्कृत गद्य में हैं। इनका 
लेखन भी इसी वर्ष हुआ। जैन-साहित्य में इन दोनों ग्रंथों का श्रपिक 
महत्त्व है । 


२२--वि० सं० १९८९ में थराद में चातुर्मास:--- 


वि० सं० १९८४ का चातुर्मास थराद में हुआ । व्याख्यान में 
श्री उत्तराध्ययनजी' लक्ष्मीवठभीटीकासहित और भावनाधिकार में श्री चारि- 
मंदिरिगशिरचिंत 'कुमारपाल-महाकाव्यः का वाचन किया। चातुर्मास में 
मुनिश्री विद्याविजयुजी और श्री सागरविजयजी के सदुपदेश से स्थानीय 
श्री श्राविकासंघ ने गुरुमहाराज श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिनी, विजयधनचंद्रसरिजी, 
उपा० मोहनविजयजी, विजयमूपेन्द्रसूरिजी और चरितनायक का एक सम्मि- 
लित स्नेहिल चित्र ३६“८३०” तैयार करवाया तथा इनमें से प्रत्येक की 
अलग-अलग स्नेहिल चित्र ३०५२४“ भी तैयार करवा कर धर्मशाला शरीर 
श्री महावीर-चेत्यालय में स्थापित किये । पुजा, प्रभावनाओं का तथा ब्रत, 
उप्रवास, आंबिल आदि तपों का अति ही सराहनीय ठाट रहा । 


भोरोलतीथे की यात्रा 
वि० से० १९८५ 


धराद में चातुर्मास पूर्ण करके चरितनायक अपने साधुमए्डल और 
स्थानीय अनेक श्रावकगण के सहित ठीमा और भोरोलतीर्थ की यात्रा को 
पधारे । यात्रा से लौट कर आपश्री पुनः थराद-श्रीसंघ के अत्याग्रह से थराद 
ही पधारे | पौष शु० ७ को ख० गुरुमहाराज श्रीमद्‌ विजयराजेच्डसूरिनी 





_-ज >+>5, 


१०० ] द श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
श्री अबु दगिरितीर्थ और गोडवाड़-पंचतीर्थी की 
लघुसंघ-यात्रा ओर मरुधर में चातुर्मास 
वि० सं० १९८५-८६ 
के 


सं० १९८५ फाब्युण शु० २ को छुहरी पालते हुये चालीस (४०) 
श्रावकों के साथ में चरितनायक ने अपनी साधुमरडली के सहित थराद से शुभ 
मुहूर्त में यात्रा प्रारम्भ की । छोटे-मोटे आमों में होते हुये तथा यथासुविधा 
उनमें विश्राम लेते हुए, धर्मोपदेश करते हुये चरितनायक सं० १९८६ चेत 
शु० ४ को श्री अबु दाचलतीर्थ को# पधारे । देलवाड़ा में आपश्री पूरे एक 
सप्ताह विराजे और विमलवसति एवं लृणवसति जैसे शिल्पशास्त्र की दुष्ट से 
जगत्‌ में अनुपम मंदिरों के दशन कर अति ही आनंदित हुये । इन मंदिरों की 
बनावट ही ऐसी मनोहर एवं उत्तम कोटि की है कि मनुष्य अपने जीवन में 
इनके अनेक बार दर्शन करके भी नहीं अघाता है। आपश्री ने अचलगढ़तीर्थ 
ओर ओरिया के मंदिरों के भी दर्शन किये | तपपश्चात्‌ू वि० प्ं० १६८६ 


#अजुदाचलतीर्थ--अ््ुदाचल पर देलबाड़ा नामक आम है, जो नीचे से छगभग ४००० 
फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस आम में चार जैन मंदिर एक ही छोटी टेकरी पर बने हैं:- 
१, श्री आदिनाथ-जिनारूय, २, श्रीनेमिनाथ-जिनालूय ३, भीमाशाह का श्री आदिनाथ- 
मंदिर ४, चौम्ुख श्री शांतिनाथ-जिनालय । 
इन चारों मदिरों में सर्वप्रथम आदिनाथ-जिनाऊूय को गूजरसम्राट भीमदेव प्रथम के 
महाबलाधिकारी ढंडनायक मंत्री विमलशाह ने कगसग १८०००००००) रुपया व्यय करके 
वि० सं० १०८८ में बनवाकर प्रतिष्ठित फरवाया है | 
दूसरा श्री नेमिनाथ-मन्दिर गूजरमहामात्य वस्तुपाल के लघुश्राता गूजरमहाबल्ाधिकरी 
दंडनायक तेजपाल की देखरेख में उसके पुत्र रूणसिद्द की कीति को अमर करने के कप 
वि० सं० १२८७ में बनकर प्रतिष्ठित हुआ है। इसमें १२५६०००००) रुपया व्यय छुआ है । 
दोनों मन्द्रि शिल्प की दृष्टि से अखिल भूसण्डलू पर अहितीय हैं । 
तीसरा मंदिर भीमाशाह द्वारा विनिर्मित है। इसमें भगवान्‌ आदिनाथ की उस सम 
के तोल से १०८ मन की सर्वधातु॒विनिर्मित प्रतिमा है। जो अत्यंत सुन्दर एवं भव्य है । 
चौथा मंदिर तीन मंजिला है और कछा की दृष्टि से यह भी अपने स्थान पर 
अद्वितीय है । 


गिरि न्‍ि रथ ७ | # क # 
मी अजेदगिस्तीय और गोटयाउ-पंचसीर्दा की लप्संय-यात्रा. [ १५१ 


धर 


चत्र गु० 2२ का प्रापश्री वहा से विहार करके श्रनादग, सिरेडी ओर मिगही 
होते हुये श्वामनवाउजीतीथ* पवार । बहा आपशी तीन दिन ठहर । यहां 
मे किहार करऊे आपश्ीी ने श्री नादियानी, लोगगणावीट, दबाणा, अ्रजारी 
थार पिंटगटा कर जन मंदिरों के द्शन डिये और उनकी ऐतिहासिक एव 
पुरानखसग्दन्धी सामग्री एड़लिल की । यहा से श्र चामुगट़ेरी नामऊ ग्राम 
में पवार । चामुग्ही रे श्रीसम ने चरितनायक ओर यातियों का श्रति ही 
सगहनीय स्वागत किया तथा थ्रागामी चानुमांस चामुग्डेगी में करने की चरिति- 
नायऊ से प्राथना की । चानुर्मास निरंट झा रहा था थीर शमी गोटबाह- 
पुनतीर्थी की यात्रा करना थी श्रविष्ठ था, अत चर्तिनायम को चानुर्मास 
करने की प्राथना अस्वीकार ऊरनी पटी । चामूगटेरी णे विहार करके श्रापश्री 
ने नागा, बडा, रानामटारीर, सेवाटी ओर सोम नामक मार्बाट की छोटी 
चतीर्थी श्रार श्रीरागझ्यरतीय, क्री महावीर-मुद्राला, नड्लाई, नाटाल शोर 
व््कागानीर्थ नामक मारा की मोटी पसतीर्थी की णात्रार्य की । दात्रियों 
ने प्रत्यक दोटीनमो्टी पचनीर्थी में सेब्रा, पजा हो अच्छा लाने लिया | हंस 
प्रकार गाटबाट की दोनो प्रशार की पसतीयिया की योगा सकुमग्रल एवं 
उत्माह एवं मक्ति भावों के सहित करके चसिलनासक श्वनी साउन्‍मगडली 
श्रीर बामियों के संदित खुडाला पयार। श्रीम--सूटाला ने पूर प्रवेश श्रति 
ही सराहनीय दस से करवाया | यावियों झा श्रतिश्रय आदर-सन्कार किया। 
पचतीर्थी की यात्रा पर्ण करके शुदाला से बराद के ब्रातीगंगा बराद को 


बन 


लीट और श्रापश्री बढ़ा ये बाली पार । 


विधाप रण थे टिय $ स्रीसमास्ट-विगर-श्शिश्वा या २ ध्रीमुनि जयतयिजयजी- 
ठग आय भा। $ गधा -, धाखाटटविहस, प्रथम भाग राण्ट २ में पद्रिय । 


# यागनवादजी वी 4-.. या ऋरटाघभरट सी प्रणतीर्थी में एफ तीर्च है । एस समय या' 
मिरोटी-राग्य में £ और पिए्डगारा स्टेझा से सिराही की जानेगाही संब्फ पर साय थे की 


ः नै 
दलिण टडित्ा भें था है । यहा श्री भगवान सातबीर रासी सा सीपणशिसरी यावन-जिनाएय 


यना 2 और हैसी सलिर से सारण या रबान तीखे पाहलाता £। मंदिर खड़ा सुन्दर 


प्राचीन और बिन्नाट है । या प्रति बर्ष फान्यूब छ० छ से छु० १४ तक बटा भारी सेला 


७ के कह ल् यान? य पृ 
एगता | मेटे में दूर > मे साथ्री और दुषानशर आते । 


१०० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
श्री अबु दगिरितीय और गोडवाड़-पंचतीर्थी की 
लघुसंघ-यात्रा ओर मरुधर में चातुर्मास 
वि० सं० १९८५-८६ 
हे 


सं० १९८५ फाल्गुण शु० २ को छुहरी पालते हुये चालीस (४०) 
श्रावकों के साथ में चरितनायक ने अपनी साधुमरडल्ली के सहित थराद से शुभ 
मुहूर्त में यात्रा प्रारम्म की । छोटे-मोटे गमों में होते हुये तथा यथासुविधा 

में + चर 
उनमें विश्राम लेते हुए, धर्मोपदेश करते हुये चरितनायक सं० १९८६ चेत्र 
शु० ४ को श्री अबु दाचलतीर्थ को# पधारे । देलवाड़ा में आपश्री पूरे एक 
सप्ताह विराजे और विमलवसति एवं लुणवसति जैसे शित्पशास्त्र की ्ृष से 
जगत्‌ में अनुपम मंदिरों के दर्शन कर अ्रति ही आनंदित हुये । इन मंदिरों की 
बनावट ही ऐसी मनोहर एवं उत्तम कोटि की है कि मलुष्य अपने जीवन में 
इनके अनेक बार दर्शन करके भी नहीं अघाता है। आपश्री ने अचलगढ़तीर्थ 
ओर ओरिया के मंदिरों के भी दर्शन किये। तत्पश्चात्‌ वि० सं० १६८६ 
860 64286 6 ५3. कद 526 2008 30%, मे ॥ वी पल 
#अश्ुुदाचलती थ--अबुदाचल पर देलवाडा नामक ग्राम है, जो नीचे से छगभग ४००० 
फीट की ऊंचाई पर स्थित है । इस आम सें चार जैन मंदिर एक ही छोटी टेकरी पर बने हैं।- 
१, श्री आदिनाथ-जिनारुय, २, श्रीनेमिनाथ-जिनालय ३, भीमाशाह का श्री आदिनाथ- 
मंदिर ४, चोमुख श्री शांतिनाथ-जिनालूय । 
इन चारों मदिरों में सर्वप्रथम आदिनाथ-जिनाऊ॒य को गूजरसम्राट भीमदेव प्रथम के 
महाबलाधिकारी ढंडनायक मंत्री विमछशाह ने रगभग १८०००००००) रुपया व्यय करक 
वि० सं० १०८८ में बनवाकर प्रतिष्ठित करवाया है । ; 
दूसरा श्री नेमिनाथ-मन्दिर गूजरमहामात्य बस्तुपाल के लघुशआाता गूजरमहाबलाधिकररी 
दंडनायक तेजपाल की देखरेख में उसके पुत्र रुणसिद्द की कीत्ति को अमर करने के लिये 


वि० सं० १२८७ में बनकर प्रतिष्ठित हुआ है। इसमें १२५६०००००) रुपया व्यथ हुआ है । 
दोनों मन्दिर शिल्प की दृष्टि से अखिल भूमण्डल पर अहितीय हैं। 
तीसरा मंदिर भीमाशाह द्वारा विनिर्मित है। इसमें भगवान्‌ आदिनाथ की उस समा 
के तोल से १०८ मन की सर्वधातुविनिर्मित प्रतिमा है। जो अत्यंत सुन्दर एवं भव्य है । 
चौथा मंदिर तीन मंजिला है और कछा की दृष्टि से यह भी अपने स्थान पर 
अद्वितीय है । 


श्री अद्लेदगिरितीथ और गोडवाड-पंचतीर्थी की लघुसंघ-यात्रा. [ १०१ 


चैत्र शु० १२ को आपश्री वहां से विहार करके श्रनादरा, सिरोड़ी और शिरोही 
होते हुये श्रीवामनवाड़जीतीथ# पधारे । यहाँ आपश्री तीन दिन ठहरे। यहाँ 
से विहार करके आपक्री ने श्री नांदियाती, लोगणातीर्थ, दयाणा, अजारी 
और पिंडवाड़ा के जैन मंदिरों के दर्शन किये और उनकी ऐतिहासिक एवं 
पुरातत्वसम्बन्धी सामग्री एकत्रित की। यहाँ से आप चामुण्डेरी नामक ग्राम 
में पधारे । चाम्ुुण्डेरी के श्रीसंघ ने चरितनायक ओर यात्रियों का अ्रति ही 
सराहनीय खागत किया तथा आगामी चातुर्मास चामुरडेरी में करने की चरित- 
नायक से ग्रार्थना की । चातुर्मास निकट आ रहा था और अभी गोड़वाड़- 
पंचतीर्थी की यात्रा करना भी अ्रवशिष्ट था, अतः चरितिनायक को चातुर्मास 
करने की प्रार्थना अखीकार करनी पड़ी । चामुण्डेरी से विहार करके आपश्री 
ने नाणा, बेडा, रातामहावीर, सेवाडी और सोमेश्वर नामक मारवाड़ की छोटी 
पंचतीर्थी ओर श्रीराणकपुरतीर्थ, श्री महावीर-मुद्ाला, नडूलाई, नाडोल और 
वरकाणातीर्थ नामक मारवाड की मोटी पंचतीर्थी की यात्रायें कीं । यात्रियों 
ने प्रत्येक छोटी-मोटी पंचतीर्थी में सेवा, पूजा का अच्छा ज्ञाभ लिया। इस 
प्रकार गोडवाड की दोनों प्रकार की पंचती्थियों की यात्रा सकुशल ए 

उत्साह एवं भक्ति भावों के सहित करके चरितनायक अपनी साधु-मण्डली 
और यात्रियों के सहित खुडाला पघारे। श्रीसंघ-खुडाला ने पुर-प्रवेश अ्रति 
ही सराहनीय ढंग से करवाया। यात्रियों का अ्तिशय आदर-सत्कार किया। 
पंचतीर्थी की यात्रा पर्ण करके खुडाला से थराद के यात्रीगण थराद को 
लौटे और आपक्री वहाँ से बाली पधारे । 


विशेष बणन के लिये $ शओ्रीयतीन्द्र-विहार-दिग्दिशन था २ श्रीम्ुनि जयतविजयजी- 
कृत आचू भा० १ तथा ३, भाग्वाटइतिहास, प्रथम भाग खण्ड २ में पढिये । 











#बासनवाडजीत्तीर्थ -- यह अद्भुदाचछ की पचत्तीर्थी म॑ एक तीर्थ है। इस समय यह 
सिरोही-राज्य में है और पिण्डवारा स्टेशन से सिरोही को जानेवाली सडक पर बाय हाथ की 
दक्षिण दिशा मे बना है | यहाँ श्री भगवान्‌ महावीर सख्वामी का सौधशिखरी बावन-जिनालूय 
बना है और इसी मन्दिर के कारण यह स्थान तीर्थ कहलाता है। मदिर बडा सुन्दर, 
प्राचीन और विशाल है। यहाँ प्रति वर्ष फाल्गुन छु० ७ से शु० १४ तक वडा भारी मेला 
लगता है। मेले में दूर २ के यात्री भर दुकानदार आते हैं। 


१०२ ] श्रीमद विजययतीन्द्रसूरि --जीवन-चरित 


थराद से श्री अबु दावलतीथ तक का विहार-दिग्दर्शन 
वि० स॑० १९८५-८६ 








ग्राम, नगर अन्तर (कोस में) जैन घर मन्दिर तारीख 
बड़ग्रामड़ा ३ ३्‌ ० सं०८५४फा० ग़ु०२ 
भोरडु ३ ३ ० ४ 
उन्दराणा श॥ ११ ० | 
खेंगारपुरा 4 १ ० ग 
राह ३ ० ६ 
ड्आ ४ ४० १ जे 
धारबा ३ २१ २ ९-१० 
धानेरा ३ १४० २ १ १से० वे. कृ, ६ 
वोड़ा ४॥ ३ ० १० 
खीमत ३ १०८ २ ११ 
भाटरांम ९ [2 ० १२ 
भांडोतरा ३ २० १ | 
मढ़ार ३ २४० र्‌ १३-१४ 
मगरीवाडा ३ ई्‌ ० ० 
वरमाण २ १ १ 
जीरावला (तीर्थ) श्॥ १५ सं, ८६चे० शु० ! 
मवालो १॥ ० ० 
जोलपुर १ ० ० ” 
सेलवाड़ो १ २६ १ हे 
अनादरा २ ३० ! ३ 
देलवाड़ा ) श्र ४ ० ४ ४८६ 
ओरिया |. 7 ०. ४ ; 
अचलगढ़ हर १ कर. है. 223 
थे ६० ४६०. २२१ एक मास दत्त दिनि 


श्री अवुदगिरितीये और गोडवाइ-प॑चतीर्थी की लघु-संघयात्रा.[ १०३ 


श्री अबु दाचलतीथ से श्री राता-महावीरतीर्थ तक का 


विहार-दिग्दर्शन 

दि० सं० १९८६ 

ग्राम, नगर अन्तर (कोस में) जैन घर 
कायद्रा छ २० 
काचोली २ 8० 
नीतोरा १ ५० 
दयाणा (तीर्थ) र्‌ ७ 
लोटाणा (तीर्थ) श॥ ० 
नांदिया (तीर्थ) २ ३० 
रीछी १ ० 
श्रन्जारी (तीर्थ) ३ ४० 
पिषंवाड़ा २ २०० 
भाड़ोली १ ४५ 
वामनवाडजी (ती4थ) १॥ ० 
उ्न्द्रा १ ० 
सीवेरा ९ 3 
मालनु २ ० 
नाणा (तीर्थ) ५ ९० 
चामुण्डरी १॥ ६७ 
भन्दर १॥ २० 
बेडा (तीर्थ) १॥ १२५ 
भादून इ्‌ ७ 
रातामहावीर (तीर्थ) २ 
बीजापुर १ १०० 
श्द २७ 





* “७ 0 “४ “४७ “४ | “४ »/४ »/४ «७ ०७ >> 9 ७ 0) ७ “४ “७ “७ “७ 


मंदिर 


हक 


तारीख 

चे० शु० १२ 
१३ 

१४ 

३० 

वे० कृ० ! 
२-३ 


ह०। 


0 


0 0 ॥#॥0 0०७०७ छ -_#9 0 0 ७ «< 0० ० 


६-१० 


चोदह दिन 


१०४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रतूरि--जीवन-चरित॑ 


बीजापुर से गोड़वाड़-पंचतीर्थी ओर खुडाला ग्राम तक का 





विद्यर-दिग्दर्शन 
बि० सं० १९८६ 

ग्राम, नगर अंतर (कोस में) जेन घर मन्दिर. तारीख 
सेवाड़ी २ श२५ २ वे० क्ृ० १! 
लुणावा १॥ २१० २ ० 
लाठारा २ ३० ९ ११ 
राणकपुर (तीर्थ) 9 ० ३. १३-६४ 
सादड़ी ३ ७9०० २ ३० 
धाणेराव ३ ४०० 4298 बै*शु० २-३ 
मुठाला-महावीर २ ० १ ४ 
देसूरी २ २०० १ 
सोमेश्वर (तीर्थ) २ ० १ है 
नडूलाई (तीर) २ ६०. १२ ४-१ 
नाडोल (तीर्थ) ३ २००. ६ रे 
वरकाणा (तीर्थ) ३ ० १ ढ 
धणी ३ २० ! हु 
खुडाला २ २४० १ ् का 

३४॥ २२६५ रे बीस दिन 


बाली में ६े दिन की स्थिरता 


बाली खुडाला से पांच मील के अन्तर पर उससे पूर्व दिशा में एक 
समृद्ध और प्राचीन नगर है। वाली में चरितनायक छः दिन पर्यत विरा्जे । 
व्याख्यान का अच्छा ठाट रहा | खिमेल, राणी आदि ग्रामों के अनेक शव 
दर्शनार्थ आये । वाली के श्रीसथ ने आगामी चातुर्मास वाली में करने हं 
लिये अत्याग्रह किया, परन्तु चरितनायक का विचार अभी सेसली, कीर्ट 


श्री कोटोतीथथ कौ यात्रा और फताहपुरा में चातुमोस व अन्य काये [ १०५ 
तीर्थादि की यात्रा करने का था और चातुर्मास के प्रारम्भ होने में इतने 
दिन शेष नहीं थे जो उपरोक्त तीर्थों की शांति एवं भक्तिपूर्वक यात्रा करके 
पुनः वाली लौट आते; अतः चरितनायक ने वाली में चातुर्मास करने की 
बिनती को अखीकार किया और वहाँ से विहार किया । 


ट 


न्‍अकनप»लबमन-न»माजनक नाननाधीणताणाए 


श्री कोर्यतीर्थ की यात्रा ओर फताहपुरा में चातुर्मास व 
अन्य कार्य 
वि० सं० १९८६ 
कै 


वाली से सहमुनिमएडल विहार करके आपश्री सेसलीतीर्थ पघारे 
ओर भगवान्‌ पार्वनाथ की दिव्य एवं चमत्कारी प्रतिमा के दर्शन किये । 
वहाँ से कोलीवाड़ा, सुमेरपुर होते हुये शिवर्गंज पधारे ओर संघ का अत्याग्रह 
होने से आपश्री वहाँ श्राठ दिन तक विराजे । शिवगंज से विहार करके 
पोमावा, भारुदा होते हुये श्रति प्राचीन श्री कोर्यजीतीर्थ पधारे । 


बाली से प्राचीन तीर्थ श्री कोर्यजी तक का विहार-दिग्दर्शन 


वि० से० १९८६ 
ग्राम, पुर अंतर (कोस में) जैन घर मंदिर दिनांक 
वाली २्‌ ४९० ३ छज्ये० कृ० १-५ 
सेसली (तीर्थ) १ ० १ ० 
पेरवा ५ २१ १ दर 
कोलीवाड़ा ३ २५ १ ० 
सुमेरपुर १ श्र १ ७-१२ 
उन्द्री | १५ १ ३० 
शिवगंज है| ६०० डे ज्ये० शु० १-८ 


१४ 


१०६ ] श्रीमदु: विजययतीन्द्रसूरि-- जीवन-चरित 


वृडआराम १ ४० १ ज्ये० गु० ८ 
पोमावा २॥ .. '. ४४ १ ९.१० 
खिवाणदी २ २६० २ ११-१२ 
वांकली १ १२१५ १ १३ 
सेद्रिया ० हे ४०. १ ज्ये० शु० १४-३० 
गुढ़ाबालोतगा ३॥ ३२४ ३ आधाढ़ कृष्णा १-४ 
हरजी १॥ ३०० २ ० 
रोवाड़ा ३॥ २४ १ ६-८ 
नोवी ९ १०० २ ० 
भारु दा २ १०० २ ६-११ 
जोयला २ ६० ५ ० 
आलपा २ ३० १ १३-१४ 
कोर्गजीतीर्थ २ ६७ ४ आ० शु० (१ 


2-->मननननभीना-- सीना 


३८॥ २७२६ ३३ एक मांस बीस दिन 


प्राचीनता के कारण से कोर्यजीतीर्थ भारत के अति प्राचीन वीर्थों 
में है । भगवान्‌ महावीर के निवार्ण से ७० सत्तर वर्ष पश्चात्‌ श्री पार्खना4- 
संतानीय श्रीमद्‌ रत्नप्रमाचार्य ने अपने कर-कमलों से श्री महावीर-मंदिर 
की श्रतिष्ठा की थी और उसमें भगवान्‌ महावीर की सुन्दर प्रतिमा स्थापित की 
थी । कोर्टाजीतीर्थ पश्चिम रेलवे (बी.बी. एरएड-सी. आई) के एरणपुर स्टेशन पे 
पश्चिम दिशा में बारह (१२) माइल के अंतर पर है। चरितनायक ने तीर्थ की 
ऐतिहासिक उपलब्ध सामग्री प्राप्त की और अति परिश्रम करके “श्री कोर्यजी- 
तीर्थ का इतिहास' नामक एक सुन्दर ऐतिहासिक पुस्तक की आगामी विं 
सं० १९८७ में रचना प्रारम्भ की। कोर्टजीतीर्थसम्बन्धी प्रामाणिक सामग्री 
के लिये उपरोक्त पुस्तक श्रषिक ग्राह्म एवं प्रामाणिक है। यहाँ से आपश्री 
विहार करके लखमावा, नोवी, सेदरिया, पावटा, गुढ्ढा आदि बोगेमोटे 
ग्राम, नगरों में विहार करते हुये, धर्मोपदेश का लाभ भक्त एवं श्रोतागण 
को पहुँचाते हुये फताहपुरा पधारे | इस वर्ष की आपकश्री की साहित्य-सेवा 
श्रग्रवत्‌ है । * 


32५७8 कटे पट ५5४|०५ 












" पभ कत माटी इसपर ३ «५.४६ 8 8 आए दी 3208 पता 
रह "३5 भदर कर 2७0, हा रे बल 23५ ५ ना यइक्ओआ पक उप रुप (एप 
का जे एज ििर गज 4, ८ 3 0. ४ कली >> '* 25 & प७ ४ ज्हुबक 7० पु४५ ५ > 
६ 2८० न स्ट 5 कीय पट लिए पट 7 कह म गे पक पि7४207:72 200 /76, 62% दी पदक ककलद 
मा ह धन 0 के, कप कक 7 /ज के कन के बा | | 3 के >> य्थ नह 
न रमन 25, ५ आए कि हर १० ५ 70278 ५०, 2,० १३ ८ स्ट4 32८2८ है 52025 विलटन 20 सा जजन एफ 7 बा हि 
रेट 3 ज, नं # ध्ड् कक (५ रा -न्‍थई <; क हे तर कक न 
/ट पपमक0 5 ५ पा के पा या चन माप ०: 727,5/%/22, 2732 मन कद 
मी १३००० >मि& ये थ् लक छा क्र ड ५ 4 प्रा कह आम क ड़ 
६ पिन का धिय अकयाए के अपन : व दा पक शक 2072 0 न 22 ।। 2720 6% 77 6 य 05 
कैट पर हर्ट श ५ 63:७० कक कु तल का नाता कथन कर [: न हि ह ४2335 ६7४ ॥ 
पिज्जा या मलिक ते कप पन 5 फेक फिए ; पा पटल पनीर एक असम जरा के 
53. डी पंप 0 >जय >लिय पल 2२७० हु: जाला ;५ ७ खा जे अप ता / + 7२ 5 2 32 48 * ० अली जा कं कि 
| शक सम परत १०5 सा 35 3 जन ट प आाा जनधन ५४४०७ ७ 08 35 आटा शक 22४० रच अर जा चण 3 की टिक > ० की कि - ण 
3 या इक 7 207, जे 78: धर नल 2 कई: ५,००० 4 आप 2 5 5 ० + कसम टि:टी न्टट कट पद 0 ४ «| जाए 5० डा ४ अप 
कब ६. 575० 3 2०८० ३ 27९5, 7५५ 4 त 5 ४ से हु किन हर ह 5 कि द् 
मद न ययासा 4 ०3 टआ, जि ख शो ल्द्रु है (इक अछ + जओशा्डा5 | आ४262/2255: 0720 हा हा लक 7 हि 
की ० 2क ऑक्कल जे च्च्ज बे हे 'ऋ, है पु दो शक. टी है. +>१४ डा ग् 
कमर धर, ॥३ का १ ८: अल हे 7०६६:::४ किक कक ७ 32 हज लड.. ४ ले 3 जिला कट $ दी !५.2% _.० ४ ८ 5.० रु ट 
8, 2. अककज+ जल फ्म्ब्यो 27202 हज अभय 22680 ! 3 कि ज+7५४ ६ 2 आओ जे 5 गरम 52५८ ७3 कल न ० पर 55 ही जे . 
् आग कम नेक पिन 22 « | ७» ६०८ ४०५*. न 3६5 था  +र ञ ६-८ ,.४८०/ >तऋम "४४5 शत फेक €£ थम ५ ८ “ऋ+य० * ४ ु 
हे पर पड, मार सील ध्यान पर 5 किन -> * कं णअ |; २४ १७ पद हम कं, हक पटक + डर. >> नि करा ओर 5 
हे के इन ४४०२ २२ “रह भला बीज हक ली च त22222%%” कट एच 2 2कला। जप ट्रक: हर. 
; अं ज आन पट कक 2 न फिलात, 2 मा जिन र जा हि. पट 26, टद मिड कर पाल 7 " 
रॉ हे “धन ०-० बन कण जज मी पन्‍्य हर (2 शक कफ ६2: ध्+ 4 
आि, » पक पड हारे के हि ५5 भ्रर्‌ हु” न हर '$ 4220,० ६ +%7” ७५.7 हट 5०२5 ५ 
हु +--८ जज कफ ड 4 हे 05 2 27८2८... ल्‍ब्|ापभ के ६26 2 नर ५ के ६ क्त्ज 
का + रू ्ब्््प ना * 
डे के 4४८८५ ता ट्ज के 
3 


02 & 286 «60५३2. 
नह5 ८९.) 
अं का 
+> - | 


पाक कह 2 
दर 


|#४- >2०आ4ब कप 7 रे 
जे +. पा जद 7 ९, 3४ + १4४२: बिक कै ८ 4 है| 
हे है! पु । जी जी आक 
2 


रा 
हर 
ध् कर £/2। 
हट 


् ] 





कटी कस फीयक 
५ 


श्री कोटातीथे की यात्रा और फताहपुरा में चातुमास व अन्य कार्य [ १०७ 


श्री अहंत-प्रवचन का प्रकाशन--रचना सं० १९८४ । सुपररॉयल 
३२ पृष्ठीय | ए० सं० ६४ । इसको श्री राजेन्द्र-जैन-सेवा-समाज, थराद ने 
प्रकाशित करवाया। इसमें आचारांगादि' उत्तम ग्रंथों के अत्यन्त प्रसिद्ध एव 
व्याख्यान और भाषणों में कहे जाने वाले उत्तम और प्रभावक वाक्यों का 
संग्रह है। यह सम्पूर्ण अंथ कंठस्थ करने योग्य है । 


अतिरिक्त इसके “यतीन्‍्द्रविहार-दिग्दर्शन भाग प्रथम, “जीवमेद 
निरूपण' अने “गौतम कुलक' ( गुजराती ) और श्री 'चंपकमालाचरित्र' इन 
तीन पुस्तकों की रचना की गई । तथा श्री जीवभेदनिरूपण अने गोतम कुलक' 
नामक पुस्तक श्री थराद-संघ की ओर से इसी वर्ष प्रकाशित मी हो गई । 
पृ० ४२ प्रतियां ४०० । क्राऊन १६ पृष्ठीय । 


२३--वि० सं० १९८६ में फताहपुरा में चातुमौसः--- 


श्रीमद्‌ विजयभूपैन्द्रसूरिजी की शुभ आज्ञा से वि० सं० १९८६ का 
चातुर्मास जैसा ऊपर लिखा जा चुका है फताहपुरा में हुआ । व्याख्यान में 
“श्री उपासकदशांगजी' ( सटीक ) और भावनाधिकार में “विक्रमादित्य 
चरित्र' का वाचन किया । चातुर्मास में कुणीपट्टी के २७ सत्ताईस ग्रामों के 
संघ तथा भाहोर, गुढ़ा, भेंसवाड़ा, जालोर, भीनमाल, सायला, सीयाणा, 
हरजी थरादि ग्रामों के श्रावक और श्राविका भारी संख्या में आते रहे । 
श्रीसंघ-फताहपुरा ने भी आगन्‍्तुक संघों ओर श्रावकों को तीन-तीन दिन 
रोका और भोजनादि से उनकी सराहनीय सेवार्यें कीं | आगन्तुक संघों एवं 
प्रतिष्ठित श्रीमंत श्रावकों की ओर से अनेक पूजायें, श्रीफल और शक्कर की 
प्रभावनायें हुई' । फताहपुरा में तप, पुजा प्रभावनाओं का अच्छा ठाट रहा । 
ग्राम के जैनियों में दो पक्ष थे, चरितनायक के उपदेश से वे दोनों एक हो 
गये और इस प्रकार कुसंप से बढ़ती हुई हानियों का अंत हो गया । 


चातुर्मास के पश्चात्‌ आपश्री ने सायला के प्रति प्रयाण किया । 
मार्ग में नोवी, सेदरिया, गुढ़ा, आहोर, वाधनवाडी, तीखी, मांडवला आदि 


१०८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


ग्रामों को स्पशते हुये तथा धर्मोपदेश देते हुये आपश्री 
अन्यत्र विहार और सायला पघारे। वि० सं० १९८६ मार्गशीर्ष शु० ११ 
सायला में सुवर्ण- को अदट्टाई-महोत्सवपर्वक सविधि श्री पार्श्वनाथ खामी 
दरड्ध्वजारोहए के जिनाजय के ऊपर सुवर्णुदरडध्वजारोहण की शुभ 
कि० सं० १९८३ मुहू त्त में प्रतिष्ठा की और अंत में मोटी शान्ति-स्नात्र 
पूजा करवाई । इस ग्रतिष्ठोत्सव॒ के भ्राठों ही दिन में 
ग्राम के श्रीसंप की ओर से नवकारशियाँ हुई । प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्व कार्य 
से निवृत्त होकर आपश्री ने अपने शिष्य एवं साधु-मण्डल के सहित पौष कृ० १ 
को विहार करके गोल, ऐलाणा, बेठ होते हये आहोर में पद-धारण किया। 
पौष कृ० सप्तमी को आपक्रो की निश्रा में श्रीराजेन्द्र-जयन्ती-महोत्सव महा- 
डंबर एवं पूजा-प्रभावनाओं के ठाठ से श्रीसंघ की ओर-से मनाया ग्या। 


. श्री जेसलमेरतीथथ की संघ-यात्रा 
बि० से० १९८३-८७ 
ह 


चरितनायक श्राहोर में कुछ दिवस ठहरे । इन्हीं दिनों में वि० सं० 
१६८४ का गुढ़ा ( बालोतरा ) में चातुर्मास कराने वाले सेठ शाह जीवाजी 
लखाजी श्री चरितनायक के दर्शनार्थ वहां आये । इनके साथ में भौर भी 
कई-एक गुढ़ा के धनी, मानी श्रीमंत थे | सुअवसर देख कर हाथ जोड़ कर 
श्री जीवाजी लखाजी ने चरितनायक के समक्ष आज्ञा लेकर जैसलमेरतीथ की 
संघ-यात्रा करने की शुभेच्छा निवेदित की और साथ में चरितनायक की संध- 
यात्रा में चलने की विनती भी की । चरितनायक ने सेठ जीवाजी लखाजी 
की हार्दिक इच्छा देख कर जैसल्मेरतीर्थ को उनकी ओर से सकनवातरो 
करने की प्रार्थना को मान दिया और फाल्णुण शु० ३ सोमवार को संव-वात्ा 
प्रारम्भ करने का शुभ मुहत्त भी उसी समय निश्चित कर दिया । 


सिद्धगिरि और अबु दरतीर्थों' की यात्राें तो भावुकजन अपने जीवन 


श्री जैसलमेरती थ की संघ-यात्रा [ १०९ 


में यथाश्रद्धा श्रोर शक्ति कर भी लेते हैं, लेकिन जैसलमेर की संघ-यात्रा 
बहुत कम की गई सुनी गई है । शाह जीवाजी लखाजी की ओर से 
जैसलमेर-संघ-यात्रा में सम्मिलित होने के लिये दूर-दूर सथर्मी बन्धुओं एवं श्री 
संघों को कुंकुम-पत्रिकार्य और सूचनायें योग्य समय पर भेज दी गई । 
संघयात्रा की अतिशय भक्ति एवं उत्साह से तैयारियाँ होने लगीं । यात्रा के 
निश्चित दिन के तीन-चार दिवस पर्व से ही आहोर, हरजी, सियाणा, वागरा 
चरली, दयालपुरा, तखतगढ़, सेदरिया, चांदराई, खिमेल, सादड़ी, गोल 
सायला, भेंसवाड़ा, काचोली, भावरी, वेदाणा, केशल, बाड़मेर, भाडका भ्रादि 
मारवाड़-राज्य ओर सिरोही-राज्य के ग्रामों से भावुक यात्रियों का आना 
प्रारम्भ हो गया था । वि० सं० १९८६ फावल्युण शु" ३ सोमवार को शुभ 
लम्म में चरितनायक के अ्रधिनायकत् में गुढ़ावालोतरा से चतुर्विध-श्रीसंघ 
ने मंगल गीतों, सुन्दर स्तवनों से गुजित होते हये नगर की सेरियों शोर 
वायंत्रों के कलनिनादों से परित निर्मल नील गगन की घिखरती रजत्‌-किरयणों 
के मध्य प्रयाण किया । संघ की सुरक्षा के लिये पेदल ओर घुड़सवारों का 
प्रबन्ध संघपति की ओर से किया गया था । गाड़ी, घोडे और छँट आदि 
सवारियों का प्रबन्ध, जल, इधन, तेल, रोशनी का प्रबंध भी संघपति की ओ्रोर 
से ही था। मार्ग में तेतीस (३३) ग्राम, पुरों में यथासुविधा विश्राम लेता 
हुआ, धर्मक्रियाओं को जैसे, पूजा, श्रभावनायें श्रोर नवकारशियां जिनकी 
योग्य सूची श्रागे दी जायगी करता हुआ संघ सकुशल वि० सं० १९८७ 
चैत्र शु० १ को प्रातः मंगल वेला नव बजे जेसलमेर पहुँचा । 


गुटाबालोतरा से जेसलमेरतीथ तक तथा श्री जेसलमेरतीथ्थ 
से लोधवाजीतीर्थ तक का संघ-यात्रा-दिग्दशन 


ग्राम, नगर अंतर ( कोस में ) जैन घर मंदिर दिनाक 
आहोर झ३ ७५०० भ सं०१६८६ फा०शु०३ 
मीठडी ३ १ १ न 
देवावस २४ ५७५ !१ ४-५ 


रायथल 8, ३० ९ ६्‌ 


ही 
दि 
| 


११२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


मांकलेसर वि० सं० १९८६ फा०शु० ७ 


सवानागढ़ के ८ 
)! १7 ९ 
नाकोडाजी तीर्थ हे १२ 
)) १ १५ 
तीलवाड़ा » पेत्रे कृ० १ 
गाल ह हे ४; है 
भीमरलाई ; २ 
बाणियासंधाधोरा ५ ४ 
उत्तत्वाई ५ 
वाडमेर हे ६ 
| 


हरिया मयाराम मगाजी(साथं,) 
चौधरी नत्यूजी श्रचलाजी 
जिंदाणी पन्नाजी लक्ष्मीचंद 
सादड़ोवासी शाह इच्द्रमतजी 
पूनमचंद्रजी तथा श्राहोर- 
वासी शाह रुपचंद्र गोड़ी- 
दासजी ( संमिलित ) 
मगराजजी जयरुपजी उृत्नी- 
लालजी नवाजी वाला 
वृद्धिचंद्रजी ( संगित्ित ) 
मियाचंद्रजी दानाजी (परंतः) 
बागरानिवासी किसनागी 
जेताजी ( साय ) 
बागरानिवासी हीराचंद्रजी 
जेताजी 
आहोरवासी दीराचंद्रजी 
भूताजी 
आहोरवासी मानाजी केराजी 
सेदरीयानिवासी केसरी - 
मलजी धनराजजी 
तख्तगढ़निवासी ताराचंद्रजी 
चन्द्रभानजी (आंतः ) 
बाढ़मेरनिवासी .मापोमल 
त्रजलालजी (साथ ) 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है संघ जैसलमेर प्रातः नव बजे पहुँचा। 
जैसलमेर के जैन बंधुओं को इस संघ के विषय में पूर्व ही सूचना मिल छुकी 


श्री जैतलमेस्तीय की संघ-यात्री। [ ११३ 


थी; अतः स्थानीय जेन-संघ ने भारी धूम-धाम और 
संघ का पुर-प्रवेश और उत्साह एवं श्रद्धा, सम्मान से आगत संघ का पुर-प्रवेश 
जेसलमेरतायथ में संघ का करवाया । श्री जैसलमेर के महारावलजी साहब ने भी 
दसादिवर्ताय कार्य-कम राजकीय समारोह के योग्य शोमा के उपकरण प्रदान 

करके संध के प्रति मान प्रकट किया। चैत्र शु० २ 
मंगलवार को ग्रातः संघपति जीवाजी लखाजी ने चतुर्विध-संघ और अपने 
परिजनों के सहित राजदुर्ग में विनिर्मित आठ जिनालयों के ओर नगर के नव 
जिनालयों के भक्ति-भावपूर्वक दर्शन किये । हुर्ग और नगर के उपरोक्त सर्व 
जिनालयों में दिन के समय पूजाओं का आयोजन रहा । संघपति की ओर 
से सायंकाल को नवकारशी की गई, जिसमें स्थानीय समस्त जेन-संघ भी 
निमंत्रित था । रात्रि को समस्त मन्दिरों में आंगी की रचना करवाई गई । 


चेत्र शु० ३ श्रोर 9 को संघ ने जैसलमेर के सामीष्य में आये 
प्राचीन लोध्रवातीर्थ के द्शय किये और वहाँ प्रातः पजन, दिन में पजायें 
ओर रात्रि में आंगी-रचनायें करके समस्त संध ने भारी पुण्योपार्जन किया । 
संघपति जीवाजी लखाजी की ओर से नवकारशी की गई । 


चै० शु० ५ को संघ लौटकर अमरसागर में ठहरा और वहाँ आहोर- 
वासी छोगट्मलनी किशनाजी की तरफ से समस्त संघ की नवकारशी दी गई। 
भोजन करके संध पुनः जैसलमेर आगया । 


शु० ६ को संघ के व्यक्तियों ने प्रातः पृजन-कीर्चन करके अपनी 
यात्रा को सफल किया। दिन में नगर के एवं दुर्ग के कई मन्दिरों 
में संघ में सम्मिलित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विविध पृजायें बनाई गई 
तथा प्राचीन ज्ञानमण्डारों के दशन किये गये । रात्रि को नगर और दइंर्ग के 
समस्त मंदिरों में सुन्दर आंगी-रचनायें करवाई गई । « 


चैत्र शु० ७ को गुढाबालोतरावासी शाह गुलाबचन्द्र श्रचलाजी 
और शाह हजारीमलजी गमनाजी की ओर से नवकारशी की गई इसमें 


स्थानीय जैन-संघ को भी निमंत्रित किया गया । दिन को प्रमुख मन्दिरों में 
१५ 


११४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


श्र रात्रि को नगर ओर दुर्ग के समस्त मन्दिरों में नवकारशीकर्ताश्रों को 
ओर से आंगी-रचनाये की गई । 


चै० शु० ८ को प्रातः सात बजे जेसलमेरतीर्थ के शिरोमणि-मंदिर 
श्री चितामणि-पार्वनाथ-जिनालय में जेन-संघ-जैसलमेर ने समस्त चतुर्विष- 
श्रीसंघ को आमंत्रित किया । योग्य स्थान पर चरितनायक के अपने साधु- 
मण्डल और साध्वीमण्डल के साथ विराज जाने पर संघपति-मालापण का 
कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रथम चरितनायक का तीर्थ और तीथ्थयात्रा पर 
सारगभित महत्वगाली व्याख्यान हुआ । इस व्याख्यान में जेसलमेर-तीर्थ का 
ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टियों से महत्व समझाया गया । जैसलमेर में स्थित 
ज्ञानभण्डारों के गौरव एवं इतिहास पर चरितनायक ने भूरि २ प्रशंसाभक 
प्रकाश डाला और उनके प्रति वत्तेमान भारतीय जेनसमाज की उपेक्षणीय 
वृत्ति से होने वाली भारी साहित्यिक भावी हानि से उपस्थित जेन-बन्चुग्रो 
को सावधान किया । तत्पश्चात्‌ चरितनायक ने श्री शाह जीवाजी लखाजी का 
संघ को परिचय दिया और उनकी पधर्म-भावनाओं की सराहना की तथा 
इसी अवसर पर जैन-साहित्य में वर्णित भूतकाल में हुये अनेक संघपतियों 
के चरित्रों का संक्षेप में वर्णन करके उनके प्रति श्रद्धांजलियां अ्र्षित करते 
हुये श्रोतागण को जैन संघपतियों और उनके द्वारा निकाले गये अतुलनीय 
संघों के इतिहासों से परिचित करवाया | तल्पश्चात्‌ विविध वाधंत्रों की केएं 
ध्वनियों और कोकिलकंटी सुन्दरांगनाश्रों के मनोहर स्तवनों और गीतों पे 
प्रित वायु के मध्य श्रीमंत एवं दानी सेठ जीवाजी के ज्येष्ठ पुत्र श्रे० राम- 
चन्द्रजी को संधमाल अर्पित की गई और उन्होंने कल ध्वनियों के मध्य उसे 
स्वीकार कर आभार प्रदर्शित किया | इस मालार्पणोत्सव को समाप्त करके 
समस्त यात्रियों ने प्रशु-सेवा-पजा का लाभ लिया । दिन में विविध पूजायें 
बनवाई और रात्रि को नगर और दुर्ग के समस्त मन्दिरों में संघपति की 
ओर से आंगी-रचनायें की गई | इस दिन नवकारशी संघपति की अरे पे 
ही की गई थी, जिसमें स्थानीय श्रीसंघ भी निमंत्रित था । 


चै० शु० ९ को विविध प्रभु-पृजा, आंगी-रचनाओं का कॉर्यक्त 


श्री मैसलमेरतीथ की संघ-यात्रा [ ११५ 


हरजीवासी जवानमल किशनाजी की ओर से था तथा इन्ही की ओर से 
नवकारशी भी की गई थी । 


चु० शु० १० को संघ जेसलमेर से प्रयाण करने की तैयारियां 
करने लगा और दूसरे दिन चे० शु० ११ बुधवार को मंगल मुह त्त में प्रातः 
ओोशियांतीर्थ की यात्रा करने के निमित्त उस ओर उसने ग्रयाण किया | 


अनुक्रम से संघ मोकलाई, भोजकां, चांदण, लाठी, ओढ़ाणिया 
पोहकरण आदि ग्रामों में विश्राम लेता हुआ, जिन मंदिरों में पजा-प्रभावनाओं 
का तथा श्रर्थदान का लाभ लेता हुआ वैशाख क्ृ० ४ शुक्रवार को प्रात 
नव बजे फलोधी पहुँचा । फलोधी में सात सो जेनघरों की बस्ती है। अधिक 
घर सम्पन्न और समृद्ध हैं। यहाँ के अनेक जैन जैन-समाज के अ्रधिक 
प्रतिष्ठित पुरुषों में से हैं । श्री संघ-फलोधी ने अति मान एवं श्रद्धापर्वक इस 
संघ का खागत किया । फलोधी-संघ के अत्याग्रह से यह संघ वहा तीन दिन 
ठहरा । चरियनायक के अ्रति शिक्षात्मक व्याख्यानों का अच्छा प्रभाव रहा । 
श्री संघ फलोधी ने जो संघ की भोजन-शयन-व्यवस्थादि से सेवा, सुश्रषा की 
वह श्रवश्य सराहनीय एवं अ्रनुकरणीय है। संघपति ने फलोधी के सर्व जैन 
मन्दिरों में विविध पजायें तथा बड़ी पजाय॑ं बनवाई, आंगी-रचनायें करवाई 
और लडड़ओं की प्रमावना तथा व्याख्यान में श्रीफल की प्रभावना देकर 
कीत्ति प्राप्त की । 


चारों दिन नवकारशियाँ निम्न व्यक्तियों ने कीं! -- 
बै० कृ० ४ को काचोलीवासिनी श्राविकाश्रों की श्रोर से 


» 9» ७ की सादड़ीवासी चंदनमल पूनमचंद्रजी की ओर से 


» » ७ को गुढ़ाबालोतरावासिनी श्राविका थाई पन्‍नी, चुन्नी, श्रेजी 
और फुली ( साय॑ ) 
» 9 “८ को फलोधीवासी फ़ूलचंदजी नेमीचंद्रजी मुलेच्छा ( प्रातः ) 


अतिरिक्त इन नवकारशियों के विभिन्न २ ग्रार्मों के भिन्न २ पुरुषों की ' 


११६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


ओर से श्रीफल, लड्डू, वर्फी श्रादि अ्रनेक वस्तुओं की प्रभावनायें दी गईं 
तथा मंदिरों में केसर, पूजन के अर्थ अनेक प्रकार की अर्थ सहायतायें दी 
गई । वेशाख क्ृ० ८ को तृतीय ग्रहर में संघ ने ओशियाँनीतीर्थ की शोर 
प्रस्थान किया और मार्ग में छोटे-मोटे ग्राम, पुरों में विश्राम करता हुआ जिन 
मंदिरों में यथाशक्ति अर्थ सहायता का दान देता हुआ, पूजा-प्रभावनाश्रों 
का लाभ लेता हुआ मान-सम्मान खीकार करता हुआ अ्रनुक्रम से वैशाख 
कृ० द्वादशी (१२) को प्रातः ९ बजे प्राचीन एवं भारत-विख्यात प्रसिद्ध जैन 
तीथ श्री ओशियांजी पहुँचा । इस यात्रा में लोहावट के श्री संघ ने जो संघ 
का सराहनीय खागत किया वह सराहनीय है। फलोधी से संघ प्रयाण करके 
वै० कृ० & को लोहावट पहुँचा था | लोहावट के संघ ने आगंतुक संघ का 
श्रद्धा पर्वक भारी खागत किया था तथा अत्याग्रह करके उसको दो दिन तक 
रोका था और भोजन-शयन आदि की स्तुत्य व्यवस्था करके संघ-सत्कार से 
होने वाले महा पुर्॒य का उपार्जन किया था । बै० कृ० १० को नवकारशी 
लोहावट-संघ -की ओर से की गई थी । संघपति की श्रोर से लोहावंट के 
जिनालय में अतिशय समारोह के साथ सिद्धचक्र-पजा बनवाई गई थी तथा 
प्रजा में और तत्वश्वात्‌ आम में श्रीफलों की ग्रभावनायें दी गई थीं। 


श्री जेसलमेर तीर्थ से श्री ओशियांजी तीथे तक का 
संघ-यात्रा-दिग्द्शन 


ग्राम गनर अ्रन्तर (कोस में) जैन घर मंदिर दिनांक 
मोकलाई दर ० ० चे० शु० ११ 
भोजकां ६ ०... ० ९९ 
चांदण ३ ०... ० १३ 
लाठी ६ ०... ० १४ 
ढ़ लिया ६ ०... ० ९१ 
पोहकरण ६ ६ ३ वे०कृ० १-२ 
सुथारांवेरी ३ ० ० ग 
उगरास 5. ०... ० 5 


श्री जेसलमेरतीय की संघ-यात्रा [ ११७ 


होपारड़ी ५ ०... ० बै० कू० ४ 
फलोधी ४ ७०० ७ ५-७ 
चीर्हा ४ ० ० दे 
लोहावट ४॥ १००. २ 8-१० 
पली (स्टेशन ) ३ ० ० $ 
हरलायां ४ ०... ० ११ 
भीकमकोट ३ हि ० ७ ५ 
श्री ओशियांजी तीर्थ ५४ ० १ १२-१३ 

७३ ८०६ १३ अट्टारह दिन 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है संघ ओोशियॉजी तीर्थ को बै० कु० 
१३ प्रातः ९ बजे पहुँचा । श्री श्रोशियाजी तीर्थ के कर्मचारियों और 'श्री 
ओशियां वर्षमान जैन बोर्डिश्च-हाऊस' के अध्यापक तथा छात्रों को ज्योंही उक्त 
संघ के शुभागमन की सूचना प्राप्त हुईं सर्व सोत्साह सघ का खागत करने 
के लिये उस दिशा में, जिधर से संघ नगर में प्रवेश करने को था बढ़े । संघ 
का भारी खागत किया गया । संघ जब विद्यालय के भवन में पहुँचा चरित- 
नायक और साधु-मण्डली ने विशिष्ट स्थान ग्रहए किया श्रौर चरितनायक ने 
संघ और दर्शकगण को देशना दी । श्री ओशियांजी तीर्थ का जैन-समाज 
के निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान है इस पर तथा इसकी ऐतिहासिक गौरव-गरिसा 
एवं प्राचीनता पर चरितनायक का सविस्तार व्याख्यान हुआ व्याख्यान में 
आपश्री ने ऐसे महत्वशालीं और प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थस्थान में विद्या- 
लय खोलने वाले कार्यकर्ताओं की भूरी २ प्रशंसा की कि तीर्थस्थानों में 
आधुनिक समय में विद्यालयों का खुलगा एक श्रमोष आकषेण और उनमें 
सजीवता लाने की सदभावनाओं का परिचायक है । व्याख्यान की समाप्ति 
पर सर्वेजनों ने श्री महावीरप्रतिमा का पजन किया और दिन में पंचकल्याणक 
पूजा बनवाई तथा श्रीफल की संघपति की ओर से सर्व छात्रों ओर उपस्थिन्न 
व्यक्तियों को प्रभावना वितरित की गई । सायंकाल को भी श्री संघपति की 
ओर से नवकारशी की गई । विद्यालय के छात्र, अ्रध्यापक तथा पीढ़ी के 


११८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीबन-चरित 


सर्व कर्मचारी निमंत्रित किये गये और विद्यालय को १०१) का आधिक 
दान दिया गया । दूसरे दिन बै० कृ० १३ को चरितनायक ने ढात्रों की 
धार्मिक परीक्षा ली और श्रभ्यास अच्छा देख कर समस्त संघ को अति संतोष 
हुआ । परीक्षा के मान में आहोरवासिनी श्राविका भीखीबाई की ओरोर से 
नवकारशी की गईं, जिसमें सर्व छात्र, श्रध्यापक तथा पीढ़ी के कर्मचारियों 
को भी प्रीतिभोजन दिया गया तथा सेदरियावासिनी श्राविका लक्ष्मीबाई की 
ओर से श्रीफल की प्रभावना दी गईं । बे० कृ० १४ को श्री श्रोशियांजी 
तीथ से संघ ने जोधपुर की ओर ग्रयाण किया और मथानिया, माणुकलाव, 
दईजर, मण्डोर होते हुआ श्रीसंघ वै० शु० १ को जोधपुर पहुँचा । 


जोधपुर में श्रीसंध के आगमन की निश्चित तिथि और समय की 
सूचना वहाँ के सधर्मी बन्धुओं को पूर्व ही मिल चुकी थी । जोपपुर में 
लगभग दो सहस्त॒ से भी ऊपर जैन घर हैं। श्रीसंष 
संघ का जोषपुर में ज्योंही शहर के निकट पहुँचा कि समस्त शहर में संघ 
स्वागत और वहाँ से के पदापण की तथा पुर-प्रवेश के निश्चित समय की 
सघ का विसर्जन सूचना की घोषणा करवा दी गई। चरितनायक के श्रषि- 
नायकल में यात्रा करते आते हुये संघ के खागत की 
जोधपुर-संघ शहर से भारी समारोह में वाचत्रों एवं शोभा के साजों से सुसजित 
होकर बढ़ा । संघका पुर-प्रवेश श्रति ही धूम-धाम और शोभापूर्वक करवाया 
गया । खागत करनेवालों में प्रमुख॒ उत्साह धराने वाले सज्जनों में प्रमुख 
नाम महेता सुमेरचन्द्रजी, वकील हस्तिमलजी और वेदमहेता रतनचन्द्रजी के 
उल्लेखनीय हैं । जोधपुर के संघ एवं उपरोक्त तीनों सज्जनों के श्रत्याग्रह 
पर संध को जोधपुर में पांच दिन तक रुकना पड़ा । जोधपुर के श्रीसंष 
ने श्रीति-मोजनों से तथा उत्तम प्रकार की शयन आदि की व्यवस्थायें करके 
संघ की अ्रति ही सराहनीय सेवा की जो प्रशंसनीय है । 


१, बै० शु० २ को वकील हस्तिमलजी की ओर से, 
२, वै० शु० ३ को वेदमेहता रतनचन्द्रजी की ओर से और 


4] ० आई 0 4 .. 
श्री जेसलमेरतीथ की संघन-यात्रां [ ११९ 


३. बें० शु० ४ को महेता सुमेरचन्द्रजी की ओर से विविध प्रकार 
के भिष्ट व्यज्ञनवाल्ली नवकारशियें की गई । 


संघपति ने वै० शु० ६ को श्रीफल की प्रभावनापुर्वक श्रीकेशरिया- 
नाथ के जिनातय में नवाशुंप्रकारी पूजा चनवाई ओर सायंकाल को पंचमिष्ठान् 
की नवकारशी की, जिसमें जोधपुर के श्रीसंध के सधर्मी वन्धु मी निमन्त्रित 
किये गये थे । 


बै० कृ० ७ को श्रीसंघ की विसर्जन-क्रिया चरितनायक की साक्षी 
में की गई । इस प्रकार संघपति शा० जीवाजी लखाजी की ओर से श्रीजेसल- 
मेरती्थ को निकाला हुआ संघ जैसलमेर, ओशियाजी तीर्थों की यात्रा करके 
जोधपुर आकर सानन्‍्द एवं सकुशल विसजित हुआ । इस संघयात्रा में वि० 
सं० १९८६ फा० शु० ३ से वि० सं० १९८७ बे० शु० ६ तक कुल २ 
मास और चार दिवस व्यतीत हुये | संघ के विसजित होने पर स्वयं संथपर्ति 
आर उनका परिवार तथा संघ में सम्मिलित व्यक्ति रेल द्वारा अपने २ स्थानों 
को चले गये । चरितनायक ने अपनी साधुमण्डली के साथ जोधपुर से बै० 
क्ृ० ७ को विहार किया और मोगड़ा नामक ग्राम में विश्राम किया । साथ 
में कुछ श्रावक और श्राविकार्य भी थी ।इनकी व्यवस्था के लिये संघपति ने 


अपने कुछ विश्वासपात्र सेवक छोड दिये, जो मार्ग में सर्व प्रकार की व्यवस्था 
करते थे । 


मोगड़ा से चरितनायक ने अपनी साधुमरडली और श्रावक, श्रावि- 
काश्रों के साथ विहार करके गुढ़ाबालोतरा की ओर प्रयाण किया। मार्ग में 
पाली, चाँणोद, भूति जैसे प्रसिद्ध नमरों एवं ग्रामों में विश्वाम करते 


हुये वि० सं० १६८७ ज्ये० कृ० ५ को आपक्री गुढ़ा पधारे और भारी 
महोत्सव के साथ आपभ्री का नगर-प्रवेश करवाया गया। 


चरितनायक का यह पुर-प्रवेश गुढ़ा निवासियों ने अत्यन्त ही भावमक्ति 
से करवाया था । इसका एक कारण यह मी था कि चरितनायक जैसलमेर-तीर्थ 
की यात्रा से अभी द्वी लौटे थे और यह जैसलमेर-तीर्थ-यात्रा बहुत ही शांति 
ओर सुख के साथ हुई थी । 


११० ] 


श्रीमदू विजययतीन्द्रतूरि--जीवन-चरित 


श्री ओशियांजी तीर्थ से जोधपुर तक संघ का और 
जोधपुर से साधुमंडली का विहार-दिग्दशन 


ग्राम, नगर अंतर जेनघर. मंदिर दिनांक 
मथानिया. ७ ० ० वै० क्ृ० १४ 
माणकल्लाव रे ० ० ० 
दईजर डे ० 7 ११ 
मन्डोर ३ १ ३ बै० शु० 
जोधपुर ३ १२०० ७ ».. २-६ 
मोगड़ा ६ ८ ७ ७ 
काकांणी २ ० ० ० 
रोहेट भर १७० ० पु € 
खारड़ा ४ १० १ ह- १० 
पाली ३. ७०० ६ ११ 
डंडा ५ ३० १ १२ 
वाली २ 2, ० ० 
कूरणो १ ० ० 8 
चांणोद २ २०० १ १३ 
भूति ४ ७ २्‌ १४ से ज्ये० क्ृ० २ 
पादरी ३॥ १२४ १ ४ 
गुढ़ाबालोतत ७ १२४ ३ पे 
६०॥ २४१६ श्५ एकवीस दिन 


*ड 
बि० से० १६८६ से चरितनायक के द्वारा लिखी मई पुस्तकों का 
प्रकाशन इस प्रकार है। -- 
' श्री थर्तीन्द्र-विहार-दिग्दशन ग्रथम-भांग+-- यह एक बहुत उप 
योगी पुस्तक है, विशेष करके इतिहास की दृष्टि से । इसमें चरितनायक क़ी 
अधिनायकता में जो राशापुर (मालवा) के श्रीसंघ ने सिद्धाचल, गिरवार तीर्थों की 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरधर में तीन चातुमास व अन्य कार्य [ १२१ 


संघयात्रा की थी उसका तो वर्णन है ही, परन्तु साथ में संघ के विस- 
जिंत हो जाने पर चरितनायक ने जो खतंत्र विहार मरूबर की ओर किया 
आर उसमें गिरनार से शंखेथर, शंखेश्वर से तारंगातीर्थ, तारंगातीर्थ से अब - 
दाचलतीर्थ और फिर वहाँ से सिरोही ओर आहोर तक के मार्ग में पड़े समस्त 
छोटे-बड़े नगर, पुर, श्रामों का समुचित वर्णन है। जैसे कितने घर हैं, 
कितने जेन धर हैं, कितने जेन मंदिर हैं, कितना प्राचीन है। इतिहास एवं 
व्यापार की दृष्टि से और कोई बात उल्लेखनीय हुईं तो उसका भी इसमें 
यथाग्राष्य वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हिन्दी में प्ृ० ३०४, क्राऊन १६ 
पृष्ठीय, वि० सं० ११८४ में रचा हुआ वि० सं० १६८६ में श्री जेनसंघ- 
फृताहपुरा की ओर से ५४०० प्रतियों में प्रकाशित हुआ है। ग्रंथ श्रति ही 
संग्रहणीय और ऐतिहासिक है । 


अरयमन-०५ ७9० मन्‍मक न >+ञपाणणितगड: 


श्रोमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरुधर में तीन 
चातुर्मास ओर अन्य कार्य 
वि० सं० १९८७-८९ 
कि 
२४--वि० सं० १९८७ में हरजो में चातुर्मास;--- 


गुढ़ा में आपश्री अपनी साधुमरडली के साथ कुछ दिवस विराजे 
और जैन जनता को धर्मोपदेश प्रदान करते रहे | तलश्वात्‌ आपश्री ने वहाँ 
से विहार किया और आहोर, जालोर, - भेंसवाड़ा जैसे बड़े नगरों में पधार 
कर वहाँ की जेन जनता को धर्मदेशनार्यें दी । आहोर के निकट में हरजी 
नामक एक बड़ा आम है। वहाँ के श्रीसंघ ने आपश्री से हरजी में चातुर्मास 
करने की प्रार्थना की । हरजी में बहुत वर्षों से किसी साधु-मुनिराज का चातु- 
मास नहीं हुआ था। हरजी-संघ की अत्यधिक भक्ति देखकर आपश्री ने 


कहा कि आचार्य भूपेन्द्रसूरिजी महाराज साहब से आप लोग मेरे नाम कीं 
१६ 


१२२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरितत॑ 


आज्ञा ले भ्ावें, में चातुर्मास हरजी में कर लूँगा । आचार्य भूपेन्द्रसूरिजी महा- 
राज सा० भी उन दिनों में निकट के आम, नगरों में ही विचर रहे थे, 
हरजी का संघ उनके पास पहुँचा और चरितनायक का चातुर्मास हरजी में हो 
ऐसी श्रद्धापर्वक विनती की । सूरिजी ने स्वीकृति दें दी और फलतः वि० सं० 
१९८७ का आपक्री का चातुर्मास हरजी में हुआ । 


सम्पूर्ण चातुर्मासभर धर्म की अच्छी उन्नति रही । खूब तपखायें, 
प्रभावनायें हुई । व्याख्यान में “श्री मगवतीसूत्र (सटीक)' का और भावना 
पिकार में श्री विक्रमादित्यचरित' का वाचन हुआ और मुमुक्षों नर-नारियों 
ने अतिशंय लाभ लिया । 


आहोर, गुढ़ा, भेंसवाड़ा, जालोर, बागरा, तख्तगढ़, फताहपुरा, 
खुडाला, खिमेल आदि अनेक नगर, ग्रामों से संघ ओर परिवार तथा व्यक्ति 
आपभ्री के दशनाथथ आये । हरजी के संघ ने भी श्रागंतुक सज्जनों को प्रीति- 
भोज और अन्य सुख-सुविधायें देकर उनकी भारी सेवार्यें कीं । चरितिनायक 
के सदुपदेश से हरजी की धर्मशाला का जीणोंद्धार हुआ और उसमें योग- 
स्थान पर २४“८३०” आकार के पाँच चित्र १- श्रीमद्‌ विजयराजेल्टस्री- 
श्वरजी, २ श्रीमद्‌ विजयधनचंद्रसूरिजी, ३ श्रीमद्‌ उपाध्याय मोहनविजयजी, 
४ श्रीमद्‌ विजयमूपेन्द्रसूरिजी और ४ खय॑ चरितनायक का हरजी के श्रीसं 
ने लगवाये । अर्थ यह है कि हग्जी में चातुर्मास में धर्म की श्रच्छी प्रभावनां 
हुई । इसके उपलक्ष में चातुर्मास के पु हो जाने पर श्री अह्ाह्निका- 
महोत्सव किया गया, जिसमें हरजी के संघ ने अच्छा द्रव्य व्यय किया और निल 
नवकारशी और भारी समारोह के साथ उक्त महोत्सव को सम्पन्न किया । 


चरितनायक के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का इस वर्ष का अकाशन 
इस प्रकार है :-- 

श्रीकोर्टाजी तीर्थ का इतिहासः - जैसा नाम हद प्रकट करता ५) 
इस ग्रंथ में कोरंटपुरती्थ, जिसका आज नाम कोर्यतीर्थ है और जो मरुवर- 
प्रदेश में सिरोही-राज्य के उत्तर कोण पर स्थित है का इतिहास एवं पुराततत 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरुथर में तीन चातुमोस व अन्य काये [ १४३ 


दृष्टि मरे उसका ःलाघ्य वर्णन है। रचना श्रौर प्रकाशन विं० सं० १९८७, एष्ठ 
११२, प्रतियां ७9३०, आकार क्राऊन १६ पएृष्ठीय जिसको नावी (मारवाड) 
कै निवासी गाह सॉकलचन्द्र किशनाजी, जवानमल, ऋषभदास ओर हजारी- 
मल जोराजी डंभावत ने आनन्द प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में श्रति सुन्दर आर 
दृढ़ पत्रों पर छुपवाकर पक्की जिरुद में अमूल्य प्रकाशित किया । 


मार्गशीर्ष शु० तृतीया को हरजी से विहार करके आपश्री अपनी 
साधुमरडली के साथ सियाणा पधारे। साथ में हरजी के अनेक स्त्री और 
पुरुष भी थे । उस समय सियाणा में आचार्य श्रीमद्‌ 
चातुर्मासत के पश्चात्‌ भूपेन्द्रस्रीशीरजी विराज रहे थे। आप उनकी सेवा में 
अन्यत्र विहार और डेढ़ मांस पय्येत रहे | तलश्वात्‌ श्रीमद भूपेन्द्रसूरिजी 
यलवाड में प्तिष्ठोत्सत माध शु० ९ को आकोली पवारे । आपश्री भी साथ 
बि० स० १९८७ में ही थे। आकोली में उन दिनों में समाज में पुनः 
दो पक्ष पड़ गये थे । आपके सतत्‌ प्रयत्न एवं प्रभावक 
व्याख्यान से दोनों पक्षों में मेल्न हो गया और परिणाम में विविध धर्म एवं 
पुण्य के कार्य हुये | आकोली से आपश्री ने आचार्य भूपेन्द्रसूरिजी की 
श्राज्ञा लेकर अलग विहार पुनः चालू किया । आकोली से आपश्री अपनी 
साधुमणडली के सहित बागरा, चूरा, बाकरारोड़, मांक, मोदरा, सेरणा और 
धाणसा होते हुये तथा धर्मदेशना देते हुये थलवाड़ पधारे। थलवाड़ में 
श्रीसंघ ने आपश्री का प्रशंसनीय ढंग से भव्य खागत किया। 


थलवाड-श्रीसंघ के अत्याग्रह से आपश्री ने वहाँ फाल्गुन मास में 
होने वाली प्रतिष्ठा को कराने की खीकृति प्रदान कर दी । अ्रतः वहाँ के 
श्रीसंघ के कुछ प्रतिष्ठित जन श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसरिजी के पास में गये और आपश्री 
के द्वारा प्रतिष्ठा कराने की आप के नाम पर आज्ञा-पत्रिका ले आये। 
वि० सं० १९८७ फाश्गुण शु० तृतीया शुक्रवार के दिन शुभ मुह त्त में 
महामहोत्सवपृर्वक श्री जीरावलापाश्वंनाथ आदि & मूर्त्तियों की और उनके 
अधिष्ठायिक देवों की तथा मोदरा ग्राम के जिनालय के लिये तीन प्रतिमाओं 
की प्रतिष्ठांजनशलाका की गई । इस प्रतिष्ठोत्सव के मान में दस दिनों तक 


१२४ ] श्रीमद्‌ विजययतीनद्रसूरि--जीवन-चरित 


पूजा, प्रभावनायें एवं, नवकारशियां होती रहीं । जब प्रतिष्ठोत्सव सामंद 
सम्पूर्ण हो गया तो उसके शुभ उपक्षक्ष में श्रीसंघ ने खामीवात्सल्य किया। 


भांडवर्ताथ की यात्रा ओर जालोर में ज्ञान-भण्डार की स्थापना 
वि० सं० १९८८ 


थलवाड़ में अंजनशलाकाग्रतिष्ठोत्सव सानंद पर्ण करके आपक्री वहाँ 
से विहार करके भांडवपुरतीथ में पधारे । इस तीर्थ का ऐतिहासिक वरणन यथा 
स्थान एवं यथाग्रसंग आगे किया जायगा। यहाँ से आपश्री मेंगलावा, चोराउ, 
सायला होते हुये तथा धर्मोपदेश देते हुये जालोर ( जाबालिपुर ) पषारे | 
वहाँ आपश्री के ज्ञानगरिमापर्ण सदुपदेश को श्रवण करके स्थानीय श्री शाह 
पाकलचंद्र आईदानजी ने श्री जैन धर्मशाला में ज्ञान-भणडार-भवन का निर्माण 
करवाया और उसमें आपश्री की तत्वावधानता में शुभ मुह तत में ज्ञान अर्थात्‌ 
आगम (शास्त्र) पुस्तकों की महामहोत्सवपवक ग्रतिष्ठा की ओर उसका नाम 
श्री राजेन्द्र-जेन ज्ञान-मण्डार# प्रसिद्ध किया 4 <.. 


जालोर में श्री ज्ञान-भरडार की स्थापना करके आपश्री सहसाधु 

मण्डली भेंसवाड़ा और वहाँ से आहोर, हरजी होते हुये गुढ़ाबालोतरा 

पधारे । वहाँ के श्रीसघ ने आपका नगर्रवेश भव्य 

आहोर में खागत द्वारा किया । वहाँ आप कुछ दिवव विराज के 

साधु-दीक्षा. पुनः आहोर पधारे | आहोर में नाडोल के श्रावक 

बि० सं० १९८८ मोतीलालजी जो अभी वय में नवयुवक ही ये 

ओर संसार की असारता से उदासीन हो कर सांधुब्रत 

ग्रहए करना चाहते थे को वि० सं० १६८८ द्वितीय आपषाढ़ कृ० १३ 

सोमवार को भव्य सज-धज के साथ लघुदीक्षा प्रदान की और उत्तमविजय 
उनका नाम रक्‍्खा । 








शिज्ञा-लंखें 
'श्री सूरिराजेन्द्र-मैन-ज्ञान-भण्डार, ब्याख्यान-वाचस्पत्युपाध्याय श्री यतीन्द्रगिजयजी 
महाराज के सदुपदेश से इस ज्ञान-भण्डार को शाह साकलूचंद आईदानजी ने बनबा के सप 
को भेंट किया । संवत्‌ १९८७ म॒० जालोर | 


४ #५ ध् ( ९ 
श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मस्धर में तीन चातुमोस व अन्य कारये [ १४९५ 
२५ --व्रि० से० १९८८ में जाढोर में चातुर्मास:-- 


जालोर श्रीसंघ के अत्याग्रह एवं श्रीमद भूपेन्द्रसरिजी की भाज्ञा से 

वि० स॑० १९८८ का चातुर्मास जालोर दुर्ग में हुआ । जालोर अपनी ऐति- 

हासिकता एवं अति प्राचीनता के लिये प्रसिद्ध है 

नवपदीदापनोत्सव तथा श्री सुवर्रगिरितीर्थ की पावन छाया में आ्राज तक 

का कराना. वह अपनी आयु बनाये हुये है । इस चातुर्मास में आपश्री- 

के संग में मुनि श्री वलमव्रिजयजी, विद्याविजयजी, 

सागरानन्दविजयजी, कल्याणविजयजी ओर उत्तमविजयजी पाच मुनि थे । 

व्याख्यान में आपश्री ने श्रीउत्तराध्ययनसूत्र सटीक ओर भावनाधिकार में 

श्री चारित्रिसुन्दरगशिरचित श्री कुमारपाल-महाकाव्य'ं का वाचन किया । 

आपश्री के प्रभाव एवं सदुपदेश से चातुर्मास में अनेक प्रकार के तप, पजा 

प्रभावनायें हुईं ओर अनेक ग्राम जेसे वागरा, सियाणा, आहोर, गुढ़ा, सायला, 

मोदरा, वागरा, माक, साथू , आकोली आदि के श्रीसंव, परिवार ओर व्यक्ति 

दर्शनार्थ आये । जाल्लोर-श्रीसंघ ने दर्शनार्थ आये हुये अतिथियों की भूरि २ 

अभ्यर्थना की । श्रतिरिक्त इसके जालोर में शाह आईदानजी के सुपुत्र सांक- 

लचंद्रजी की ओर से नवपदोद्यापनोत्सवत का आयोजन किया गया, जिसका 
सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


शाह आईदानजी ओसवालज्ञातीय लघुशाखीय श्रीमंत भ्रावक थे । 
आपकी धर्मपत्नी श्रीमती महोरबाई कई वर्षों से श्रीनवपद-ओ्रोलीवत का आरा- 
वन करती आ रही थी। आईदानजी जैसे श्रीमंत और पर्मग्रेमी थे, वैसे ही 
आप के सुपुत्र सांकलचंद्रजी हैं । चरितनायक का चातुर्मास और ऐसे तेजखी 
एवं शास्त्रज्ञ मुनिराज का सायोग देख कर आपने मातुश्री के ब्रत के मान में 
नवपदोद्यापनोत्सव करने का आयोजन किया । विस्तृत एवं खुले स्थान में 
सुन्दर पण्डाल की रचना की गई ओर उसको अमूल्य वस्त्रों एवं शोभा के 
उपकरणों से सजाया गया । नव पदों में से प्रत्येक पद के निमित्त अलग २ 
निम्नवत्‌ सामग्री मक्तिपर्वंक अर्पित की गई । सामग्री में प्रत्येक वस्तु संख्या 
में नव ( & ) थी। 


१२६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


कामदार चन्द्रवा पीठिया तोरण रुमाल 
रुप्यक चोबीसी सिद्धचक्राह्मा अष्टमंगल थाल छुत्र 
चोदह खप्न जर्मनी चाँदी की आरतियाँ मंगल दीपक धूपदानी 
सिंहासन तासक कटोरियाँ ताग्रकुंम 
कलश घंटियाँ चन्दन का मूठिया ठवँणी 
कम्बलियाँ सांपड़ा रूल ओधा 
पूंजणियाँ डॉँडा, हाँंड£ी. आसन चर्वत्ञा 
डंडासन कामली स्वर्णमालायें पायियाँ 
ओरीसा कांच 


इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओं में से प्रत्येक संख्या में नो-नो एक सुन्दर 
सजे हुये उच्चासन पर सजायी गई थीं । इसके साथ में “श्री अभिधान-राजेल्र- 
कोष' के सातों भाग, श्रीपालरास' (साथ ) 'देववदन-माला' आदि ज्ञान- 
पदपृजा की पुस्तकों को भी रक्खा गया था | नीचे लिखे अनुसार नव दिन 
तक विविध पृजाओं का आयोजन किया गया थाः-- 


वि०सं० १९८८ आश्िन शु० ७ को श्री पंचकल्याणकपूजा 

८ श्री नवपदपूजा 

९ श्री सम्यकृत्वाष्टअकारीपूजा 

११ ४. १० श्री नवाणुग्रकारीपूजा 

» ११ श्री नंदीश्वरदीपपूजा 

१ ४. १२ श्री वीशस्थानकतपपूजा 

१३ श्री पाइवनाथपंचकल्वाणकपूता 
१४ श्री वेदनीयकर्माश्प्रकारीपूजा 
१४ ओ महावीरपंचकल्याणकरपृजों 


इस प्रकार पूजायें बनवाकर तथा रुप्यक चौबीसी ओर श्री सिद्ध- 
चक्रजी के गट्ढों की प्रतिष्ठांजनशलाका करवाकर कार्त्तिक क० * को की 
अभिषेकवाली शांति-स्मात्रपूजा कराई गई । नगर के चतुर्दिक इस रात 


+ £ 6 रु बे. 
श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से मरुधर में तीन चातुमोस व अन्य कार्य [ १२७ 


श्भिमंत्रित जल्ल की धारा दी गई और नवकारशी करके नगर के श्रीसंघ को 
प्रीतिमोज दिया गया । 


इस नवपदोद्यापनोत्सव के अवसर पर श्री सांकलचंद्रजी ने मरुथर 
में प्राचीनतम और विश्वत श्री वर्दमान जैन वोर्डिंग, ओसियां तीर्थ से संगीत- 
मण्डल्ी को निमंत्रित किया था । उत्सव के सभी अर्थात्‌ नव दिनों में दिन 
में मन्दिरों में ओर रात्रि को खुले स्थानों अथवा मदिरों के समामरडलों में 
मण्डली ने विविध कीर्त्तनों, स्तवनों, गायनों, भक्तिस के अभिनयों, नाटकों 
से त्रिकालिक प्रभु-भक्ति की ओर दर्शकों में भक्तिस का संचार किया 
और स्तुति ग्राप्त की । उत्सव की शोभा में निस्संदेह इस मण्डली के भक्ति 
पर्णा अभिनयों से चार चांद लग गये थे | जेन, अजैन समस्त जनता मरडत्ती 
के कार्यों' से अत्यधिक प्रभावित एवं मुग्ध हुई । श्रेष्ठी साकलचंद्रजी ने भी 
मण्डली के छात्रों एवं निरीक्षकों के लिये खान-पान, रहन-सहन की अ्रति 
सुन्दर व्यवस्था की थी | विदाई के समय अच्छी एवं सर्वस्तुत्य मेंट देकर 
मण्डली का सम्मान किया था । 


जालोर में उस दिन तक हुये उत्सव-महात्सवों से इस नवपदोद्याप- 
नोत्सव का स्थान शोभा, व्यय, अतिथि-उपस्थिति, भाव-भक्ति में अ्रद्वितीय 
रहा था, जिसकी वयोदृद्ध एवं अनुभवी प्रतिष्ठित जनों ने मुक्तकंठ से भूरि २ 
प्रशंसा की थी । 

अति धर्म-ध्यान एवं पुण्यकार्य से पूण जब यह चातुर्मास सानन्‍्द 
समाप्त हुआ तो श्री सोधर्मबृहत्तपागच्छीयसंघ की ओर से भारी समारोह- 
पूर्वक द्वितीय अ्रष्टाह्विकामहोत्सव किया गया तथा पश्चात्‌ सुश्राविका श्ंगार- 
बहिन ने भी वीशस्थानकतप के निमित्त श्रीवीशस्थानकतप पूजा बडे ही ठांट 


से एवं भाव-मक्ति से करवाई ओर नगर-नवकारशी करके स्थानीय संघ का 
आतिथ्य किया । 


श्री जगडशाइ-चरित्र ओर श्री कयवन्ना-चरित्र का प्रकाशन! 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इन दोनों ग्रंथों की रचना वि० सं० १६८४ 
में ही हो चुकी थी। इनका मुद्रण इस वर्ष में हुआ । श्रीजगड़ूशाह-चरित्र 


१श्ट ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


श्री राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुड़ाला की ओर से अकाशित हुआ । पृष्ठ ४ १, 
प्रतियों ६००, सुपररॉयल १२ प्रष्ठीय । 


श्री कयवन्नाचरित्र' भी राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुड़ाला की श्रोर 
से ही प्रकाशित हुआ । पत्र १७, प्रतियाँ ६००, सुपररॉयल १२ पृष्ठीय । 


श्रीयतीन्द्र-विहार-दिग्दशन द्वितीय भागः--वैसे इस ग्रंथ की 
रचना वि० सं० १६८७ में ही हो घुकी थी । इसका प्रकाशन इस वर्ष में 
हुआ । इसको श्रीसंघ-हरजी ने श्री आनन्द-श्रेस, मावनगर में छुपवाकर 
प्रकाशित किया । रेशमी जिल्द, 7१० ३०९, आकार क्राऊन १६ पृष्ठीय। 
इसमें चरितनायक के थराद से अबु दाचल, गोड़वाड़पंचतीर्थी, कोर्य(कोरंटपुर) 
तथा गुढ़ाबालोतरा से निकाले गये जेसलमेर-संघ के मार्ग में पड़े वहाँ तक 
के आ्राम-नगरों, जेसलमेर से ओसियां, -ओसियां से जोधपुर और जोधपुर 
से गुढ़ाबालोतरा तक के ग्रामों का संक्षिप्त परिचय, उनकी प्राचीनता, ऐति- 
हासिकता एवं भौगोलिक स्थितियों का वर्णन दिया गया है । इतिहास एवं 
पुरातत्व की दृष्टि से ग्रंथ अति उपादेय एवं संग्रहणीय है। जैनियों के लिये 
ती यह अंथ उपरोक्त मार्गों में एवं स्थानों में बने तीथ्थों का, प्राचीन मंन्दिरों का 
जैन घर एवं जैनों की धामिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियों का एक सुन्दर 
लेखा है, जो जैन-समाज के एक अंग का अच्छा एवं आधारभूत अध्ययन 
कहा जा सकता है । ! 


इस वर्ष श्रीमद्‌ आचाय भपेन्‍्द्रसूरिजी का चातुर्मास बागरा में था। 

वेश्री चातुर्मासपर्य करके अपनी साधु एवं शिष्यमण्डली के सहित जालोर 
पधारे । एतदर्थ चरितनायक जालोर में ही तब तक ठहरे । 

जालोर में भपेन्द्र- जालोर में>सूरिजी पौष शु० १२ तक विराजे, तव तक 
सारिजी के साथ में कुछ आपश्री उनकी सेवा में ही रहे | पीष शु० १३ की 
दिनों का सहवात्त सूरिजी ने जालोर से विहार किया ओर शंकराणुं, मंस- 
और विहार वाड़ा में विचरते हुये - आहोंर में पधारे । यहाँ दियाव६ 
लि पट्टीय श्रीसघ ने उपस्थित होकर श्री माणडवतीय की 
ओर चरितनायक को भेजने की विनती की; कारण कि श्री भारडवंतीर्थ में 


श्री भूपेन्द्रतूरिजी की आज! स मरुधर में तीन चातुमोस व अन्य काये [ १२९ 


श्री मह|वीर-मन्दिर के ऊपर खर्गध्वजद्रड का आरोपण करना माघ शु० 
१० बुधवार को निश्चित हो चुका था । सूरिजी ने चरितनायक का श्रीभार्‌डव- 
तीर्थ की ओर विहार करने की श्राज्ञा प्रदान करदी । दियावट्टपट्टी य-संघ 
सूरिजी की आज्ञा श्रवण करके अति हर्षित हुआ । 


आहोर से चरितनायक ने विहार किया और जालोर, आ्रलासण, 

चोराउ, सायल्ा आदि भआमों में होते हुये तथा इन ग्रामों में एक २ दिन ठहरते 
हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये श्रीभाण्डवतीर्थ पधारे ओर 

भारदव तर्थ में श्री प्रतिमा के दर्शन करके श्रति हर्पित हुये । यह तीर्थ मरुपर- 
महावरि-मदिर पर प्रदेश की दियावष्टपट्टी में स्थित है । इस पट्टी में दो 
दडढ-घजारोहण और पक्ष हैं-ऊली (इधर को) पट्टी और पेली (उधर की) 
प्राकष्ठा तथा भारडव पट्टी । दोनों पक्षों में कुल ४८ ग्राम हैं। इन ग्राम 
तय का कुछ परिचय की श्री भारडवतीर्थ पर देख-रेख है। जिस ग्राम में तीथ 
है वह भारडवपुर कहलाता है, ग्राम में लगभग १५४० 

घर हैं । परन्तु जैन घर एक मी नहीं है । राजपुत्र, चौधरी और कृपकों के 
अधिक घर हैं। ये सर्व वेष्णव होते हुये भी तीर्थ के परम भक्त हैं। भारडवतीथ 
में एक ही मंदिर है और वह भगवान्‌ महावीर का हैं । भाण्डवपुर के लोग 
भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा को महावीर वावा कह कर पुकारते है । महावीर 
के सम्मान में प्रति वर्ष चत्र शु० चतुदंशी को ये लोग पर्ण अगता पालते है । 
उस दिन कृपिसंवंधी कोई कार्य करना तो दर रहा,अपने खेत पर जाने तक में 
ये अ्रगता का भंग होना समभते हैं। घर से अपने पशुओं को निकाल देते है और 
अगर पशु किसी के खेत में उस दिन नुकसान भी करदें तो भी कोई क्रद्ध नही 
होता है वरन्‌ अपना अहोभाग्य समझता है । भारडवपुरतीर्थ के चारों ओर 
लगभग डेढ़ दो मील तक घना जंगल है । इस जगल में से कोई भी ग्रहस्थ 
एक टहनी का छेदन करना भी पाप मानता है| इस जंगल की लकडी, जब 
वृक्ष पर्णतया शुष्क हो जाता है और उस पर कही हरा पत्र नही दिखाई 
देता है, तव वह काट कर तीर्थ के कार्य में लायी जाती है। अन्यत्र उसका 
उपयोग निषिद्ध है । कोई गो अथवा भैंस जब बच्चा देती है तो उसका प्रथम दूध 


ओर दही तथा घी बाबा महावीर के भेंट होता है। नव विवाहिता दुलहिन 
१७ 


१३० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसर--जीवन-चरित 


ओर दूल्हा अपने घर में प्रवेश करने के पर्व बाबा के यहाँ नमस्कार करने 
आते हैं श्रोर श्रीफल तथा अन्य भेंट चढ़ा करके युगलरूप में महावीर बाबा 
को नमस्कार करते हैं और तत्पश्चात्‌ कई घंटों तक बाबा के आगे मैदान में 
नृत्य और गीतों की धारा बंध जाती है। भारडवपुर में जिस दिन जैनाचार्य 
का आगमन होता है, उस दिन भी समस्त ग्राम जैसा अगता के विषय में 
ऊपर कहा गया है, पर्ण अगता पालता है। प्रथम तो अगता का थोड़े अंग 
में भी कोई मंग नही करता है और देवयोग से कोई भूल करके भंग कर लेता 
हैं तो वह ग्रायश्रित्त करता है और दो सई अर्थात्‌ एक मन बाजरी वह अपने 
आप बाबा के अन्न-भरण्डार में लाकर डाल देता ह। श्रीमहावीर के नाम पे 
यहाँ एक अन्न-भण्डार है, जिसमें प्रत्येक कृषक ग्रति वर्ष एक मन अन्न लाकर 
डालता है, जहाँ से नित्य कबूतरों को ग्रातः अन्न डाला जाता है। ये लोग 
अत्यन्त भावुक, सरल प्रकृति एवं धार्मिक प्रवृत्ति के हैं । ये जेन नहीं है, फिर 
भी जैन-तीर्थ के ग्रति इनकी इतनी अगाध भक्ति और श्रद्धा सचमुच विस्मय 
और श्रद्धा का पात्र है। ये लोग जल छान कर पीते हैं। बाबा को सींव 
एवं जंगल में कोई आखेट नहीं खेल सकता है। ऐसे कितने ही धार्मिक 
प्रतिबंध हैं, जिनको क्रमवार लिखा जाय तो एक लंबी सूची बन जाती 
है। यातायात के साधन बन जाने से जैन तो वहाँ अब आने लगे हैं, परन्तु 
सैंकड़ों वर्षों से ये ही लोग इस तीर्थ की रक्षा में अपना पूरा भाग भजते आये 
हैं। ये लोग कितने धन्यवाद एवं श्रद्धा के पात्र हैं- ये उक्त पंक्तियाँ ही बतला 
सकती हैं । 


तीर्थ लगभग एक सहस्र वर्ष प्रांचीन प्रतीत होता है। इसकी अधम 
प्रतिष्ठा वि० सं० १०९४ में उपकेसज्ञातीय किसी संघवी श्रावक ने कर- 
बाई थी । ग्रतिष्ठाकर्ता के वंशज आज भी सिरोही और अहमदाबाद में तथा 

भांरडवपर तीर्थ से 9 मील के अंतर पर बसे हुये कोमताग्राम में रहते हैं 

इस तीर्थ का प्रथम जीर्णोद्धार वि० सं० १३४९ में और दूसरा वि० सें० 
१६४४ में हुआ था । वि० सं० १९५६ में श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी महारार 
यहाँ पधारे और तब से उनकी सम्परदाय के श्रावकों की उस झोर मान्य 
प्रमुखतः बढ़ी और परिणाम यह आया कि वि० सं० १९८८ अथात्‌ ईँ 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आ्राक्षा से मस्धर में तीन चातुमोस व अन्य काय [ १३१ 


वर्ष से श्री चरितनायक के सदुपदेश से इस तीर्थ का जीर्णेद्धार चालू हुआ, 
जो आज तक चालू है श्रौर लगभग डेढ़, दो लाख रुपया जीखोंद्धार में 
अबतक लग चुका है। भगवान्‌ मद्दावीर का मंद्रि यद्यपि मूलतः छोटा ही 
है, परन्तु वडा सुन्दर है। इसका गंभारा, गरूढ़मए्डप और खेलामण्डप का 
जी्णोद्धार हो चुका है, नवचौकिया समामण्डप और श्रृंगार-बौकी 
पर गुम्बज बन चुके हैं, जिनमें अभी प्रतिमायें स्थापित नहीं की गई हैं। 
मंदिर के दक्षिण पक्ष पर एक जैन धर्मशाला थी, उसका भी जीणोड्ार हो 
चुका है । धर्मशाला के विशाल द्वार में,जो पूर्वमुखी हैं वनी हुईं वरशाला के उत्तर 
पक्ष में बनी एक वडी कोठरी में इस समय तीर्थ की पीढ़ी है, जहाँ मुनीम 
रहता है और मुनीम के नीचे तीर्थ के अन्य सेवक, पुजारी कार्य करते हैं। 
मंदिरि एवं धर्मशाला तथा एक विशाल एवं विम्तृत मैदान को घेर कर चतुर्दिक 
प्रिकोष्ठ बना है । इस परिकोष्ठ की उत्तर, पश्चिम, पूर्व की भीतों में लगभग 
७० कोटरियो वनादी गई हैं, जिनमें उत्सव, मेले पर तथा यात्रा के लिये 
श्राने वाले दर्शकगण ठहरते हैं । 


मन्दिर का सिंह पूर्व में है श्रौर दक्षिण में परिकोष्ठ का विशाल 
सिंहद्वार बना है। परिकोष्ठ के भीतर ही कुंआा है और भोजन आदि बनाने के 
लिये भी स्थानों की सुविधायें रक्खी गई हैं। 


चरितनायक ने वि० सं० १९८८ माघ शु० १० बुधवार को 
श्री महावीर-चैत्यालय के शिखर पर खरणदरण्डध्वजारोहण शुभ मुह त्त में 
किया और उसी रोज श्री शांतिनाथ-प्रतिमा और मुनिसुत्रतप्रतिमाओं की 
तीर्थीधिराज मूलनायक श्री महावीर भगवान्‌ के सुन्दर एवं प्राचीन विंब के 
दोनों पक्ष पर क्रमशः स्थापना की। इस शुभोत्सव पर दियावट्टपद्टी 
एकत्रित हुईं थी और उसने चरितनायक की अधिनायकता में अनेक सामा- 
जिक सुधार खीकार किये तथा तीर्थ की पूरी देख-रेख करने के लिये अशंस- 
नीय व्यवस्था बनाई । 


२६ - वि० से १९८९ में शिवरगज में चातुर्मास;-- 
माघ शु० त्रयोदशी को आपने माण्डवतीर्थ से प्रस्थान किया और 


१३१२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


मेंगलावा पधारे | उसी दिन आपश्री ने श्री सोपशिखरी-जिनालय में श्री 

पारवनाथ-ग्रतिमा और श्री शांतिनाथ धातु-प्रतिमात्रों 
भाणडवर्ताथ से विहार की ग्रतिष्ठा की । वहाँ से दो दिनों तक निरन्तर विहार 
और जालोर में सूरि- करके आपश्री जालोर पधारे | जालोर में इस समय 
जी के दर्शन तथा श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी विराज रहे थे। वहाँ सूरिजी के 
उनके साथ में शिव- करकमलों से स्वर्ण गिरि के ऊपर बने हुये दुर्ग में विनिर्भित 
गज़ में चातु्मास जेन मन्दिरों के ऊपर स्वर्णदण्डध्वज एवं मन्दिरों में जिन- 

बिंबों की प्रतिष्ठा होने वाली थी, श्रापश्री उस उत्सव 
में सम्मिलित हुये, जिससे उत्सव को शोभा एवं रोचकता में वृद्धि हो गईं । 
सरिजी प्रतिष्ठोत्सव सानन्द समाप्त करके जालोर से विहार करके श्राहोर, 
गुदाबालोतरा होते हुये हरजी पधारे | चरितनायक भी साथ में ही थे। 
सरिजी लगभग सवा मास तक हरजी में विराजे, तब तक आपश्री भी उनकी 
सेवा में ही रहे । यहाँ से सरिजी की आज्ञा से आपकश्री ने आपाढ़ कृष्णा 
त्रयोदशी को अलग विहार किया और ग्रामों में बिचरते हुये, धर्मोपदेश देते 
हुये शिवगंज ( सिरोही-राज्य ) में अपनी साधुमण्डली एवं शिष्यों के सहित 
पधारे । यहाँ श्रीसंघ ने चरितनायक का भव्य खागत किया । आपकश्री 
व्याख्यानकला एवं मार्मिक भाषण देने के लिये प्रसिद्ध थे । शिवगंज में लग- 
भंग ५०० से ऊपर जैन घर हैं। आपके पारिडत्य एवं विह्वत्ता की 
चर्चा उनके कर्णों तक पहुँची हुई थी। आपके व्याख्यान में श्रोतागण की 
भारी भीड लगती थी । शिवगंज के श्रीसंघ की इच्छा उस वर्ष सूरिजी तथा 
आपका सम्मिलित चातुर्मास करवाने की थी । इस प्रस्ताव को चरितनायक 
ने खीकार कर लिया । अतः शिवगंज का श्रीसंव श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी से 
चातुर्मास की विनती करने के लिये गया और चरितनायक के चातुर्मास 
संबन्धी विचारों से भी उनको अवगत करवाया । सरिजी ने शिवगंज में चातु- 
मास करना खीकार कर लिया । श्रीसंघ-शिवगंज हर्षित होकर अपने स्थान 
को लौट आया और उस वर्ष अर्थात्‌ वि० सं० १९८९ का चातुर्मास इस 
प्रकार श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसरिजी के साथ में आपश्री का भी शिवगंज में हुश्ना 
जिसमें निम्न प्रकार धर्म-प्रचार एवं सुकारय हुये । 


श्री भूपैन्द्रछूरिजी की आज्ञा से मस्धर में तीन चातुमोस व अन्य काये [ १३३ 


जनता चरितनायक की व्याख्यान-शैली से मुध थी, अतः विद्वान 
एवं वयोवृद्ध आचार्य श्रीमद्‌ भपेन्द्रसूरिजी ने चातुर्मास में शास्त्र वाचने एवं 
व्याख्यान देने की आज्ञा आपश्री को ही प्रदान की । व्याख्यान में भाव- 
विजयोपाध्यायक्ृत सटीक 'श्री उत्तराध्ययनसूत्र' और भावनाधिकार में शुभ- 
शीलगणिरचित श्री विक्रमादित्यचरित्र' ( पद्मात्मक ) का वाचन किया। 
चातुर्मासमर आपक्री के व्याख्यानों की प्रशंसा रही ओर धर्मशाला में व्याख्यान 
में सहख-सहख नर-नारियों की सदा उपस्थिति रही । सैकड़ों ग्रमावनायें 
वितरित की गई' ओर समय २ पर मरदिरों में छोटी-बड़ी पृजायें बनाई जाती 
रहीं | सूरिजी और चरितनायक दोनों प्रखर एवं सुप्रसिद्ध मुनिवरों का चातुर्मास 
शिवगंज में श्रवण॒ कर दूर २ के नगर, आमों से जिनमें मुख्य आहोर 
बागरा; जालोर, भीनमाल, वरलूट, मंडवारिया, तख्तगढ़, गुढ़ावालोतरा, 
आकोली, साथू , धाणशा, मोदरा, शिरोही, कोरठा, जोगापुरा, फताहपुरा, 
भूति, पावा, खिमेल, कोशीलाव, राणी, वाली, बीजापुर, रतलाम, खाचरोद, 
उज्जैन, मंदसोर, नीमच, जावरा, निम्बराहेडा, थराद आदि से सख्यावध 
दर्शकगण आये । श्रीसंघ-शिवगज ने भी आगंतुक सधर्मी बंधुओं की पूरी २ 
भावभक्ति की । इस प्रकार शिवगंज का चातुर्मास बड़े आनद एवं शोभापूर्ण 
सुकृत्यों के आयोजनों से सानंद समाप्त हुआ । चातुर्मास के सानंद समाप्त 
होने के उपलक्ष में चातुर्मास के अ्रंत में श्रीसंध-शिवगंज ने अट्ठाई-महोत्सव 
का आयोजन किया और वह भी अति हर्ष एवं आनंद के साथ परिपूर्ण हुआ । 
ततश्रात्‌ चरितनायक सूरिजी की आज्ञा लेकर शिवगज से विहार करके 
फताहपुरा पधारे । 


हिद्वदगोष्ठी नामक प॒स्तक का प्रकाशन -- रचना सं० १९८६ 
पत्र ० १३, प्रतियों ६०० । इसको श्री राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुडाला 
ने इस वर्ष छुपवा कर प्रकाशित किया । यह ग्रंथ ग्य और पद्च दोनों शैलियों 
में संस्कृत भाषा में है । ग्रंथ विद्वानों के पढ़ने एवं समभने के योग्य है, जैसा 
इसके नाम से भी बोधित होता है । 


श्रीमद्‌ विजयभूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा लेकर आपश्री अपनी साधु 


१३४ | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसरि--जीवन-चरित 


मण्डली के सहित शिवगंज से मार्गशीर्ष शु० £ को विहार करके फताहपुरा पधारे 
थे । यहां आपश्री कुछ दिनों तक विराजे | यहाँ के 
शिवर्गंज से विहार श्रीरुघ में दो पक्ष पड़े हुये थे । आपश्री के सद्प्रयत् 
और कोरंटपुरतार्थ के एवं उद्बोध तथा व्याख्यान के प्रभाव. से दोनों पक्षों 
दर्शन करना में मेल होगया और परस्पर व्यवहार चालू हो गया। 
बि० सं० १९८९ यहाँ से विहार करके आपश्री कोरंटपुरतीर्थ (कोरटातीर्थ) 
में पधारे । वहाँ के श्रीसंघ ने चरितनायक का नगर-प्रवेश 
अति धूम-धाम से करवाया । चरितनायक तथा उनके साथ में आये हुये 
साधुगण ने तीर्थपति भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा के दर्शन किये और 
तत्पश्चात्‌ आपश्री धर्मशाला में पधारे और धर्मोपदेशना देकर श्रोतागण को 
तीर्थ और तीर्थ में रहने वाले व्यक्तियों की तीर्थ के लिये क्या कत॑व्य हैं के 
ऊपर विशेष रूप से समझाया । यहाँ आपको पाँच दिन ठहरना पड़ा । श्रषिक 
ठहरने का कारण यह था कि कोरंटपुर के ठाकुर साहब विजयसिंहजी ने 
श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी के सदुपदेश से नगर के बाहर श्री महावीर-मंदिर के पूर्व 
में पूजार्थ पुष्पोद्यान के लिये तीर्थ को ३४० हाथ लंबी और २२० हांथ चोड़ी 
जमीन मेंट की थी । परन्तु ठाकुर साहब के देहावसान के पश्चात्‌ श्रीसंघ 
और नये ठाकुर साहब में विरोध उत्पन्न हो जाने के कारण वह अधिकृत नहीं 
की जा सकी थी। चरितनायक ने ठाकुर साहब को समझाया और दान में 
दी हुईं भूमि का सुफल तथा दान में दी हुई भूमि के अपहरण के कुफल पर 
शास्त्रीय ढंग से प्रकाश डाल कर उन्हें प्रभावित किया । चरितनायक के सहु- 
पदेश से ठाकुर साहब ने अपने आपसी भगड़ों को न गिन कर के उपरोक्त 
भूमि कोरंटपुर-श्रीसंघ को तीर्थ के उपयोग के निमित्त अर्पित करदी और 
उसका पक्का पट्टा कर दिया । तदुपरान्‍त आपश्री वहाँ से पौष क्ृ० ११ को 
विहार करके लखमावा, नोवी, पावटा, सेदरिया आदि ग्रामों में ठहरते हुये 
तथा धर्मोपदेश देते हुये गुढाबालोतरा पघारे । 


गुढ़ाबालोतरा में गुरुजयन्ती तथा उपधानतप का आराधन तथा बड़ी दक्षायव 
वि० सें० १९८९ 
श्रीमद विजयराजेन्द्रसूरिजी इस युग में महात्रभावक आचार्य हैं 


श्री भूपेन्द्रसूरिजी की आज्ञा से सरुधर में तीन चांतुमास व॑ अन्य काये [ १३५ 


गये हैं । आपश्री की २७ वी जयन्ती पौ० शु० सप्तमी को बड़े उत्साह से 
एवं धाम-धूम से मनाई गई ओर दिन में पूजाअभावनाओं के साथ रात्रि को 
मंदिरों में आंगी रचवाई गई । 


ग॒हा में जैनियों के लगभग ३०० से ऊपर घर हैं। सब दी वर 
अर्ष्टि से अच्छी स्थिति में हें । वहाँ के श्रीमंतों मे शाह लालचद्र लखमाजी 
का स्थान अंग्रगण्य है । इतकी ओर से उपधानतप का आराधन करवाने का 
प्रयत्ष कतिपय वर्षों से ग्रस्तावरूप में चल रहा था। चरितनायक का आगमन 
देखे कर और गच्छनायक श्रीमद मूपेल्ठसरिजी महाराज साहब का विहार भी 
आस-पास के श्रामों में सुनकर उन्होंन उपधानतप का आ्राराधन दोनों 
मुनिवरों की तत्वावधानता में करवाने का निश्चय करके दोनों के समक्ष अपनी 
शुभ भावनाओं को कट किया । दोनों मुनिवरों ने बाह लालचढ़ लक्मीचढ्रजी 
की भूरि २ प्रशंसा की और उनकी भावनाओं को मान देकर उपधानतप 
करवाने की खीकृति प्रदान कर दी । फलतः सरिजी मद्दाराज साहब भी विहार 
करके गुढ़ा पधार गये । 


उपधानतप का आराबन माघ शु० १ से चैत्र कृ० २ तक श्र्थात्‌ 
४७ दिनों तक रहा । इसमें स्थानीय और हरजी, चग्ली, मंगवाटा, तबतगढ़, 
सेदरिया, भूति, कोशीलाव, वांकली, जावरा झादि नगस-आमों के इकसठ (६१) 
पुरुषों ने भाग लिया और तप आराध कर अपनी दा को उज्ज्वल किया । 
तपाराधन के बीच समय में फाल्युण $०११ मे शु०३ तक थव्ित्र प्रकार की 
पुजायें बनाई गई और हक ही दिन बड़ी दसशश्राय री | फात्युव शु० 
३ को मालापरिधानोत्सव विविध वा्त्रों के छल निनादों श्रीर सौभाग्यवती 
रमणियों के कलकण्टों से निकलते हुये गगल-रतो एव पु बद्याबीर तथा जिने- 
श्वरों के, आचार्यों के नामों के जयनादों के बरीत्र श्रात; 
लालचन्द्, लक्ष्मीचन्दजी को माला पहिना कर बनावा गया । इस श्रष्टदिवन- 
महोत्सव के बीच में श्रीमई विजयमपचयरियी ने शनि कल्याण[विजय - 
उत्तमविजयजी और तत्तविजयजी को बड़ी दीक्षा पर ह 


नकी। ही? 
> क्ष॒त्थ दिवसोत्सव के उपलक भ 5 है 
के उपलक्ष तथा हट गील्सव के उपलक्ष में बाह लालचस्द् तह 


शुभ मुह त्त में शाह 


१३६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जौवन-चरित् 


की ओर से फा० शु० ३, ४७ को नगर-नवकारशियाँ की गई' । तप में भाग 
लेने वाले सजनों का भी इन्होंने विविध प्रकार मान-सम्मान किया तथा 
खान-पीन, सोने-बैठने, तपाराधन के लिये आवश्यक उपकरणों आदि से उनकी 
परी २ सेवा-भक्ति की । जब तप सानन्द पूर्ण हो गया, उस समय इनकी 
ओर से तप में भाग लेने वाले सज्जनों को सुन्दर ग्रीतिभोज दिया गया और 
प्रभावना देकर उनका प्रशंसनीय सत्कार किया गया। 


गुढ़ा में सानन्द तपाराधन पूर्ण कराकर चरितनायक ओर सूरिजी 

दोनों ने साथ में ही विहार किया और आहोर, मेड़ा, सियाणा, काणोदर, 

रायपुरिया होते हुये सवणाती्थाधिपति श्री वासुपृज्य- 

सरिजी के साथ में खामी-प्रतिमा के ज्येष्ठ कृ० ११ को दर्शन किये शौर 
विहार फिर मोटाआम, फुंगणी, मेर-मांडवाड़ा, अमलारी, दांत- 

बवि० सं० १९९० राई आदि श्ामों में विचरे । उपरोक्त सर्व ग्रामों के जिन 
मंदिरों के तथा उनमें प्रतिष्ठित पाषाण एवं धातु की 

प्रतिमाओं के चरितनायक ने लेखों को शब्दान्तरित किया । धर्मोपदेश देते 
हुये, लेखों को लेते हुये दोनों मुनिपति ज्येष्ठ शु० पर्णिमा को प्रसिद्ध एवं 
प्राचीन तीथ श्री जीरापल्‍ली पधारे और वहाँ दो दिन विराजे । जीरापल्ली 
तीथ की प्रतिमाओ्रों के लेखों को भी चरितनायक ने शब्दान्तरित किया। 


सिद्धक्षेत्र पालीताणा में २७ वां चातुमोस [ १३७ 
सिद्धक्षेत्रपालीताणा में २७ वां चातुर्मास 
बवि० सं० १९९० 
,.. छ 


चरितनायक का विचार वि० सं० १९९० का चातुर्मास पालीताणा 

में करने का था । अतः सूरिजी महाराज से आज्ञा लेकर आपश्री ने अलग 
विहार ज्येष्ठ शु० २ को किया । जीरापल्लीती थ॑ से 

चातु्मोत्त करने को आपश्री वरमाण, मगरीवाडा, मंडार, गुंदरी, आरखी, 
दृष्टि से विहार पाथावाड़ा, भाडली, कोटला, जेगोल, दातीवाड़ा, 
रामपुरा, भूतेड़ी आदि ग्रामों को स्पर्शते हुये और 

धर्मोपदेश देते हुये ज्येप्ठ जु० ७ को पालनपुर में पधारे । यहाँ थराद के 
श्रीसंध ने आपका अति भव्य खागत किया । संघ के प्रतिष्ठित पुरुषों का 
श्रत्याग्रह होने से यहाँ आप तीन दिवस तक विराजे । तीनों दिनों तक 
आपश्री ने सारगमित एवं शास्त्रानुसार व्याख्यान दिये। व्याख्यानकला के 
लिये तो आपश्री कई वर्षों से जेन-जगत्‌ में विख्यात थे। आपश्री के व्यास्यानों 
को अन्य सम्प्रदाय के लोगों ने भी श्रवण किया ओर आपकी व्याख्यान- 
शक्ति एवं शैली तथा गंभीरज्ञान की भूरि २ प्रशसा हुई । जिनेश्वर-पजा और 
उससे ल्ञाभ तथा मनुष्य-जन्म की सार्थकता शास्त्र-ज्ञान के विना निरर्थक है, इन 
दो विषयों पर आपश्री ने पाणिडत्यपूर्ण एवं शास्त्रसंगत विवेचन करते हुये 
बड़े मधुर ढंग से श्रोतागण को पूर्वाचार्यों के निर्णयात्मक प्रमाण देकर 
समभाया था । श्रीसंप-पालनपुर की तीत्र इच्छा थी कि आपश्री कुछ दिन 
वहाँ और ठहरें; परन्तु पालीताणा में चातुर्मास करना था; अतः वहां नहीं 
रुक कर ज्येष्ठ शु० १० को आपने विहार कर ही दिया। पालनपुर से विहार 
करके आपश्री अपने साधुमरडल् के सहित मजादर, सिद्धपुर, ऊंका, इठोर 
जेतलवासणा, देऊ, तलाटी, मेहसाणा, वोरीभावी, जोशणा श्रौर कटोसनरोड़ 
होते हुये तथा धर्मोपदेश देते हुये ज्येष्ठ शु० पूर्णिमा को भोयरणीतीर्थ में पधारे 
और तीर्थपति श्रीमहीनाथप्रभु-प्रतिमा के दर्शन करके अति ही आनंदित हुये। 


यहाँ चरितनायक चार दिवस तक ठहरे । आपश्री की स्थिरता को श्रवण 
१८ द 


१३८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


करके अहमदाबाद से शाह० प्रतापचंद्रजी किस्तूरचन्द्रजी नाम की पीढ़ी के 
मालिक शाह गोकुलचंद्रजी अपने परिवार सह आये थे तथा साध्वीजी श्री 
कंचनश्रीजी, विमलश्रीजी, चतुरश्रीजी और जिनश्रीजी भी आपश्री के दर्शनाथ 
यथावसर पघार गई थीं । यहाँ से चरितनायक का विहार आपाढ़ कृ० ४ 
को हुआ। 


श्रीभोयणीतीर्थ से विहार करके चरितनायक अपने साथी साधुगण 
के सहित कूकवा, देत्रोज, रामपुरा, अधारी, वीरमग्राम, वरणी, साँवली, ढाकी, 
लीलापुर, लखतर, तलवड़ी, चड़वाणा, वरसाणी, सीयाणी, गागरेटी, भलगा- 
मड़ा, लींमडी, लालीवाद, चूड़ा, राणपुर, नानीवाव, खस, सालींगपुर, ल्ाठी- 
दड़, सांगावंदर, मांड, सांडारतनपुर, लोआणा, वावड़ी, उमराला, पीपराली, 
सणोसरा, नवाग्राम, जामणनाव आदि आम, नगरों में एक २ दिन का विश्राम 
करते हुये वहाँ के मुमुक्षु श्रावकों एवं जैन, अजैन जनता को पर्मोपदेश देते 
हुये आपाढ़ शु० १ शनिश्चवर को पालीताणा* प्रातः नव बजे पहुँचे । यहाँ 





पार्लाताणा 


# काडियावाड़ के गौहेलखण्ड-प्रांत में शब्रुजय पव॑त के पूर्व में उससे छगभग १॥ 
मील के अंतर पर यह राज्य की राजधानी है। शत्रु जय-महातीर्थ के गौरब एवं कीर्ति के कारण 
यह नगर मध्यम श्रेणी का होने पर भी जगव्‌-बिख्यात एवं सर्व प्रकार की शोभा और वेभब- 
सामग्री से पूर्ण औौर आधुनिक युग के यातायात और बिज्ञान आदि के साधनों से सम्पन्न है । 
शत्रु जयतीर्थ के लिये द्शनार्थ आनेबाले यात्रियों के ठहरने आदि के लिये इस नगर के बाहर 
शत्रु जय पर्वत की ओर ही लगभग ४५ बड़ी २ धर्मशालार्ये बनी हुईं हैं, जिनमें छगभग ४,५ 
लाख मनुष्य ठहर सकते हैं। इन विशाल धर्मशालूमओं की सुन्द्र एवं सुबिस्तृत माला से नगर 
की रमणीकता अत्यधिक बढ़ गई है । अतिरिक्त इन घर्मशालाओ के यहाँ जैन गुरुकुल, जैन 
बालाभ्रम, हेमचन्द्राचाय पाठशाला, बीरबाई पाठशाला, बुद्धिसिह पाठशाला, तिछोकघन्द 
पुस्तकालय और राजकीय आसादु एवं राजकीय कार्याकय एक से एक सुन्दर मनोरम 
बने हुए हैं । | 

नगर में नव (५) जैन मन्दिर हैं। सर्व से बडा मन्दिर श्री आदिनाथ भगवान्‌ का हैं| 
नगर मे 'श्री आनंदुजी कल्याणजी जैन कार्याठ्य” है। यह शात्रुजयतीर्थ की व्यवस्था करता ई | 
इस पीढ़ी के अनेक भवन बने हुये हैं। हि 

इस नगर के राजा गोहेलवंशी राजपुत्र हैं। नगर छोटा होकर भी भारत के भांति 
रमणीय एवं सम्पन्न नगरो की इंपो का भाजन है| 


सिद्धक्षेत्र-पालीताणा में २७ वा चातुमोस [ १३९ 


आपश्री का चातुर्मासाथ आगमन श्रवण करके एक दिवस पूर्व ही आपश्री 
के अनेक भक्तगण आगये थे । उनमें से मुख्य मंडवारियावासी शाह नथमलजी, 
अहमदाबादवासी शाह कालिदास पेथाचन्द्र और फोटोग्राफर शाह चीमन- 
लाल भाई आदि थे। श्रीसंघ-पालीताणा एवं श्री आनन्दजी कल्याणजी की 
पीढ़ी, पालीताणा की ओर से चरितनायक का भव्य खागत किया गया । 
पाल्तीताणा-नरेश के कर्मचारीगण भी राजसी लवाजमा के साथ नगर-प्रवेश 
की शोभा बढ़ाने में सम्मिलित हुये थे । इस प्रकार विशाल समारोह के मध्य 
आपश्री ने नगर में प्रवेश किया । आपश्री ने पालीताणा नगर के जैन मन्दिरों के 
दर्शन किये ओर फिर चंपानिवास में विश्रामार्थ अवेश किया । यहाँ आपभ्री ने 
खागतार्थ आई हुईं जैन एवं अजैन जनता को सुन्दर देशना दी। समस्त उपस्थित 
जनता ऐसे व्याख्यानकलानिधान एवं परिडित मुनिराज का वहाँ चातुर्मास 
का होना श्रवण करके अति ही मुग्ध हुईं। चरितनायक ने अपनी देशना में 
सिद्धक्षेत्र श्री शत्रुंजय-महातीर्थ का महत्त्व समझाया और भव की श्रसारता 
पर सारगमित व्याख्यान दिया । व्याख्यान की समाप्ति पर उपस्थित जनों में 
प्रभावगा वितरित की गई और तत्पश्चात्‌ परिषद्‌ विसर्जित हुई । 


सियाणानगर से सिद्धक्षेत्र-पालीताणा तक का 
विहार--दिग्दर्श न 
बि० सं० १९९० 


ग्राम, गनर अन्तर जैन घर मंदिर उपाश्रय धर्मशाला दिनांक 


सवणा ए ० १ १ १ ज्ये०कृ०११ 
मोयग्राम ४५ १०० ३ २ २ १२ 
फू गणी २ २० १ १ १ ० 
मेरमांडवाड़ा ३ ५० १ १ १ १३ 
आमलारी २्‌ २० १ १ ० ० 
दांतराई २ १५५ १ ! १ १४ 
जीरावला २५ १० १ १ १ ज्ये० कृ०१४से शु०१ 
वरमाणु ३ ४ १३ ० ०९ है 


१४० ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


मेगरीवाडा १॥ २ ० ० ० ज्येण्शु० २ 
मंडार ३ २५० २ रे १ ३ 
गूद्री १ » २ ० ७ ० ० 
आरखी १ १५ १ १ १ ० 
पांथावाड़ा ३ ४० १५ १ १ ४ 
भाडली २ हि ० 9 ० ० 
कोय्ला २ ७.० ० ० ० 
जेगोल १ ३० ० ० ० 
दांतीवाड़ा ३ ३० २ १ १ ५ 
रामपुरा . ३ ० ० ० ० ० 
भूतेड़ी २ १५. १ £ऋ ० ६ 
पाल्ननपुर. . ४६ ००, ४ ५ २ ५9-५९ 
जगाणा २ १५ १ १ २ ० 
मजादर का ॥80७ 5.68 :5 १० 
सिद्धपुर _६ २५४५ २ १ १ ११ 
ऊंभा ४ २४० ३ २ २ १२ 
ईठोर २ २४५ १ १ १ ५ 
जेतलवासण २ ०... ० ० ० ० 
देऊ श्‌ ८ १५ १ १ १३ 
तल्नादी २ ७ ७ ० ० ० 
मेहशाणा २ ३०० १० २ ४५ ० 
वोरियावी है, ८ १ १ ० १४ 
जोटाणा ए ४० १ १ १ ् 
कटोसनरोड़ |; ०... ० ० ० ० 
भोयणी ३ ०. १ १. रेशु,३०सेआ*०इ० 
कूकवा १ २ १ १ ०» थ 
देजीज १ १९५ १ १३ ० स्‍ 
रामपुरा - ३ ७० १ २३ ५५ 


अधारी 
वीरमग्राम 
वणी 
सांवली 
ढांकी 
लीलापुर 
लखतर 
तलवड़ी 
चड़वाणा 
वरसाड़ी 
सीयाणी 
गागरेटी 
भलगामड़ा 
लींवडी 
लालीयाद 
चूड़ा 
राणुपुर 
खोखतनने 
नानीवाव 
र्श 
रेफड़ा 
सांगलपुर 
लाठीदड़ 
सांगबदर 
मांड 
सांडारतनपुर 
लोआणा 
बावड़ी 


सिद्धक्षेत्र-पालीताणा में २७ वा चातुमोस 


+७ ,छ वनडे खत छत ७ ७ छत न शण बड ततछ न आता, लछ च्ए 0 ० + ० ०6 ,<> ८८ 0 ००८ ७ <४ 


२्‌ 
२५० 
९ 


छ 


६ 
१३ 


८०० 


१५० 
१५४० 


ब> 090 ०८०० ४0 


0 “४७ 30 ० 


७ “४ ,७>७ 0 


0 >> ० 0 >> ७9 “>> 0 >९।] 09 


9 >> 9७ 0७ 


० “७४ ,७ 0 ० “४ 6 ४०९ 


0 


0 ९! 0) “७ ७० ० 


[ १४१ 
० आ० कृ७ दे 
२्‌ । 
० ५ 
है छ 
० ध 
० ० 
१ ७ 
6 ७ 
४ 6 
१ ८ 
० ० 
० ७ 
१ ९ 
१ ० 
४ १० 
९ १ 
७ ०] 
७छ ० । 
5 छ 
है ० 
र्‌ ७ 
० १२ 
छ 6 
0  । 
० १३ 


१४२ ] श्रीमद विजययतीन्द्रतूरि--जीवन-चरित 


उमराला ३ ८० १६ १ १ १३ 
पीपराली २ ७ ० १२ ०, ० 
बावली ५ 9४ ० ० ० ० 
सणोसरा १ १० १६ १! १ १४ 
नवाग्राम 2, ८ १ १ १ ०. 
जामणुवाव ४ ८ १३ १ ० १५ 
पालीताणा २ ५६० ९ ५ ४५ आपषाढ़ शु० १ 
सिद्धाचलती्थ॑ ॥ ०... ० ० ० २ 


न्‍जनम---+म«>>«ा»« कम» अेन-+मनन«»«-ममममभन-मम 
न्‍अननन-पननभ-गगन-न्‍मग 





अननननन>तियपरन+ई .बनननननन-ननननतावान न, कि 


१८१॥ ४५५१ ७७ ६७ द८ एक मास सात दिन 











आधषाढ़ शु० २ रविवार को चरितनायक ने अपने साधुगण के 
सहित श्री शरत्रृंजयतीर्थ पर्वत पर चढ़ कर तीर्थापिराज श्री आदिनाथग्रभु की 


श्री शत्रुजय-तीथ 

# यह जैनतीथ्थों में प्रसिद्ध एवं भति प्राचीनतम तीर्थ है । यह शब्रुंजय नामक पर्वत 
पर जो इस समय सप्तुद्र की सतह से १९८० की ऊंचाई पर है स्थित है। शब्रुंजय पर्वत तक 
नगर पालीताणा से पक्की सड़क बनी है। परत के ऊपर लगभग चार मील की ऊंचाई चढ़कर 
पहुँचते हैं। ऊपर नव टूंक बनी हैं | ये सर्व मिलकर शब्रुजय-तीर्थ के नाम से विख्यात हैं। 
इन सब हूंकों में सैकडों छोटे-बढ़े मन्दिर हैं, जो एक से एक सुम्दर और दर्शनीय हैं। संसार 
के किसी प्रदेश के किसी वल एवं पर्वत के ऊपर एक ही स्थान पर इतने देवालय बने हों, 
ऐसा कोई भाग आज तक सुनने में नहीं आया है। 

हंक--१, आदीश्वर भगवान्‌ की टूंक 
, भोतीशाह की टहूंक 
, बाला भाई की हक 
प्रेमचन्द्र मोदी की टूंक 
, हेमा भाई की टूंक 
, उजम बाई की टूंक 
, साकरशाह प्रेमचन्ध की हूंक 
« छीपा बसही की टूंक 
९, चौमुखजी की टूंक 

वि० सं० १९७९ की गणनानुसार १२७ बडे मन्दिर, ६७७ देबकुलिकाये ८५९० 
जिनप्रतिसांय और ८९०६ चरण-दुगलियां हैं । 

विशेष बणेन “श्री यतीन्‍्द्र-विहार-द्ग्दुशन भा० 4 में देखिये । 


७ ७6 ७ «८ हो श्प्ण 


सिद्धक्षेत्र-पालीताणा मे २७ वां चातुमास [ १४३६ 


प्रतिमा के दर्शन किये और वन्दना की तथा मोतीशाह की टंक, वालाभाई 
की टंक, अद्भुत बावा की टंक (आदिनाथ), मोदी की टंक, हेमाभाई की टंक 
उजमबाई की टंक, पांच पाणडव, साकरशाह की टंक, छीपा की टंक 
चौमुखाजी की टंक आदि प्रत्येक टंक ओर देवस्थान में पथार कर आपओ्री ने 
प्रभु-प्रतिमाओं के दर्शन किये और भावभक्ति-पू्वंक वन्दना की श्रौर अपनी 
यात्रा को सफल बनाया । 


२७ --वि० प्तृ० १९९० में सिदक्षेत्र-पालीताणा में चातुर्मासः-- 

पाल्नीताणा नगर में इस वर्ष चार जगह चातुर्मास थे । चारों जगह 
नित्य व्याख्यान होते थे और कमी २ प्रभावनायें भी वितरित होती थीं । 
यहां यह कहने में अ्रतिशयोक्ति नहीं है कि श्रोतागण ने चरितनायक के व्या- 
ख्यानों का अधिकतम लाभ लिया । उसका कारण एकमात्र यही था कि 
आपश्री जैसा व्याख्यान गूजर-भाषा में दे सकते हैं, बेसा हिन्दी और राजस्थानी 
भाषाओं में भी दे सकते हैं । प्राकृत और संस्कृत के तो आप परिडत हैं 
ही। भाषाज्ञानी होने मात्र से ही श्रोतागण का समस्त आकर्षण पूर्ण नहीं 
हो जाता । आपके व्याख्यान में अपेक्षाकृत सरल शब्दों का चयन, अनुभव 
की बातें और वे सब रोचकता एवं क्रमबद्धता से रहती थीं, फलतः आपमश्री 
के व्याख्यान में सदा भीड़ रही ओर चातुर्मास भर श्रोतागण ने अत्यन्त 
ही लाभ लिया व्याख्यान में आपभ्री ने उत्तराध्ययनसूत्र' का पाचवें 
अध्ययन से नवम अध्ययनपर्यत भावविजयोपाध्यायक्रत टीकासहित तथा 
भावनाधिकार में श्री प्मविजयगणिक्रत 'जयानन्द केवली-चरि्र' का वाचन 
किया । मालवा, मारवाड, मेवाड़, नेमाड, गुजरात ओर कच्छआंत के अनेक 
नगर, ग्रामों से श्रावकगण आपभ्री के दर्शनों का लाभ और इस कारण से 
सिद्धक्षेत्र-शत्नृ जय-महातीर्थ के दर्शन का लाभ विचार कर आये और तीर्था- 
पिराज के तथा आप्री के दर्शन करके तथा व्याख्यान श्रवण करके श्रति 
ही आनन्दित हुये । चरितनायक की सेवा में मुनिराज विद्याविजयजी और 
सागरानन्द्विजयजी दो ही मुनिराज थे। दर्शनार्थ आने वाले सज्जनों में 
विशेष नामाकित रतलामवासी शाह० रखवाजी धनाजी भण्डारी, कालजी 
काकरिया, पन्नालालजी संघवी, खाचरोदवासी फकीरचंद्रजी खीमेसरा, मंद्सोर- 


१४४ ] श्रीमद्‌' विजययतीनद्रंपूरि--जीवनं-चरितत 


वासी फूलचंद्रजी, सुथरी (कच्छ) वासी केशवजी खीमजी आदि तथा जावरा, 
आहोर के गणमान्य प्रतिष्ठित पुरुष थे । कई-एक श्रावक एवं श्राविकायें एवं 
परिवार आपश्री के दर्शन, व्याख्यान का लाभ लेने के लिये पालीताणा में 
आकर पूर्ण चातुर्मास भर रहे थे । चातुर्मास में तीर्थ-सेवा-सम्बन्धी तथा श्रन्य 
प्रकार के अनेक पुए्यकाय आपश्री की निश्रा में आगंतुक शावकों ने किये। रात्रि 
को प्रतिदिन चरितनायक की निश्रा में ज्ञानगोष्ठी होती थी, दर्शक नित्य 
तीर्थापिराज तथा अन्य जेन मन्दिरों के दर्शन करते थे, मंदिरों में प्रतिदिन 
नव २ आंगी और विद्युतू-प्रकाश की क्रमवार व्यवस्था होती थी । दिन में 
विविध पुजाओों का क्रमवार आयोजन रहता था तथा संगीत एवं नृत्य की 
रात्रि को प्रभु-अतिमा के आगे कार्यक्रम रहता था। कार्त्तिक शु० पंचमी से 
पूर्णिमापर्यंत एक अट्टाईमहोत्सत मनाया गया। इस अवसर पर मन्दिरों 
में पूजाओ्रों, कीर्ततनों एवं नृत्यों का विशेष आयोजन रक्खा गया था। मार्ग- 
शीर्ष कृष्णा १ को चंपानिवास से बड़ी सज-धज से वरधोड़ा निकाला गया, 
जो नगर के राजपथों में होता हुआ जिन मन्दिरों में दर्शन करता हुआ पुन! 
चंपानिवास में आकर विसर्जित हुआ था । इस वरघोड़ा की नगर के श्री 

पुरुष, बच्चो ने अधिक संख्या में तथा बाहर के आये हुए यात्रीगण और 

दर्शकों ने उपस्थित होकर भारी शोभा बढ़ाई थी । बहुत दिनों तक नगर 

में और धर्मशालाओं में इस वरघोड़े की शोभा पर ही प्रशंसापर्ण चर्चायें 
होती रहीं । तात्पर्य यह है कि पालीताणा में अद्यावधि निकले हुये वरघोड़ों में 
यह वरघोड़ा उपस्थितजनों की संख्या और शोभोपकरणों की दष्टि से 
अद्वितीय रहा था । यह सब चरितनायक की सौजन्यता, मदुता, पाणिडल 
एवं अनुभवप्‌र्ण व्याख्यानशैली, जिसके कारण ही आपकश्री को व्याख्यान- 

वाचस्पति कहा जाता है के प्रभाव का परिणाम था। सिद्धक्षेत्रपालीताणा 

में इस प्रकार चरितनायक का चातुर्मास अति लाभ के साथ सानन्द पूर्ण हुआ । 


श्री चंपकमाला-चरित्र--रचना विं? सं० १९८४ । श्री राजेल्ू- 
प्रवचन-कार्यालय, खुढ़ाला की ओर से इस वर्ष में प्रकाशित किया गया | 
पत्र ४७, प्रतिया ६००, आकार सुपर राय १२ पृष्ठीय । 


श्री कच्छ-सत्रेश्वस्तीय की लघु संघन्यात्रा [१४५ 


श्री सिद्धाचलनवाणुं-प्रकारी-पूजा-- रचना वि० सं० १९९० | 
आकार में १६ प्रष्ठीय | ए० ६४ । इसको भी इसी वर्ष वागरानिवासी 
प्राग्वाट्ज्ञातीय शाह चतराजी मोतीजी और बड़ी खरसोदनिवासी ( मालवा ) 
ओसवालज्ञातीय शाह लक्ष्मीचन्द्रजी धूलचन्द्रजी मागीलाल बोहरा ने छुपवा 
कर प्रकाशित किया । 


दोनों पुस्तकें धर्मदष्टि से कितनी महत्त्व की हैं, इस विंपय में यहां 
कहना व्यर्थ है, क्‍योंकि जैन-जगत्‌ में 'चंपकमाला-चरित्र' का व्याख्यान 
घर २ होता है और शरत्न॑जय-महातीर्थ के पीछे श्री सिद्धाचलनवाणुंप्रकारी- 
पूजा पूजाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 


'ानननाफ्रननकन उनननननजिभारक: 


श्री कच्छ-भद्र खरतीथ की लघु संघनयात्रा 
वि० स्‌० १९९० 


बागरा मरुपर-राज्य के अति-समृद्ध नगरों में एक नगर है। यह 

जालोर जिले में दासपा ठिकाने का ग्राम है| यहाँ कुल घर लगभग एक 
हजार हैं। जैन घर लगभग २५४० हैं। सर्व ही 

संघपाति का परिचय जैन घर सम्पन्न हैं श्रोर अधिकतर बम्बई, मद्रांस-प्रान्तों 
और सघ निकालने में बड़ी २ फर्मों के मालिक हैं। कहने का तात्पर्य थह 
का प्रस्ताव है कि अधिक जैन घर लक्षाधिपति हैं । इन लक्षाधि- 
पतियों में प्राग्वाट्ज्ञातीय शा० प्रतापचंद्र धूराजी का भी 

प्रतिष्ठित स्थान है। वे जैसे श्रीमंत थे वेसे ही धर्म के लिये व्यय करने में भी 
सदा तत्पर रहते थे। चरितनायक का चातुर्मास ज्योंह्दी पालीताणा में होना निश्चित 
हुआ चरितनायक सियाणा से अपना विहार पालीताणा की दिशा में प्रारम्भ 


करने हे वाले थे कि उस समय सियाणा में शाह प्रतापचंद्र धूराजी ने सुरिजी महा- 
९ 


१४६ ] श्रीमद्‌ विजययती न्द्रसूरि--जीवन चरित॑ 


राज साहब से अपनी ओर से एक लघु संघ-यात्रा निकालने की शुभ भावना प्रकट 
की थी । आचाये महाराज ने उनकी विनती ख्ीकार करके चरितनायक को 
उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिये आदेश दिया था । चरितनायक के चातुर्पांस 
में शाह प्रतापचंद्र धूराजी पाल्ीताणा में आपश्री के तथा तीर्थ के दर्शन करने 
के लिये पघारे ओर वहीं श्री कच्छ-भद्रेशवरतीर्थ के लिये लघु संघ-यात्रा 
(शा० प्रतापचंद्र धूराजी की ओर से) निकाले जाने का निश्चय किया गया। 


चातुर्मास पूर्ण होते ही अतः वि० सं० १९९० मार्गशीर्ष शु० ११ 

सोमवार तदनुसार ता० २७ नवंबर सन्‌ १९३३ को शुभ मुहूर्त में चरित- 

नायक की अधिनायकता में श्री कच्छु-भद्रेश्वरती्थ# के 

लघु संघ-यात्रा का लिये लघु संघ-यात्रा का ग्रारं भ हुआ । इस लघु संघ-यात्रा 

निकलना में तीन मुनि चरितनायक खयं, मु० विद्याविजयजी, 

मु० सागरानंदविजयजी और चार साध्वियां थीं। 

आहोर, थराद, खाचरोद, रतलाम, बागरा, सियाणा, सांथू , भूति, आदि मालवा- 

गुजरात के ग्रामों के तीस श्रावक थे । वाहन, मार्ग-रक्षण, भोजन तथा याता- 
संबंधी अन्य सर्व खर्चा संघपति शा० प्रतापच॑द्र धूराजी ने किया था । 





लघु संघ-यात्रा-मुहूर्त 


#प्रवत्तमाने दृक्षिणायतगते भास्करे मासौ“ 
त्ममासे मार्गशीर्षमासे झ्॒क्लपक्षे तिथों ११ 
घव्य: ४८ । ३ चब्रबासरे, उत्तरापादा नक्षत्र 
घव्य, १३ । ४६, सिद्धियोगे बबकरणे धव्य; 
१८।२+ सूर्योदयादिष्टनाव्य: १० | १० एवं- 
मादिपज्चाह झुद्यावत्रदिने कल्याणवतीवेलाया 
मरुधरप्रदेशान्तरगत श्री बागरानगरवास्तव्य 
प्राव्वाहज्ञातीय शा० श्रतापचंद्रजी धूरानी 
सजित-श्री. कच्छभद्वेश्वरतीर्थ छघुसंधयात्रा 
प्रयाणमुहुंत्त श्रेष्ठ ॥ शुभम्‌ ॥ 





ग्राम, नगर 
घेटी 
लीलीवाय 
मानगढ़ 
गारियाघार 
वाव 
सनोलिया 
लीलिया 
सनली 
लालावदर 
अमरेली 
भंडारिया 
जालिया 
केरालू 
पीपलिया 
वगसरा 
पीपरीया 
माऊमभवा 
सरदारपुर 
हड़मतियो 
गलत 
राणपुर 
खारचिया 
चाकली 


श्री कच्छ-भद्ठेश्वरतीथ की लघु संघ-यात्रा [ १४७ 
श्री सिद्धक्षेत्रपालीताणा से श्रीकच्छ-भद्र श्वरतीर्थ तक का 
लघु संघ-यात्रा दिग्दर्शन 


अंतर 
२ 
१॥ 


0 >त 0 बट »+७>छ णगण८ 


ह्। ७ 
दे ७ -- »! ८०८ 


>चु +चछ >> अ>श 5 


७ 


शा 


३॥ 


वि० सं० १९९० 


जैन घर मंदिर उपाश्रय धर्मशाला दिनांक 
२० २ २ १ मार्ग शु० ११ 


२ 6 & | १२ 
६० १ * १ १३ 
० ० 9 ० ० 
३ ० ७ १ १७ 
२ ० ० १ १२५ 
० ७ ० ० ० 

४० २ २ १ पौष कृ० १ (प्र) 

७ ० ७6 ० १ (5) 
७ ८ ७ ० ० 
७ 6 ७ 6 ७ 
] ७ ० ७6 0 
(२४ १ २ १ र्‌ 
७ १३ १ १ ३ 
१० ० १ है ७ 
३० १ १ १ चर 
१० १ १ १ ६ 
० है । हि रे 9 


श्घक्ष ।' 
जंबूडी ,. १ 
हस्तिनापुर १ 


हनुमानधारा २ 
सहसावन ॥ 
ऊपरकोट १ 
तलेटी २।। 
जूनागढ़तीथ. २ 
वृडाल ३ 
जेतलसर-जंकशन ५ 
जेतपुर ३ 
पीठड़ीया 
वीरपुर 
गोमटा 
गोंडल 
रीबड़ा 
रोजकोट _ 
हड़मतियुं 
राजगढ़ 
खोराणा 
पीपराली 
सींधाबदर 
पांच द्वारिका 
तिथवा, 
जड़ेसर 
कोठारियो 
हड़मतियो 
लजाई 
वीरपुर 


शी । 
श्र ०५ 


>> 0 9 “७ 0 “७० >> “४ #थि ७ 0 0603 >४0, ०८ 


909 0 &6 0 *“४७> 0 ७३४ ७ ० 


“0 0 ४ 
४ 0 06 


5 


न 
0 “४७9 0 “७39 5 ७ >> >> 038 09 


4 
०0 ७ 0 “४8४ ० ७० 


७ ० 


5 0 


७ 


5 ७ ७ 0 08 ७5 0 3७ 0 “७ 0 0 » “४७७ ४७ ७5७ ४७ «४७ >> 0 “७ ९०७ ७ “४७ ०0 


श्रीमद विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


० 
44 
ठ 
प्र 
० 
बट 


0 “७9 0 “४७ ९७ “७ >>») ४9 0 09 
४ 
शा च्चिछ 
0 


११ 

१२ 

१३ 
१! (१४ 
१ १४ से शु० १-२ 
० ३ 
२ ४-६ 
७ 3 
(७ ७0 
० 0 
4 6 
२ ९ 
१ १०-११ 


सनारो ? ०... ७ ० ० पी०्यु० ११ 
मोरवी १ ७०० १ २३ शायर. १श्ममा,क्द 
बेला ३ ९५ १ १ २ ७-८ 
रंगपुर | है. 8: 5 ० ० 
जेतपुर ३॥। १० ० १ १ १० 
खाचरेची ३ २० १ * १ ११ 
वेणासर ३ ७ ० १ १ १२-१३ 
माणावा ० ० (९ ० १४ 
कठारिया (2 कि 35890, ६ १ मा.कु. १ भ्मा जु, १ 
ललियाण झ्र्‌ १५ ० १₹ ० २्‌ 
बोध ५ १० १ * १ ३ 
भचाऊ र्‌ ४० १ २ १ ४ 
मोटी-चीरई ३॥ ७ १ २ ० ५ 
भीमासर १॥ ७. ० ० ० ६ 
वरसामेड़ी ३॥। ०.० ० ० ० 
अजार २॥॥| २०० २३२ ४ १ ७-९ 
भूवृडु ६ २० १. हे १० 
भद्नेश्वर तीथे ओर ४ ०... ७०७ ० ० माछु, ११-१४ से 
बसई फा० कु० १ तक 


द0-«_->+-»»»म»»म«»गक, करलनननननधनम कप लिन. 
उअनननन+-ननन-ननीनननाननान.3 विननन्‍नतभतग;2ा2भगगागननन 9 नडिसससफ कक 


१्७छ३ ३१८७ ४४ भ४. २४ दो मास 


यह लवघु संघ पालीताणा से मार्गशीर्ष शु० ११ को रवाना होकर 
श्री भदेश्वर्तीर्थ को पर्ण दो मास में माघ शु० ११ को प्रातः साढ़े नव 
बजे पहुँचा | इस संघ यात्रा में अपर शान्ति ओर अपार आनंद रहा। 
जैसा यात्रा-दिग्दर्शन से ज्ञात होता है यह अमरेली में एक दिन, जूनागढ़तीथ 
में दो दिन, जुनागढ़नगर में तीन दिन, ग्रोंडल में तीन दिन, राजकोट में 
तीन दिन, लजाई में दो दिन, मोरवी में दस दिन, बेला में दो दिन, वेणा- 
सर में २ दिन, कठारिया में दो दिन, अंजार में दो दिन और शेष अन्य 


१५० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


ग्रामों में कई एक दिन, कई अर्थ दिवस ओर कई कुछ घंटों का विश्राम लेता 
हुआ निर्दिष्ट तीर्थ भद्वेश्वर में पहुँच कर वहां ६ दिन पर्यत ठहरा था। इन 
उपरोक्त ग्रा्मों में इस संघ का स्थानीय संघों ने अतिशय भक्तिभावनाश्रों से 
बड़ी धूम-धाम से प्रवेश करवाया था और खूब आदर-सत्कार किया था। 
चरितनायक ने भी वहाँ के श्रीसंघों को अपनी अम्ृतवाणी से धर्मोपदेश देकर 
संतृप्त किया था। उपरोक्त स्थानों के श्रीसंघों द्वारा जो इस लघु संघ का 
सत्कार किया गया वह अति प्रशंसनीय होने से यहाँ उल्लेखनीय भी है; अतः 
पाठकों के पठनार्थ वह यहाँ नीचे दिया जाता है । 


अमरेली--यह बड़ौदा-स्टेट का ग्राम है। यहाँ संघ पौष कृ० १ 
को प्रातः & बजे पहुँचा। स्थानीय श्रीसंप ने आगन्तुक संघ का समारोहप्र्वक 
स्वागत किया और विविध भोजनों से संघ-सेवा करके संघमक्ति का अनुकर- 
णीय परिचय दिया । संधपति ने स्थानीय संघ से खामीवात्सल्य करने को 
आज्ञा माँगी, लेकिन वह नहीं दी गई । 


मिरनारतीथे ओर जूनागढ़-लघु संघ अमरेली से विद्र करके 
मार्ग के छोटे-बड़े ग्रामों में ठहरता हुआ पौष कृ० ६ के रोज दिन 
के लगभग तीन बजे गिरनारतीर्थ # के सहस्लाम्रवन में सकुशल पहुँचा 
और वहाँ श्री नेमिनाथ भगवान्‌ के चरण-युगल् की आनंदपूर्वक सेवा 
पूजा की। दूसरे दिन संघ प्रातः छ+ हजार फीट से भी ऊंचे गिरनार पव॑त 
पर चढ़कर ऊपर पहुँचा । वहाँ पहुँच कर पांचों टकों में बने हुये जिना- 
लयों के दर्शन किये और बड़ी भावभक्ति से सेवा-पजा की । संघ ऊपर ही 
दो दिन तक ठहर कर पोष कु० & को प्रातः १० बजे जूनागढ़नगर में उतर कर 


कक 





गिरनारतीथ 


# जूनागढ नामक नगर काठियावाड में राज्य की राजधानी रही है । उस समय वहाँ 
मुसलमानों का राज्य रहा है। नगर प्राचीन है और प्राचीन एव आधुनिक ढग के भवन और 
अद्यलिकाओं से वह सुसजित है। नगर का महत्व गिरनारतीर्थ से अधिक बढ़ गया है। सह 
यात्री प्रति वर्ष गिरनारतीर्थ के दशन करने के लिये आते हैं, उन सर्व के ठहरने आदि के 
लिये नगर में ही प्रबंध है और एतद्थ अनेक जैन, वैषणब धर्मशालायें वनी हुई हैं । राजकीय 


श्री कच्छ-मद्रेशवरतीथे की लघु संघ-यात्रा _ १५६ 


आगया । यहाँ गिरनारतीर्थ की व्यवस्थापिका कमेटी ने जिसका नाम सेठ० 
देवचंद लक्ष्मीचंद है धूम-धाम एवं समारोहपर्वक संघ का खागत किया । 
संघपति की श्रोर से यहाँ स्वामीवात्सल्य हुआ और धर्म के विविध भागों में 
संघपति ने अच्छी निधि मेंट की । 


गेंडल--संघ अनुक्रम से चलकर वड़ाल आदि नगरों में विशेष मान 
पाता हुआ पौष कु० अमावस्या को ग्यारह वजे गोंडल नगर में पहुँचा । यहाँ 
के जैनसंघ ने आगन्तुक संघ का अति सराहनीय एवं स्मरणीय ढंग से भारी 
खागत किया और विविध व्यंजनों से संघ को प्रीतिभोज दिया। संघषति ने 
यहाँ सिद्धचक्र की पूजा बनाई, श्रीफल की प्रभावना वितरित की और 
ऋतु-पक्वान्न की नवकारशी की । 


राजकोद-- संघ गोंडल से विहार करके पौ० शु० ४ को राजकोट 
पहुँचा । राजकोट के श्रीसंघ ने भी श्रति ही प्रेम एवं भक्ति से संघ का खागत 
किया और साग्रह उसे दो दिन तक ठहराया तथा प्रीतिभीज आदि सेवा-प्रकारों 
से उसकी अ्रति ही भक्ति की । संघपति ने जिनालय में पजा बनवायी और 
श्रीफल की प्रभावना तथा प्रत्येक घर एक सेर शक्कर की लामिणी दी । 


मोरवी--संघ अनुक्रम से मोरवी में पो० शु० १२ को दस बजे 
पहुँचा । यहाँ के संघ का इतना श्राग्रह एवं आदर-सत्कार रहा कि संघ को 





भवन एक से एक अति विशाल और सुम्दर बने हुथे हैं। 

जूनागढ़ से पूर्व में अनेक पहाड़ियों हैं और वे परस्पर एक-दूसरे से मिली हुई हैं। 
प्रमुख पहाडी गिरनार नामक है, जिसके नाम के पीछे ही यह तीथ गिरनारती्थ कहछाता है। 
समुद्र की सतह से गिरनारपहाडी ३६०७ फी०, योगिनिया पहाडी २५२७ फी०, वेसलापहाडी 
२२९० फी० और दत्तात्रयी पहाडी २७८० फी० ऊंची हैं । इन सर्व पर जाने, आने के लिये 
लगभग १०००० सीदियाँ बनी हैं । गिरनार पहादी पर १६ जैन मंदिर बने है और उन सबके 
चारों ओर एक सुरद प्राकार है। कोद का द्वार जूनागदूनगर से ३००० फ्री० की ऊचाई पर 
है। सर्व मन्दिरों में श्राचीनतम श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का जैन मंदिर है । कला की दृष्टि से 
श्री नेमिनाथ हक, राजाकुमारपारू की दूँक और वस्तुपाल तेजपाल की हक अधिक-प्रसिद्ध हैं। 
गिरनारतीर्थ जैनसमाज के प्रसिद्ध तीथथों में एक तीर्थ है | 


विशेष वर्णन के लिये 'श्रीयतीन्द्र-विहार-द्ग्दुशन भा० ११ देखिये । 


एण्रे ] श्रीमद्‌ विंजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


यहाँ १०(दस)दिन ठहरना पड़ा । दसों दिन यहाँ व्याख्यान-वाचस्पति चरित- 
नायक के व्याख्यानों का एवं दर्शनों का स्थानीय संघ ने अति ही लाभ 
लिया | प्रतिदिन व्याख्यान में ४०० से ऊपर स्त्री-पुरुष हो जाते थे । संघषति 
की ओर से व्याख्यान के अनंतर नित्य प्रभावनायें दी गई । 


श्री अमृतविजय जेन पाठशाला ओर जैन कन्याशाला के विद्यार्थियों 
एवं बालिकाओं की दोनों संस्थाओं की समितियों के अनुरोध से चरितनायक 
ने इस स्थिरता में परीक्षायें लीं और संतोषजनक परीक्षा-फल के उपलक्ष में 
स्थानीय संघ की ओर से उत्तीर्ण बालक, बालिकाओ्रों को योग्य पारितोषिक 
एवं संघपति की ओर से दोनों संस्थाओ्ों के समस्त कार्यकर्त्ता एवं बालक, 
बालिकाओं को प्रीतिभोज दिया गया। संघपति ने जिनालय में बड़ी पृजा 
बनाई और नगर-नवकारशी की । 


वेणासर और कटारियातीथे--संघ मोरवी से विहार करके अनुक्रम 
से मार्ग के ग्रामों को स्पर्शता हुआ एवं संघ-भक्ति का लाभ लेता हुआ माप 
क्ृ० १२ के दिन वेणासर में पहुँचा । यहाँ संघ एक दिन ही ठहरा और 
स्थानीय संघ को संघपति की ओर से खामीवात्सल्य दिया गया । वेणासर 
से ही कच्छ की सीमा प्रारंग हो जाती है।कच्छ का अरण्य अपनी भयंकरता 
के लिये भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध है। माघ कृ० १४ को संघ ने इस भयंकर 
अरण्य को पार किया और दिन के साढ़े तीन बजे वह मणाबा नामक आम 
में पहुँचा । लगातार रेतीले पथ में चलकर साधु एवं साध्वियां तथा श्रावके 
गण सभी अत्यधिक थक चुके थे ।अ्रतः एक दिन का मणाबा में ही विश्राम 
किया और दूसरे दिन वहाँ से प्रातः रवाना होकर संघ प्रातः साढ़े दस बजे 
कटारिया नामक वीर्थ में पहुँचा । तीर्थ की व्यवस्थापिका समिति श्री सेठ 
वर्द्धमान आणंदजी की ओर से आगन्तुक संघ का श्र न्छा खागत किया गया । 
संघ यहाँ दो दिन ठहरा । संघपति ने तीथ के जीर्णोद्धार-खाते में १२५) 
₹० भेंट किया । 


कटारियांतीर्थ से चल कर संघ अनुक्रम से मार्ग के आमों में होता 


श्री कच्छ-प्रेथ्वरती की लघु संघ-यात्रां [ १०३ 


हुआ, आदर-सत्कार पाता हुआ माघ शु० ७ (सप्तमी) को अंजार में पहुँचा । 
सथ यहाँ तीन दिन ठहरा ओर स्थीनीय मंदिरों में सेवा- 
अजार और. पृजा आदि करके संघ ने अति ही आनन्द प्राप्त किया । 
श्री अद्रेश्वरताय यहाँ के स्थानीय श्रे० सोमचन्द्र धारसी ने आगन्तुक 
में पहुँचना. संध की श्रीति-मोजनादि से अवर्णनीय सेवाभक्ति की । 
माघ शु० १० (द्मी) को संघ यहाँ से रवाना होकर 
मार्ग में भूवड़्ग्राम में एक रात्रि का विश्राम करके दूसरे दिन माच शु० ११ 
ग्यारहस को दिन के प्रातः नव बजे श्री अद्रेखवरतीर्थ पहुँचा। ती4- की 
व्यवस्थापिका समिति श्री सेठ वर्द्धमान कल्याणजी की ओर से आगन्तुक 
संघ का श्रतिशय घाम-धूम ओर समारोहपूर्वक स्वागत किया गया । समारोह 
में भुज, मांडवी, देसलपुर, अंजार आदि निकट्स्थ आराम, नगरों के प्रतिष्ठित 
सदगहस्थ भी खागतार्थ सम्मिलित हुये थे । संव के ठहरने के लिये एक 
विशाल वर्मशाला में तीर्यसमिति की ओर से सुब्यवस्था की गई थी । अत 
संघ वहीं जा कर ठहरा। यहाँ संध ६ दिन तक ठहरा और कार्यक्रम 
निम्नवत्‌ रहा । 


माघ शु० ११-१२--चरितनायक की तत्वाव्रवानता में संघपति ने 
संघ में सम्मिलित सर्व व्यक्तियों के साथ तीर्थपति प्रभु महावीर-खामी ओर 
पाश्वंनाथखामी की ग्रतिमाओं को सुवर्ण-पुष्पों से वा कर चैत्यवन्दनादि 
भावस्तवन करके फिर स्नान-मंजन किया और विधिपुर्वक पूजा-मक्ति की। 
दूसरे दिन द्वादसी को भी इसी प्रकार भावभक्तिपूर्वक चैत्यवन्दनादि करके 
प्रभु की पूजा-भक्ति की । दोनों दिन संघपति की ओर से तीर्थपति-प्रतिमा 
की लक्षिनी आंगी रचाई गई ओर विविध नाट्य, नृत्य, संगीत, स्तवनों से 
प्रशुभक्ति करके दर्शकों के मनों को मुग्ध किया । 


माव शु० १३-१४--त्रयोदशी को नित्यवत्‌ सेवा-्पजा करके दिन 
में भूतिग्रामनिवासीनी सुश्राविका नौजीबहिन की ओर से जिनालय में नव- 


पदपूजा बनाई गई और नवकारशी की गई । चतुर्दसी को दर्शन-पूजन,का 
श्रायोजन रहा । 


२० 


१७४ ] श्रीमंद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


माघ शु० पर्णिमा को ग्रातः प्रभु-पजा आदि का कार्य रहा श्रौर 
दिन में संघपति की ओर से समारोह निकाल कर श्री पंचकल्याणुकपजा 
बनाई गई ओर प्रभावना दी गई तथा नवकारशी की गई । इसी दिन तीर 
पति श्री महावीर खामी के जिनालय के विशाल मरडप में संघ ने एकत्रित 
होकर विविध गान, संगीत के मध्य संघपति शा० प्रतापचन्द्र धूराजी को 
तिलक करके संघमाला प्रधारण करवाई और जय-ध्वनियों से सब ने अपने 
आनन्द को ग्रकट किया । संघपति ने परिषद्‌ के समक्ष ही तीर्थ के सभी 
खातों में अलग २ निधियें भेंट कीं और तीर्थ-कार्यालय के कर्मचारी एवं सेवकों 
को योग्य पुरष्कार आदि देकर उनकी सेवाश्रों का मान किया । 


फाल्गुन कृ० १ को संघ वहाँ और ठहरा और नित्य के अनुसार 

सेवा-पजा, रात्रि को स्तवन आदि से प्रभु-भक्ति की | दूसरे दिन फा० क्ृ० 

गुरुवार को संघ ने तीर्थपति के दर्शन करके भद्रेश्वर से पुनः सिद्धक्षेत्र- 
पालीताणा की ओ्रोर प्रयाण किया । 


श्री कच्छभद्र थरतीर्थ से सिद्धक्षेत्रपालीताणा तक का 


लघु संघ-यात्रा-दिग्दर्श न 
वि० स० १९९० 
प्रॉम, नंगे अंतर जैन घर मंदिर उपाश्रय धर्मशाला दिनांक 
भूवड़ ७ २० १ ्‌ ० फा० कृ० ९२ 
खेड़ई २्‌ २० ० ० ० 
चिनुगरो २ 6 ७ &। ७ 9 
अंजार २।॥ २०० ३ ४ १ ३-७ 
भीमासर भर ०. ० ० ० | 
मोटीचीरई ३॥ ७ १६ २ ० ६ 
भचाऊ ३॥ ४० १ २ (९ हि 
सामखीयारी ६ १७० १ २ १ ८-६ 
जंगी ३ २० २ १ १ ८ 


श्री कच्छ-भद्रेश्वस्ती की लघु संघ-यात्रा 


बांडिया १॥ 
सीकारपुर  १॥ 
पेथापुर ३॥ 
वेणासर & 
जूनाघाटीला ४ 
वांटावदर ३ 
हलवद 
ढवाणा 
कोड 
रामपुर 
करमाद 
प्रमारनी टीकर 
मूलीरोड़ 
सायला 
थोरियात्ली 
सुदामणा 
नोली 
पालीयाद 
बोटाद 
लाठीदड 
लाखेणी 
नशीवपर 
जालिया 
कंथारिया 
पशेग्राम 
पीपला 
उमराला १॥ 
पीपराज्ञी २ 


ल्‍ज७ न ७ ७ के ८८ ८ ८ 0 ७ ७0 का >> >2ट >त ० शा ०८ ०८ “५ 


+ाबछ 


१० 
२० 
्े ७० 

। 

६ 
१० 
५० 
१० 
0० 


6 >> 0 ४७3 “४७० 09 0 0 “४७ “४४ 


90 ७ 0 “४ ०९ 0 0०७ “& ,७छ ७७ “४७ ० “४७ 9०9 »3 ७०७ «“४& ० 


0७ “४ ,छ७छ 0 >> “४७ ७ 0० ७ ० “७ “४3 0 ४७ ०»“७ ७ “४ «७०७ “४ “४ “० *् 


>छ ७ 0 0 ९ ०0 


[ १५५ 


१ फा० कु० ११ 


१ 


5 


१२ 
१४-१५ 


१ फा० शु० १-३ 


6 


0 9 90 «“४७ ७09 >»>७छ >> 0 ७ 0 .<७& 0 “७ 90 0 ७ ०७० >»४& “४७ 


0 «७» 0 »७ 


४ 


77 09 (६६४ (७6 _# बट 


2 ० कु० ५ 


०0 ७ ९७ 6 


॥ 


१५६ ]- श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


बावड़ी > १ ५ ७० ० ७ ० चे० क़ृ० ३ 
सणोसरा १॥ १० १ १ १  ' मर 
सांडेश. १॥ 8: 780 पह + हे ४ 
ढांकणकंडो १॥ ०. ० ० ० - के 
नवाग्राम १॥ रू कं . है 8५ 
अंकोल्ाण १ ०.०७ ० ० ० 
रतनपुर १ ३-० ० ० ० 
जामणवाव १ ८- १७ १५" ०७ || 
पालीतणा २ ४६० ६&£ ५ ४१ ६. 





'एज--+-+-०+नमजनम-मकन. ८७-०-ननननमंमा--मम»»» “म«मकन«-»न्‍कमं«8ः+मनकाओ, 
न्ननीी 5. ऑिडिइअलननन-ग«ग«»भ 3 फनानननननमम--नअननममम, 


१९६ २२१२० ३४ ४६ ६६ एक मास चार दिन 


* जैसा ऊपर लिखा जा चुका है श्री भद्रेश्वर से लघु 'संघ चरितनायक 
की अधिनायकता में पुनेः वहाँ से प्रस्थान करके दूसरे मार्ग से अनेक ग्राम, 
नगरों में कहीं एक दिन, कहीं दो दिन, कहीं कुछ घंटों का विश्राम करता 
हुआ, आदर-मान पाता हुआ पुनः चैत्र कृष्णा ६ को बुधवार के दिन आठ: 
८ बजे सिद्धक्षेत्रपालीताणा पहुँचा। पालीताणा में स्थित आनत्दजी 
कल्याणजी की पीढ़ी की ओर से भारी धूम-धाम के साथ लघु संघ का खांगत 
किया गया । दूसरे दिन लघु संघ ने संघपति के सहित श्री शर्न॑जय पव॑त पर 
चढ़कर-नव टंकों के सर्व जिनालयों के' दर्शन किये और बाबा आदिनाथ की 
अत्यन्त भाव-भक्तिपू्वक सेवा-पजा-भक्ति की और अपनी यात्रा का अर्थ सानद 
पूर्ण हुआ देखकर सर्व जन अति आनंदित हुये 4 इस लघु संघ-यात्रा के सानंद 
पर्ण होने के हे में संघपति की ओर-से खामीवात्सल्य किया गया। इस 
प्रकार श्री भद्नेश्वरतीर्थ के लिये चरितनायक की अधिनायकता में शाह 
प्रतापचन्द्र धूराजी बागरानिवासी की ओर से निकाली गई यह लघु संघ-्यात्रा 
सानंदः एवं निर्विघ्च समाप्त हुई । 


श्री भद्रेशवर से जब लघु संघ लौटा तो पेथापुर ओर लाखेणी में उसका 
भव्य खागत किया गया था, जिसका वर्णन संक्षेप में यहाँ किया जॉनी 
आवश्यक है । हे 


श्री कच्छ-भद्गेश्वर्तीथ की लघु संघ-यात्रा [ १५७ 


पेथापुर--लघु संघ फा० क० १४ को दिन के ११ बजे वहाँ 
पहुँचा । स्थानीय संघ ने अति भाव-भक्ति से समारोहपूर्वक आगंतुक संघ का 
सखागत किया । संघपति की ओर से यहाँ नवकारंशी की गई तथा पानी की प्रपा 
में रु० १०० ) की भेंट दी-गई।. + ४ 


लाखेणी--पेथापुर से लघु संघ चल कर अलुक्रम से चेत्र कृ० १ को 
लाखेणी पहुँचा । यहाँ स्थानीय संघ की ओर से उसका भारी खागत किया 
गया तथा संघपति की ओर से स्थानीय संघ को प्रीति-भमोज दिया गया । « 


श्री लघु संघ-यात्रा के संघपति ने सिद्धक्षेत्रपालीताणातीर्थ से जाते 
समय श्रोर श्री मद्रेथरतीर्थ से आते .समय निम्न ग्राम और प्रसिद्ध- नगरों में 
खामीवात्सल्य तथा नवकारशियां कीं । 


१ माऊकूकवां २ गलत ३ खारचिया ४ जूनागढ़ 
५ गोंइल ६ मोरदी ७ वेणासर ८ कगारिया 
९ भद्रेश्वर १० पेथापुर ११ लाखेणी १२ पालीताणा 


संघपति की ओर से निम्न ग्राम, नगरों में स्थानीय संघ के प्रत्येक घर 
को एक-एक सेर शक्कर की लाभिनी दी गई तथा मंदिरों में केसर, धूप, पजा 


आदि खातों में योग्य निधियें भेंट की गई' । 
१ घेटी २ गारियाधार ३ अमरेली ४ बगसरा 
५ खारचिया ६ गिरनार ७ जूनागढ़ < बड़ाल 
९ गोंडल १० राजकोट ११ बेला १२ जेतपुर 


१३ खाचरेची १४ कयरिया १५ ललियाणा १६ बोध 

१७ भचाऊ १८ अंजार १९ भूवड़ २० चीरई 

२१ जंगी २२ घाटिला २३ वांगवदर २४ हलवद 

' २४ ढवाणु २६ कॉोंढ. २७ करमाद २८ परमारनी टीकर 
२६ सायला ३० सुदामड़ा ३१ नोली ३२ पालीयाद 
३३ बोटाद ३४ लाटीदड़ ३५ लाखेणी 


-शिलालम मकर 6, 
अभी नमन 


१५८ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


सिद्धक्षेत्रपालीताणा में २८ वां चातुर्मात ओर तलश्रात 
मेवाड़, मालवा की ओर विहार 
बि० सं० १९९ १-९२ 
छे 


लघु संघ-यात्रा का कार्य जब समाप्त हो गया तो लघु संघ-यात्रा के 

संघपति बागरानिवासी शा० प्रतापचंद्रजी धूराजी ओर कच्छ मंजलरेलड़ीया- 
वासी श्ञा० उमरसी देवजी नाथाणी के अत्याग्रह से 

तिचन्षेत्र-ालीताणा वि० सं० १६६१ का चातुर्मास भी चरितनायक ने 
में दूसरा २८ वां पालीताणा में ही करना निश्चित कर लिया । चातुर्मास 
चातुर्मास के प्रारंभ होने से पूर्व के महीनों में तथा चातुर्मास भर 

वि० सं० १९९१ चरितनायक के परम प्रभाव से चंपानिवास में मनोहर 
धार्मिक वातावरण और दर्शकों का पभावकारी श्रावा- 

गमन बना ही रहा। इस चातुर्मास में चरितनायक की सेवा में मुनि श्री 
अम्ृतविजयजी, विद्याविजयजी, सागरानंदविजयजी, चतुरविजयजी श्रोर 
उत्तमविजयजी पांच योग्य साधु थे । इस स्थिरता में उल्लेखनीय वस्तु यह 
हुई कि ऊपर लिखे दो प्रतिष्ठित शावकों में से शाह ग्रतापचंद्र धूराजी की 
ओर से उपधघान-तप का आराधन करवाया गया था । इस तप में १२५ 
श्रावक-श्राविकार्य प्रविष्ट हुईं थीं। तपस्ियों को शास्त्र की आज्ञानुसार सब 
प्रकार की सुख-सुविधायें इतनी सुन्दर एवं पर्णता से तत्परतापर्वक दी गई 
थीं कि तप सानंद समाप्त हुआ और उसके उपलक्ष में संघवी प्रतापचंद्रजी 
धूराजी की ओर से तपस्ियों को तथा अतिथियों को प्रीति-मोजन दिया 
गया । इस तप का सम्पूर्ण खर्चा शा० प्रतापचंद्रजी धूराजी ने ही किया था। 


मालवा-प्रदेश के श्रावकों की विनतियाँ बराबर चरितनायक की 
सेवा में आ रही थीं कि मालवा-प्रदेश की ओर अब आपश्री विहार करके 
अपनी दिव्य व्याख्यान-वाणी से मुमुक्षु आवकों की शाख्रश्रवण की जिज्ञासा 
को पूर्ण करें । निदान आपश्री का पालीताणा से पौष कृ० ६ को आंतःकाल 


चरितनायक उपाध्याय श्रीमद यतीन्द्रविजयजी महाराज 


की सन विलककक हे 









- ४० 


+ईई 


है 
्् 
3०० 3०. 


कौ 
२ 
कि न 
5 शक: 
है. ++ 
0 चु रे 
चल 
जे ७ ऐप 
रे 
५ "5... 
३ 
है 


हक 2० 


श्री सिद्क्षेत्र-पालीताणा मे चातुमास के अबसर पर वि० स० १९९८ 


352 ५०७) 


॥07||९]५ 
-/58%5:0] |& 
+५३ 

श्ड 
22): 
2 





[3 ु ( कि 5५ है लक हि हक, 


+ हा 


$ 
६4] है है 


(१ 
528 





8 ?+४ ०।३] 


पैर 
492[2309£ 


९७० 
व 


८५ >> ९ हि 
सिद्ध त्र-पालीताणा में २८ वा चातुमोस और तत्पश्चात्‌ विहारं-द्ग्द्शन [ १० 


में मालवा की ओर विहार हुआ । मालवा की ओर विहार करते समय 
आपका उद्देश्य श्रीकेसरियानाथतीर्थ के दर्शन करने का था। अतः आपकश्री 
श्रीकेसरियातीर्थ और अन्य छोटे-मोटे ती्थों के दशन और बड़े नगरों में अधिक 
दिवसों की स्थिरता रखते हुये आपाढ़ शु० ६ को खाचरोद में पधारे । इस 
विहार का दिग्दशन ओर संक्षेप में वर्णन इतिहास प्रेमियों के लाभार्थ नीचे 
दिया जाता है । 


सिद्धक्षेत्र-पालीताणा से श्री केसरियातीर्थ तक का 
विहार--दिग्दर्शन 
बि० सं० १९९१-९२ 


आम, गनर अन्तर जैन घर जिनालय धर्मशाला व उपाश्रय दिनांक 


मोरड़का २ १० १ ? पौष कु० ६-७ 
सराण ३ ० ० ० 6 
पीपलवो १ १५ ०५ ० ० 
सोनगढ़ २ १० १ १ ८ 
पालड़ी २ ३ १५ १ । 
चमारड़ी रे ३ ६१ १ ० 
वला (वलभी) ३ १०४ १ २ १० 
कानपुर ३ १ १ ० ० 
मूलघराई २ हे 5 5 ११ 
पाणवी २ २ ० १ १२ 
वरवालो ३ २११४५ १ २ ० 
पोलारपुर २्‌ २ ० १ ० 
भीमनाथ ॥ ० ०» १ पौ० कृ० १३ 
तगड़ी २ के. 0 - 68 ९ 
बनन्‍्घचुका इे 9७४ १ १५ १४ 
खडोल ५ १ ० १ १५४ 


१६० ] 


फेदरा 
लोदिला 
गुनदी 
कोंठ 


घोलका 
चलोड़ा 
बदरखा 

भांत 
कासीन्दरा 
फतेवाड़ी 
सरखेज (ती4) 
अहमदाबाद 
रामनगर 
खोरज 
जासपुर 
सेरीसा (ती4) 
कलोल 
पानसर (तीर्थ) 
नारदीपुर 
सोजा 

पृंजापुर 
माणसा 
विंदरोल 
आजोल 
पिलवाई 
बीजापुर 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


५ 
हु 
दे 
५ 


६ 
२्‌ 
३ 
॥ 
२ 
४ 


ढे 
8 
रे 
हा 
हर 
३ 
३ 
रे 
रु 
२ 
र्‌ 
२ 
३ 
३ 
२ 


१४ 
५9० 
२५ 


३०० 


१५ ' 


ह८। 
१० 
२५० 


* श्री महावीरनजिनालय 


१ 


>घचछ 0 0७0 


7? #<७ ०9 ७9 ८2० छ॑छ 0 ७ २ “४ ल->० 0७ «“७४ 0० #, “० ०0७ *“४ “७ “७ “४ “९५० 


१ पौष झु० १-२ 

१ ३ 

रे ४-५ 
( मनसुखभाई भगुभाई का संघ ) 

३े ६ 

१ ० 

१ ७ 

१ ० 

१ पद 

२ & 
८७9 पौ०शु० १० से फा०ग्ु०१० 

० ११ 

२ १२ 

१ प्रथम १३ 

२ ६० १३ 

२ फा०शु० १४से चे०्कृ१ ! 

२ ४ के 

१ रे 

१ ४ 

१ 0 

१ 6 

१ ५ 

१ ६ 

र्‌ कु ।ए 


सिद्धरत्-पालीताणा में २८ वां चातुमौस और तत्पशथ्नात्‌ विद्वार-दिग्दशन,[ १३९ 
आगलोड ३ ४० २ २ चै० कृ० ८ से १० 


कड़ोली २ १० १ २ ४ 
पेथापुर २ है... , के ; 
दावड (तीर्थ) १ ७ २ १ ११ 
देशोतर ॥। 9७ ० ० १२ 
ईंडर (ती4). ६ १५५ $ ऐ १३-१४ 
कूकड़िया ञ्‌ ७ १५ १ १५ (अमावस) 
पोशीना (तीर) १दि० १५ १ ४! चै० शु० १ 
मुनई २, १९० ० ० ० 
लीलछा हैः, रा हर र्‌ 
भीलोड़ा कै हक गली: के ० 
टांकादुका २, २० ० २ ३ 
चीठोड़ा ए ०... ० ० 
पाल ४ है. #  ॥£ ४ 
चीतरिया २ र्‌ ० ७ ४-६ 
छाणी दिगं. ६ दि०ग श१श १ २ ७ 
खेरवाड़ा ३ १ १ १ ० ८2 
केसरियाजी(तीर्य) ५ दि०२४ १ ३ ८सेश्२ 


उविनननरीननान+ी... अमनननानननन-ममनक-ि, नीली ख. 





१६६॥ १०१८८ २७३ १४६ तीन मास बारह दिन 


सिद्धक्षेत्रपालीताणा से अहमदाबाद की ओर विहार किया । मार्ग 
में अनेक नगर, आ्रा्मों को स्पर्शति हुये आपश्री श्रपनी साधु-मरडली के सहित 
छोटे-बड़े तीर्थ, मंदिरों के दर्शन करते हुये पौष शु० १० को श्रहमदाबाद में 
पधारे और वहाँ दो मास पर्यन्त विराजे । उक्त विहार की उल्लेखनीय बात 
यह है कि उन्हीं दिनों में अहमदाबादनिवासी प्राग्वाट्यातीय कोटीश्वर 
श्रीमंत श्रेष्ठी भगुभाई मनसुख भाई ने लगभग एकतीस लाख रुपयों का व्यय 
करके अत्यन्त विज्ञाल संघ अहमदाबाद से श्रीगिरनारतीर्थ और श्री सिद्धक्षेत्र- 


पालीताणातीर्थ की यात्रार्थ निकाला था। ऐसा विशाल एवं समृद्ध संघ पालीताणा 
र्१ 


१६२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवेन-चरित 


के लिये सम्भव है पिछली २-४ शताब्दियों में भी नहीं निकला हो । इस संघ में 
अनेक गच्छीों के लगभग ४०० से ऊपर साधु, साध्वी एवं आचार्य संमिल्तित थे 
ओर भारत के समस्त भागों से लगभग २४००० (पतच्नीस सहस्) जैनजन 
सम्मिलित हुये थे । इस संघ की विशालता, शोभा, समृद्धि देखने ही योग्य 
थी । संघ में १०० मोटर एवं २२०० बेलगाड़ियां थीं। संघ की रक्षा 
३०० राजकीय अ्रश्वारोही एवं पायदल-रक्षक थे । यह संघ ४५ दिवस संप- 
यात्रा करके पुनः अहमदाबाद लौटा था | चरितनायक के गरुछ के मुनि- 
प्रवर हंसविजयजी, कल्याणविजयजी ओर तत्तविजयजी भी इस संघ में 
सम्मिलित हुये थे । उक्त तीनों मुनिराजों से चरितनायक की विहार के अन्तर 
में कोंठग्राम में भेंट हुई थी और चरितनायक तथा इनके साथ के साधुओ्रों 
को भी उक्त संघ की शोभा, समृद्धि देखने का अवसर प्राप्त हुआ था । 


अहमदाबाद में इतने दिनों तक ठहरने का कारण यह था कि वहाँ 
श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी के करकमलों से गुरुणीजी श्री भावश्रीजी के आश्रय में 
रहने वाली लीला बहिन की माघ शु* पूर्णिमा को दीक्षा होने वाज़्ी थी 
और सूरिजी महाराज साहब की भी चरितनायक को उस दीक्षोत्सव पर वहीं 
ठहरने की आज्ञा थी । निदान माघ० शु० परिमा को शुभ मुहृत्त में 
धाम-धूम एवं समारोह सहित लीला बहिन को भागवती-दीक्षा श्रीमद्‌ भूपेन्दर 
सूरिजी ने प्रदान की और दीक्षासम्बंधी समस्त विधि-विधान चरितनायक 
ने करवा कर लीला बहिन को मुक्तिश्री नाम दिया और उसको श्रीगुरुणीजी 
भावश्रीजी की शिष्या बनाई । तल्पश्चात्‌ एक मास आप- फिर वहीँ विराजे । 


यहाँ लीला बहिन का जीवन कुछ पंक्तियों में कहना अ्रनुपयुक्त नहीं 
होगा । इसका जन्म वि० सं० १६८१ में कुक्षी ( मालवा ) में हुआ था। 
इसके माता-पिता सोनी ज्ञाति के थे । पिता की मृत्यूपरांत इसकी विवंवा 
माता गंगाबाई ने इसको चार वर्ष की वय में श्री भावश्रीजी को अर्पित कर 
दी थी । यह साध्वियों के सहवास में ही रहती और उनकी देख-रेख में ही 
इसका सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उत्थान वय की बढती के साथ २ होता र्दा। 
परिणाम यह आया कि इसने अब्नत अवस्था में समस्त साध्वी-क्रियाश्रीं की 


सिद्धक्षेत्र-्पालीताणा में २८ वां चातुमोस और तसश्ात््‌ विह्र-दिग्दशन [ १६३ 


अध्ययन और उनका सम्यक्‌ प्रकार से पालन करना सीख लिया तथा जीव- 
विचार, नवतत्त जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन और संरकृत एवं व्याकरण 
का अच्छा ज्ञान ग्राप्त कर लिया । साथ में हिन्दी का अभ्यास भी होता 
रहा । आज यह साध्वी विद्या एवं वाचनकला की दृश्यों से सम्प्रदाय की 
प्रमुखा साथ्वियों में हैं और सम्प्रदाय को इनसे बड़ी २ आशायें हैं । 


आपभ्री पुनः अहमदाबाद से फा० शु० १० को रवाना हुये और 
छोटे-बड़े ग्राम, नगरों में होते हुये चेत्र शुक्ला अष्टमी को श्रीकेसरियाजी- 
तीर्थ को पहुँचे । इस विहार में मी आपको कट अनुभव और कष्टों का सामना 
करना पड़ा । मार्ग के आमों में प्रायः जैन घरों की कमी श्रोर वे भी अगर 
संकुचित श्रौर अनुदार वृत्ति तथा श्रद्धा, भक्ति और विवेक से शून्य मिल 
जाय तो विरक्त त्यागी एवं साधुश्रों को कितना विहार, आहार में कष्ट होता है, 
पाठक सहज अनुभव कर सकते हैं। श्रीकेसरियातीर्थ को पहुँच कर चरितनायक 
और साथ के साधुगण ने बड़ी ही भक्ति-भाव से तीर्थपति भगवान्‌ आदिनाथ 
की ग्रतिमा के दर्शन किये और वंदन करके बड़े ही आनंदित हुये । वहाँ आपश्री 
चार दिवस ठहरे और चेत्र शु० १२ को वहाँ से विहार करके खाचरोद 
ओर पथधारे । " 


चतुर्विशति-जिनस्तुतिमाला;--रचना वि० सं० १९९० क्राउन 
१६ पृष्ठीय | ० सं० २४। यह श्री महोदय प्रिं० प्रेस, भावनगर से कुक्षी - 
वासिनी श्राविका लीलाबाई की ओर से इस वर्ष वि० सं० १९९१ में प्रका- 
शित की गई थी । इस छोटी-सी पुस्तिका में संस्कृत भाषा में सुन्दर, कोमल- 
कांत पदावलियों में चौबीस ही वर्तमाव जिनेश्रों के चैत्यवंदन हैं। पुस्तक 
ग्रहणीय एवं मजनीय है । 


श्रीयतीन्द्र-विहार-दिग्दशन तृतीय भागः-रचना वि० ; सं० 

१६६१॥। क्राऊन १६ प्ृष्ठीय । पृष्ठ सं० २०८ । इसको बागरावासी शाह 

प्रतापचंद्रजी धूराजी ने श्री महोदय प्रेस, भावनगर से इसी वर्ष वि० सं० 
१६६१ में छुपवाकर प्रकाशित किया था । यह पुम्तक ः 

प् हिल इतिहास एवं पुरातत्त 

के विषयों के प्रेमियों के लिये संग्रहणीय और पठनीय है। इसमें सिद्धक्षेत्र- 


१६४ ] प्रीमद्‌ विजययती द्धसूरि--जीवन-चरित 


पालीताणा से गिरनार, मोरवी और कच्छ-मद्रेश्वरतीर्थ तक के मार्ग के समस्त 
छोटे-बड़े ग्रामों का घर, मंदिर, धर्मशाला आदि की संख्या और विशेष 
ऐतिहासिक परिचयों के साथ क्रमशः वर्णन दिया गया है । 

भ्रीराजेन्द्रसरि-अष्टप्रकारीपूजा;:-- रचना सं० १६६१। आकार 
फुलस्केप १६ पृष्ठीय । पृष्ठ सं० ३८ | इसको इसी वर्ष वि० सं० १६६१ 
में आहोरनिवासी शाह केराजी के पुत्र भानाजी की धर्मपत्नी श्रीमती श्राविका 
धापबाई ने महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर से प्रकाशित करवाई। मन्दिरों 
में यह पुस्तक रखने योग्य है । 


श्री केसरियातीर्थ से हर'गरपुर, बांसवाड़ा, राजगढ़ होकर 
खाचरोद तक का विह्ार-दिग्दशंन 


विसे १९९२ 
ग्राम, नगर अंतर जैन घर जिनालय धर्मशाला और उपाश्रय दिनांक 
खेरवाड़ा ४५ १ १ १ चै० गु० १३ 
वोकला ३ ० ० ० १४ 
वींडीवाडा « ४ दि० ० ०. ० ३० 
चूंडावाड़ा ३ ० ०... ० वै० कृ० ! 
नागफणी (ती4थ) १॥ ० १ 9 ० 
कशणुवा छे दि्‌ ० थे ० ० ० 
ओडू र्‌ ० - ० ७ ० 
भुवनेश्वर |. ० ०. १ २ 
थाना रदि० १२ १ ० ए 
डंगरपुर २ ६० 9 ९१ ३-४ 
वीरपुर १ ० ७४ | _5 ० 
खेड़ा २ ० ०. ० ० 
नरेड़ी डे ० ० ० ः है 
पुनाली २ १२ १ ६ हर 


सिद्धच्षेत्र-पालीताणा में २८ वां चातुर्मास और तत्पश्वात्‌ विहार-द्ग्देशेन [ १६५ 


वनकीड़ा ४ ९१ १ १ वे०्कू० ६ 
'जापुर ३ १८ १ ६ 9 
वड़ोदा (ती4)आ १ ४० २ १५ ८ 
आशपुर २ ३८ 9. । 
मोगड़ा डर ० ०. ० ० 
सावरा ४ १५४ ९ ४ 
वेणश्वर २ ० ०... ० ० 
लुहारिया शद्२ ७० १ १२ ११ 
भीमपुर १० ८ १ १ ० 
चंदुनो नानोगुडो ५दि० १० १ ९१ १२ 
चांसवाड़ा ६. २० ३ २ १श्से१४ (अम।वस्या) 
खांधु ५दि० ८० १ १ बे० शु० १ 
चन्द्रगढ़ ३॥ ० 2] ० २ 
वाजना ६. २४ १ २ ३्से ५ 
अ्मरपुरा ४ है ०. ० ६ 
खवासा ४ १६ १ ९१ ८ 
वामन्या १॥ ५ ०... ० ० 
पेटलावद ३॥ ८० २ २ ६-१० 
रामपुरिया १॥ २ ०७. ० 
वणी १ ४ ०.० ० 
पोरासा ॥ ० ०... ० ११ 
भकंणावदा ३ ४२ १ १ १२ से ३०(पूरिमा) 
सोनगढ़ ३ ० ०... ० ज्ये०ः कृ० १ 
राजगढ़ २ १७४ ५ ३ श्से६ 
मोहनखेडा (तीर्थ) १ ०» १ १ 9... «५४ 
जोलाणा ३॥। ० ० ७ ० 
वरमंडल 9४ १७ १ १- ५ 
राजोद ३ 8४१. २ १! ८-९ 


१६६ |, - श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


भींकोटा १ ० ० ० ज्ये ०कृ० ९ 
तलगारो ४. १० १ १ १०- 
छुत्नीवरमावर १॥ ६ ०... ० न 
धोलका २॥ ० ०. ० -११ 
वड़ोदियो ३॥ ० ० ० हु 
मांगरोल २॥ ० ०. ० ० 
करमदी (तीर्थ) १॥ ० श्र १२-१३ 
रतत्लाम ॥ ८३६ १२ २ १४ से शु० ४ 
वांगरोद (तीर्थ) ७ ४ १ १२ प्रथम ४ 
भुपांसा ३ ० ०. ० द्वितीय ४ 
खाचरोद २ १८७ १० ५ ६ 


किन-र-+-ममममममम>भमकक, अिननननननमगनगन#गऋ+न+>+. 


१४९। १९३३ ६१ ३९ एक मास तेवीस दिन 


श्री केसरियातीर्थ-घुलेवा से डगरपुर तक विकट पर्वत, दुर्गम पायियों 
ओर भयावह जंगलों का तांता-सा है। पेदल श्रौर वह भी पदरक्षिकाविहीन 
विहार करने वाले साधुओं के लिये, जिनके साथ कोई अ्ंगरक्षक नहीं होता 
अवश्य कष्ठप्रद तो होता ही है; परन्तु उनका तप्सी-जीवन ओर के 
सहिष्णुता की शक्ति इन सर्व विषमताओं में भी उनमें तीर्थ-दशन, लोकीपकार- 
हित विहार-क्रिया और आचार-पालन-प्रियता और धर्म की दृढ़ता को बढ़ाती 
हुई एक दिव्यरुचि और लग्न बनाये रखती है, जो सच्चे, त्यागी और विरक्त 
साधुओं में प्रमुख गुण समझे जाते हैं । कष्ट-सहिष्णुता का गुण जिस साध 
में कम होगा वह उतना हो आचारशिथिल् और ग्रपंची होगा । 


ेन्‍ममक०नम»काक. छनननक«नम>ममनम-म “नमॉपमपनम«थनमन, 





डू गरपुर से आगे मार्ग सुगम और सुखावह है। डंगरपुर से बांस- 
वाड़ा तक के मार्ग में भी यद्यपि छोटे २ ग्राम हैं फिर भी उनमें आहार, 
पानी का संयोग और विश्राम की सुविधा आयः मिल ही जाती है। वांस- 
वाड़ा से आगे साधु, साश्वियों के लिये योग्य सुविधावाले ग्राम हैं । चरित 
नायक बांसवाड़ा से राजगढ़ आदि नगरों, छोटे-बड़े ग्रामों में होते हये मध्य 
भारत के प्रसिद्ध शहर रतलाम में ज्ये० कृ० १४ को पथारे | यहाँ के श्री 


चरितनायक उपा० श्रीमद्यतीन्द्रविजयजी महाराज 


_ ४ औगडशिल- 
छा (के हू, 
अं रु £ ६४... 
कि 
छ् ला अ 
कक हा बे कल $ न्‍+ 
हर पे हे 


हर 
रे #००७४६०२० ३ ५. 
35% % ००८: 

हि 27 कस 3+320:2346000७४७छ9 39% 


ल्‍ के 
ही) कब ०० -0००.४०००+ (६-४३ ४००७७. “कर बन ५७... *ौ ७» 'स्पय"्क ६नहं 2६ ९०कदलक 





खाचरोद चातुमोस के अवसर पर वि० स० १९९२ 


सिद्धचषेत्र-पालीताणा में २८ वां चातुमोस्त और तत्पश्वात्‌ विहार-दिग्दशन [ १६७ 


संघ ने आपश्री का खागत अति ही भव्यता एवं भाव-भक्तिपूर्वक किया। 
यहाँ आपश्री पाँच दिवस तक ठहरे और अपने दिव्य एवं सारगर्भित धर्मो- 
पदेंशों पे स्थानीय श्रोतागण एवं दर्शनार्थ आये हुये वाहर के दर्शकों का 
चित्त हर्पित किया । वहाँ से विहार करके ज्येष्ठ कृ० ६ को खाचरोद में 
पधारे | खाचरोद के श्रीसंघ ने चरितनायक का नगर-प्रवेश अति धूम-धाम एवं 
समारोहपूर्वक करवाया । इस वर्ष का चातुर्मास चरितनायक का यहीं हुआ । 


२९--वि० सं० १९९२ में खाचरोद में चातुमौसः)-- 


इस वर्ष चरितनायक की निश्रा में यहाँ वयोवृद्ध मुनि श्री दान- 
विजयजी, मुनि श्री विद्याविजयजी, मुनि श्री सागरानन्दविजयजी और मुनि 
श्री उत्तमविजयजी चार साधुबर थे । व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययनसूत्र' का 
प्रथम-द्वितीय अध्ययन (सटीक) और भावनाधिकार में शीलगणिरिचित “श्री 
विक्रमादित्यचरित्र' (पद्यवद्ध) के तीन सर्गो' का वाचन किया था। व्याख्यान- 
परिषद्‌ में श्रोतागण की नित्य अच्छी उपस्थिति रहती थी और विशेष 
अवसरों में शक्कर श्रोर श्रीफलों की प्रभावनाओं का सराहनीय क्रम रहा था । 
श्रजैन वन्धु भी नित्य अच्छी संख्या में चरितनायक के व्याख्यानों को श्रवण 
करने के लिये नियमित रूप से आते थे । पयू पणपर्व को चरितनायक की 
सेवा में आरावने की भावना से बाहर के नगर, ग्रामों से लगभग डेढ़ सहस्र 
(१५००) स्त्री, पुर्प और उनके धालक, वालिकार्यें उपस्थित हुई थीं। 
नित्य व्याख्यान-परिषद्‌ में ठाटठ और शोभा जमी रहती थी । बाहर से आये 
हुये इन सर्मी बन्धुओं की सेवा का लाभ सेठ टेकचंद्रजी वागरेचा और 


कालूरामजी नागदा ने सोत्साह एवं श्रद्धापूर्वक प्रीतिनोजन आदि देकर 
या था। 


उपधानतपाराधन--इस तप का आयोजन और इसकी सम्पर्ण व्यवस्था 
श्र इसके व्यय का सम्पर्ण भार सेठ कालुजी चम्पालाल नागदा, सेठ टेक- 
चन्द्रजी इन्द्रमल वागरेचा ने भक्ति-भावपर्वक वृहन किया था। वह तप 
पंतीस दिवसपर्यत रहा था। इसमें भिन्न २ आम, नगेरों के? ०२ श्रावक और 
श्राविकाओं ने समुहू त्त प्रवेश किया था । उनके लिये सर्व प्रकार की भोजन 


१६८ ] भ्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


और तपाराधन की सुयोग्य सुविधा ओर व्यवस्था थी | तप करवाने वाले 
उपरोक्त दोनों श्रेष्टियों ने तपखी एवं तपखिनियों की तन, मन, धन से ऐसी 
सेवा एवं सुश्रृषा की थी कि सर्व लोग उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते थे। 
इनकी श्रोर से ही कार्तिक शु० ६ से १३ तक अटष्टाहिका-महामहोत्सव, 
रथयात्रा का वरधोड़ा, उपधानमाला का वरघोड़ा आदि का समारोहपुर्वक 
धूम धाम से श्रायोजन किया गया था । ऐसा उपधानतप और वह इस शोभा 
एवं सजा से आज तक खाचरोद में नहीं हुआ था। चरितनायक ने अति सराह- 
नीय ढंग से उपधानतप का आयोजन पुष्कल द्रव्य का व्यय करके उठाने वाले 
उपरोक्त दोनों सदग्रहस्थों की सार्वजनिक विशाल सभा में भूरि २ सराहना 
की और उपधघानतप के कराने वालों को उपधानतप करवाने से मिलने वाले 
फल का व्याख्यान किया । 


दशकगण--इस चातुर्मास में बाहर के ग्रामों से कुल मिलाकर 
लगभग ३५००(साढ़े तीन सहस्त)दर्शकगण आये थे । उपरोक्त दोनों श्रेष्टियों 
ने तन, मन, धन से उनकी सेवा-सुश्रृषा करके भारी यश्ञ ग्राप्त किया था। 
दर्शकगण इन निम्न ६८ ग्राम, एवं नगरों से आये थे । 


रतलाम. जावरा मन्दसौर महेल्दपुर . उच्जेन 
इन्दौर बड़नगर. राजगढ़ राजोद भावुश्रा 
पारा थांदला. खवासा अमला देशाई 
पेटलावदू. किशनगढ़ रभापुर सीतामऊ संजीत 
कुकड़ेधर नीमच. मलवासा मुंजाखेड़ी. ऐलची 
मामटखेड़ा पीपलोदा रुणीचा मकरावन कुशलगढ़ 
धानासूता ववणो खेड़ावदा  कमेड़ खंडोली 
ढीकवोी शेरपुर पीपरखूटो भेसल्ञा कारुड़ो 
वरणावदा ईंगणोद बडिया लसूड़िया. कचनारा 
रोजाना सरसी नामली सेलाना उमरण 
मेघनगर॒ वासवाडा हातोद पचलाना. खरसोद (बड़ी) 
चीरोला (बड़ा) बारोदा बड़ा अजड़ावदा उन्हेल कसा बोरखेड़ा 


सिद्धवैत्र-पालीताणा में २८ वां चातुर्मास और तत्पश्वात्‌ विहार-दिग्दशन [ १६९ 


बराड़ सम्मेतशिखर सेंमलिया .वांगरोद सहूगढ़ 
आलीराजपुर बम्बई कच्छुमंजलरेडिया । 


अन्य पुस्यकार्य जैसे कच्छुमंजलरेडियावासी शा० ऊमरसी देवजी 
नाथाणी ने व्याख्यान वाचने के लिये बैठने वाले साधु एवं आचाये के लिये 
एक सुन्दर सिंहासन करवा कर श्री सौधममवृहत्तपोगच्छीय जेनपोषपशाला में 
स्थापित किया । 


१ खाचरोदवासी श्रे० कालूरामजी नागदा २ चंपालालजी सराणा 
३ सागरमलजी सेठिया ४ जीतमलजी कठलेचा ४, खुबचन्द्रजी इंगरवाल 
इन पांचों श्रेष्ठियों ने २४"८३०" आकार के सुन्द्रतम पांच चित्र 
१ आ० श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी २ श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी ३ श्रीमन्‌ मोहन- 
विजयजी ४ श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी और ४ व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद्‌ विजय- 
यतीन्द्रसूरिजी के करवाकर उपरोक्त जैन पौषधशाला में ही शुभ मुहतत्त में 
स्थापित किये। 


है चरितनायक के व्याख्यानों से उत्साहित होकर तथा उनके सदुपदेश 
से प्रेरित होकर स्थानीय खाचरोद-श्रीसंघ ने सातों क्षेत्रों के निर्वाहार्थ 'श्री 
ऋषभदेवजी टेकचंद्र' नामक एक पीढ़ी स्थापित की । 


उपरोक्त सुकार्यों के कारण खाचरोद का चातुर्मास उल्लेखनीय एवं 
सराहनीय रहा और इस प्रकार अनेक पुरुय कार्यों के करवाने के साथ समाप्त 
हुआ । मार्गशीर्प शु० १० को चरितनायक ने अपने साथी साधुओं के साथ 
में प्रभातवेला में ग्रातः समय विहार क्रिया । विहार जिस समय हुआ 
उस समय चरितनायक के दशनार्थ समस्त जैन, जी 


के के अजेन जनता लगभग पांच 
सहसत(४०००)की संख्या में उमड़ पड़ी थी | छूय जनसागर-सा प्रतीत होता 
था । धाणोदा एक छोटा-सा ग्राम है। आपश्री खाचरोद से चलकर दो 


कोस के अंतर ह पार करके वहाँ आकर ठहरे थे। साथ में खाचरोद के 
अनेक बुद्ध स्री ओर पुरुष और छोटी वय के लड़के आदि भी थे; अतः 
निदान आपशभ्री को दो कोौस के अतर पर ही वहीं ठहरना पडा । का 

श्र न्‍ 


१७० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
चातुर्मास के पश्चात्‌ खाचरोद से अन्य ग्रामों में विहार 
ओर पुनः खाचरोद में पदापण तक का विहार-दिग्दर्शन 


वि० सं० १९९२-९३ 


ग्राम, गनर अंतर जैन घर मंदिर धर्मशाला व उपाश्रय दिनांक 
धाणोदा २ १५ ० ०. मार्य० शु० ११ 
वरडावदा २॥ . ३० १ २ १२से पौ० कृ० २ 
लसूड़िया १२॥ २ १ १ ३-४ 
बड़िया २ १ १ ५-६ 
हिंगोरिया १॥ ० ० ० ० 
मांगरोल ९ ० मु 5 ० 
चौकी || ० ० ० ० 
ईंगणोद (तीर्थ) ॥ २१५ २ २ ४ 
वनवाड़ो !॥॒ ०. ० ५ ० 
रोजाणा १) & ५ १ “८-९ 
मामटखड़ा २ १० ! ० 
जावरा २ ३६४ १० श्पौ०कृ ? १०सेमापशु ०९ 
नीमण २ ० ० ० ० 
सरसी २ & १ ! १० से १९ 
गुणावद्‌ १ ० ० ० हर 
पेमलिया (तीर) २ १५ ? ! १३-१४ 
धुवांसा ३ १ ० ० १३ 
रतलाम ३॥ ८१६ १२ ६फा०क्ृ० १सेचै०कृ० १० 


| 


जडवासा छोटण. २ 
जड़वासा बड़ा १ ० ० ० ११ 
मलवासा १ ५ ० ०. ४: ० 


सिद्धक्षेत्र-पालीवाणा मे २८ वां चातुमोल और तत्पश्चात्‌ विहदार-दिग्दशेन [ १४९ 


कणकसा २ ० ० ० चै०कृ० ११ 
भृवासा १ ० ० ० १२ 
खाचरोद २ रृ८ध७ १० ५ १३ से वे०शु० ५ 


न्‍अर>>म>मम«-+-ा 33 काम... धआम्भप्रमममभारभममाकक. क्‍प कम गाएा+ा१००७) रात जयाक रनरन्‍ीसा नमक साऊ नाक न्‍अलन्‍यम्मपपाामधाराएकी >नननननन-न-ाक न. 


४२॥। १४९४ ३१ २१३ चार मास २४ दिन 





जैसा ऊपर लिखा जा चुका है कि मार्ग शु० १० को चरितनायक 
ने विहार खाचरोद से कर दिया था । वहाँ से आपश्री धाणोदा होकर मार्ग० 
शु० १२ को वरडावदा पथारे | वरड़ावदा के श्रीसव ने चरितनायक का 
अच्छा खागत-समारोह किया । आपश्री वहाँ ५ (पांच) दिवसपर्यत विराजे 
ओर मुमक्षुओरों एवं भव्यजीवों को शास्त्रोपदेश देकर उन्हें संतुएर किया । पौ०क्ृू०२ 
को वहाँ से विहार करके कह्दी दो दिन, कहीं एक दिन और कहीं कुछ घंटों 
का विश्राम लेते हुये अनुक्रम से जावरा पघारे और वहाँ पौ० कृष्णा १० से 
माघ शु० ९ तक अर्थात्‌ डेढ़ मास पर्यत विराजे । आपके व्याख्यानों का यहाँ 
अच्छा ठाठ रहा। नित्य आप्री के व्याख्यान का जेन, अजैन सैकडों स्त्री और 
पुरुष लाभ लेते थे । जावरा के स्वंसंघ की ओर से चरितनायक की अधि- 
नायकता में श्री ईंगणॉदतीव के लिये नगर के अधिकांश जैन परिवारों का 
एक भारी सघ निकाला गया था। ईंगणोंदती थ॑ में वह संघ तीन दिवस पर्यत ठहरा 
ओर तत्श्चात्‌ पुनः वह जावरा लौट आया । माघ शु० ९ को आपक्री ने 
जावरा से रतलाम के लिये विहार किया और मार्ग में पड़ते ग्रामों में ठहरते 
हुये, धर्मोपदेश देते हुये फाल्गुण कृ० १ को रतलाम में पधारे । रतलाम के 
श्रीसंघ ने आपश्री का श्रति भव्य खागत किया । वहाँ आपश्री चैत्र कृ० १० 
तक अर्थात्‌ १ मास और & दिन विराजे | यहाँ भी आपश्री के व्याख्यानों 
का अच्छा प्रभाव रहा । रतलाम में खाचरोद के कुछ चुने हुये प्रतिष्ठित श्रावक 
वहाँ के श्रीसंव की ओर से भेजे हुये आपश्री की निश्रा में उपस्थित हुये । 
दान संविनय वंदना करके निवेदन किया कि खाचरोद के श्रीसंघ की 
भावना आपश्री की निश्रा में श्री मरडपाचलतीर्थ की यात्रा करने की है 
अतः आपश्री सह साधुमण्डल वहाँ पथारे और खाचरोद-संव की इच्छा को 
पुर्ण कर । चरितिनायक ने विनती खीकार कर ज्ञी और रतलाम से विहार 


१७२ ] श्रीमदू विजययदीन्द्रतूरि--जीवन-चरित 


करके चै० कृ० १३ को खाचरोद पधारे । उसी दिन “श्री महावीर-जयन्ती' 
चरितनायक की तत्तावधानता में बड़े ठाट एवं शोभा से मनाई गई । 


श्री मरठपाचलतीथ की संघ-यात्रा 
वि० सू० १९९४३ 
७ 


निश्चि। तिथि वि० सं० १६६३ बै० शु० ६ सोमवार को चरितनायक 
की अधिनायकता में श्रीमएडपाचलतीर्थ# के दर्शन करने के लिये खाचरोद पे 
संघ रवाना हुआ और एक कोस के अन्तर पर मड़ावदा नामक आम में जा 
कर ठहरा | संघ ने श्री महावीर भगवान्‌ की प्रतिमा के दर्शन किये और पूजा- 
भक्ति की तथा खाचरोदवासी शा० प्रतापचंद्रजी चौहाण की ओर से श्री 
महावीर-पंचकत्याणकपूजा बनाई गई और नवकारशी भी उनकी भर से ही की 
गई । तलश्वात्‌ संघ वहाँ से रवाना हुआ और ग्राम-ग्राम विश्राम लेता हुश्रा 
ज्ये० कृ० १ को धामणदा में पहुँचा और वहाँ विश्राम लिया । धामणदा के 
स्थानीय संघ ने आगन्तुक संघ का सहरानीय खागत किया और विश्राम के 
लिये सर्वे सुविधायें प्रस्तुत कीं । धामण॒दा से संघ सीधा श्रीमस्डपाचलती4 





सेधयात्रा मुद्द्त 


श्री विक्रम संबत्‌ १९५९३ बर्षे शालिवाहन 
शाके १८५८ प्रवर्तमाने उत्तरायणगते भास्कर 
मासतोत्तममासे वैशाखमासे झ॒क्लपक्षे ६ तिथी 
घटुयः ६।४१, चन्द्रगसरे पुनर्वेसुनक्षत्रे पव्यः 
४१।४, धतियोगे घव्य: ३६।३६, तेतिलकरणे 
घठ्य, ४।३, सूर्योद्यादिणनाड्य. ०|५, टग्ने० 
१३ । ४ । ७६  एवमादिपन्चाडशुद्धावत्रदिने 
कल्याणवतीवेलायां श्री खाचरोदर्संघ सुस- 
जित मण्डपाचरूतीथ यात्रासंघस्य प्रयाण मुद्टू्, 
श्रेष्ठ : शुभमिति । 





प्री मण्डपाचलतीर्थ की संघन्यात्रा [ १७३ 


को ही जाने को था, परन्तु देशाई और राजगढ़ के श्रीसंधघों की अति विनती 
और अत्याग्रह से यात्रा-क्रम में परिवर्तन करना पड़ा और संघ धामणुदा से 
देशाई गया । देशाई के श्रीसंघ ने आगन्तुक संघ का अति ही भाव-भक्ति- 
पर्वक सेवा, सत्कार किया एवं नगर-प्रवेश करवाया। देशाई से संघ लेड्आम में 
विश्राम लेकर के सरदारपुर होकर राजगढ़ पहुँचा । राजगढ़ में पांच जिनालय 
हैं, संध ने चरितनायक के साथ में पांचों मंदिरों के दर्शन किये ओर माव- 
भक्ति से चैत्यवंदन किये । फिर पूजा के समय अ्रद्धापूर्वक पूजायें की । 


राजगढ़ से दूसरे दिन ज्येष्ठ क्ृ० ५ मी को संघ ने स्थानीय 
श्रनेक प्रतिष्ठित जैन स्त्री श्रौर पुरुषों के साथ श्री मोहनखेड़ातीरथ की यात्रा 
की । श्री आदिनाथ और श्री पार्नाथ-प्रतिमाश्रों के दर्शन किये ओर सेवा- 
पूजा अति भाव-मक्तिपूर्वक की तथा गुरु-समाधिमंदिर, जिसमें श्री विजयराजेन्द्र- 
सूरी्रजी महाराज की कलापूर्ण साक्षात्‌-सी अतिमा प्रतिष्ठित है के दर्शन 
किये और अ्रपनी यात्रा को संघ ने इस प्रकार सफल किया । राजगढ़ से 
संघ रवाना होकर भोपावरतीर्थ ओर अमीमरातीर्थ के दर्शन करता हुश्रा 
धार, तलवाड़ा ओर नालदोा में एक-एक दिन का विश्राम लेता हुआ ज्येष्ठ 
कु० ११ को श्री मण्डपाचलतीर्थ को सकुशल पहुँचा । संघ ने पहुँच कर 
तीर्थपति के दर्शन किये और अतिशय भाव-मक्ति से प्रभु-पूजन, कीत्तैन, 
चेत्यवंदन-क्रियायें कीं । दिन में पूजा बनाई गई और रात्रि में आंगी रच- 
वाई गई ओर सुन्दर रोशनी करवाई गई । संघ वहाँ इसी प्रकार नित्य सेवा- 
पूजा और रात्रि में आंगी-रचना करवाता हुआ पांच दिन ठहरा । तीर्थनाथ 
श्री शातिनाथ और श्री सुपार्र्वनाथ की प्रतिमायें इतनी चित्ताकर्षक हैं कि 
वे भक्तों को अपूर्व भाव देने वाली एवं भक्ति-भार्वों का संचार करने वाली हैं। 


इस संघ में खाचरोद के स्त्री, पुरुषों के श्रतिरिक्त जावरा, रतलाम, 
मन्दसोर, ईगणोद, लखूड़िया, नागदा, वरड़ावदा, बारोदावड़ा,राजगढ़, रींगनोंद 
खबासा, उज्जेन, इन्दौर, बडनगर आदि अन्य नगर, आमों से भी श्रावक 
श्राविकायें सम्मिलित हुई थीं। संघ के मार्ग में जितने भी आम, नगर पढ़े 
उनमें उनकी जैन जनगणना के अनुसार संघ की ओर से शक्कर और श्रीफलों 


७४ ] श्रीमद्‌ विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


की ग्रभावनायें दी गई, स्वामीवात्सल्य किये गये ओर चरितनायक के व्या- 
ख्यान हुये, मंदिरों में विविध पूजायें बनवाई गई, श्रॉँगी-चनायें करवाई 
गई'। यद्यपि दिवस गर्मियों के थे, फिर भी गुरु एवं देव क्री कृपा ओर पावन 
प्रताप से मार्ग में कोई कष्ट, बाधायें उत्पन्न नहीं हुई और संघयात्रा सानन्‍्द 
सफल हुई । मरडपाचल से संघ विसर्जित हो गया और सर्व जन अपने २ ग्राम 
एवं पुरों को लौट गये और तब चरितनायक का विहार कुक्षी की श्रोर हुआ | 


खाचरोद का संघ जब श्री मरडपाचलतीर्थ को पहुँचा था ठीक उसी 
समय कुक्षी के श्रीसंघ ने श्री चौधरी रूपचंद्रजी और सौमाग्यचंद्रजी को 
चरितनायक से कुक्षी में चातुर्मास करने के लिये विनती 
क॒ज्षी की ओर विहार करने को माणडु भेजा । चरितनायक ने कुक्षी में चांतु- 
ततथात्‌ लक्ष्मणी- मास करने की विनती को खीकार करके ज्येष्ठ गु० ! 
ताथांदि के दर्शन को कुक्षी के लिये प्रयाण किया । पार्वतीय प्रदेश में 
बि० सं० १९९३ होकर एवं विकट तथा विषम मार्गों में चलक९ चरित- 
नायक छोटे-छोटे ग्रामों में होते हुये ज्येष्ठ झु० ७ को 
कुक्षी में पधारे । चरितनायक का खागत किया गया और धूम धाम के सहित नगर 
प्रवेश करवाया गया। चरितनायक वुक्षी में चार दिवस विराजे और व्याख्यावादि 
से संघ की शास्त्रश्रवणु की पिपासा को शांत किया ।। वुक्षी से ज्येष्ठ गु० १२ 
की चरितनायक अपनी साधुमर्डली एवं कुक्षी के कतिपय श्रावक ओर श्रवि- 
काओ्रों के साथ श्रीतालनपुरतीर्थ# को पधारे जो कुक्षी से सवा कोस के अन्तर 
पर है । वहाँ तीर्थपति के दर्शन किये और वहाँ से चिकलीढ़ोला, नांदुरी 
( नानपुर ) होकर आलीराजपुर में पधारे और वहाँ ज्येष्ठ शु० १४ से आपषाई 
कु० २ तक विराजे। 





तालनपुर तीर्थ 


कुक्षी ( नेमाड ) से २॥ मील के अन्तर पर यह एक प्राचीन देवस्थान है। इसका 

प्राचीन नाम दुंगियांपत्तन या तारणपुर रहा है। यह स्थान अति प्राचीन है । ऐसा यहाँ भूमि 
को एवं खण्डहरों को टेखक्र जाना जा सकता है। बि० सं० १९१६ में भीछाछा ज्ञाति 

किसी कृपक के खेत से एक भूमिगृह में से पच्चीस जिन श्रतिमार्ये अति प्राचीन और अर्ति 

सुन्दर निकली थीं। जब इसकी सूचना कुक्षी के श्री जैन संघ को मिली तो प्रतिमाओं को 





श्री मएडपाचलतीथ की संघ-यात्रा [ १७५ 


आलीराजपुर से ढाई कोस के अन्तर पर श्री प्राचीन तीर्थ लक्ष्मणी 
है । यह तीर्थ किसी समय में अति प्रसिद्ध और मंदिरिमालाओं से समृद्ध था, 
ऐसा स्पष्ट अतीत होता है । कालान्तर में यह उजड़ कर अज्ञात-सा हो गया था, 
आज जो लक्ष्मणीतीर्थ पुनः विशाल धर्मशालाश्ों एवं जीणोंद्धार से युक्त होकर 
प्राचीन मंदिरों से पुनः जैन यात्रियों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है यह सब 
चरितनायक के सतत्‌ प्रयास और श्रम का ही कारण है। आलीराजपुर से 
आपभ्री लक्ष्मणीतीर्थ को पधारे और वहाँ दो दिन विराजे । पुनः वहाँ से 
आधषाढ़ कृष्णा ६ को विहार करके आषाढ़ कू० १० को बाग में पधारे । 
बाग में आपभश्री आषाढ़ शु० ७ तक विराजे ्ौर स्थानीय जेनसंघ को 
धर्मोपदेश देकर अति ल्ञाम पहुँचाया। बाग से श्रस्थान करके आषाढ़ शु० १० 
को पुनः कुक्षी पधार गये । 





उसने अपने अधिकार से छीं और उनकी सेवा-पूजा का प्रबन्ध करके वही एक जिनारूय 
बनवाने फा निश्चय किया गया। जब जिनारूय बनकर के तैयार हो गया, ये स्थ॑ अतिमार्ये 
उसमे प्रतिष्ठित कर दी गईं। अधिकांश प्रतिमाओं के ऊपर छेख नहीं हैं। एक प्रतिमा पर 
वि० सं० ६१२ का लेख है, जो अस्पष्ट है, पर पूरा है और वह इस प्रकार है :--- 


“संबत्‌ ६१२ बष शुभे चैत्रमासे छुक्‍्ले च पंचम्यां तिथी भौसवासरे आमण्डपदुग 
मध्यभागे तारापुरस्थितत-पारवनाथ-प्रास्तादे गगनचुम्वी-शिखरे श्रीचन्द्रप्रभविम्बस्य प्रतिष्ठाकाया 
प्रतिष्ठकत्ती च धनकुबेर शा० चन्द्रसिहस्य भाया जमुना पुत्रश्रेयोथ, अ० जगच्दसृरिमि: |”! 
लेख के संवत्‌ में शका हे--लेखक । 


इसी प्रकार सं० १९१८ मार्गशीर्ष पूर्णिमा फो एक वापिका में से श्री गोडीपाइर्चनाथ- 
प्रतिमा निकली और उसको भी एक दूसरा जिनाऊुय बनवाकर उससे श्री कुक्षी-सघ ने 
समहोत्सव शुभ मुहूंत्त मे स्थापित किया । उस पर भी लेख इस प्रकार है :-- 


“स्वस्ति श्रीपार्श्वजिनप्रासादात्‌ संबत्‌ १०२२ बर्ष मासे फाल्युने सुदिपक्षे ५ गुरुवारे 
भ्रीमान्‌-श्रेष्ठि श्रीसुखराजराज्ये प्रतिष्ठित श्रीवष्पमद्सूरिमभि तुगियापत्तने ।? 


जि० स० १९५० सें श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी मे तेशह सूर्तियों फो अजनशलाका 
की थी और वे उपरोक्त पाइर्वनाथ-प्रतिमा के दोनों ओर विराजमान हैं । इसी प्रकार तीसरा 
एक दिगम्बर जिनालय भी है, जिससे प्रतिमा वि० सं» १३९४ फी श्रतिष्ठित हैं। दे भी 
उपशेक्त इवेताम्वर प्रतिमाओं के साथ में ही निकली हुई है । 


१७६ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
खाचरोद से श्री मण्डपाचलतीर्थ ओर मण्डपाचलतीर्थ 
से कुक्षी तक का विहार-दिग्दर्शन 
वि० से० ९१६६३ 


ग्राम, नगर अंतर जैन धर जिनालय धर्मशाला व उपाश्रय दिनांक 


दफड़ावदा १ ० ० ० वे० शु० ५ 
मड़ावदा २ छु १ १ ६ 
कमठाणा १॥। ० ० ० ० 
धानासूता १ २१ १ ह ७ 
पचलाना १॥ . १० १ ्‌ ८ 
खेड़ावदा १ १ ० ० ० 
वारोदावड़ा १ १५ १ १ ९-१० 
वीरियाखेड़ी . २॥ ० ० ० ११ 
वड़नगर २ ८७ 2; २ १२-१३ 
अमरा १॥ ४ १ १ ० 
माजीबालोदा २१५ २ ० हु ० 
कठोरियो १॥। ० ० ७ ० 
कानून २. ३० १ १ १४ 
बड़ी कड़ीद. ३ ३० २ १ पूर्णिमा 
धामणुदा ३ १२ १ ० ज्ये० कृ०. 
देशाई २३२५ ! ! ९ 
लेड़गांम २॥ १० १ ! र 
सरदारपुर २॥ ० ० ० ५ 
राजगढ़ २॥ १७४ ५्‌ ४ ४-४ 
मोहनखेड़ा(तीर्थ) |. ० ३ १ हे 
भोपावर(तीर्थ) २॥ ० १ १ ६ 
छीपापुर १॥ ० ० ० ट 
मेढ़ा २ ० ० हु ० 


श्री मसडपांचलतीथ कौ संघ-यात्रा 


केसरपुर १ 
अमीमरा(ती4) १॥ 
त्लां ४॥ 
धार ३ 
तलवाड़ा भ्‌ 
नालछा 7 
मण्डपाचलतीर्थ ३ 
चड़िया - ३ 
घोलीवावड़ी. ॥ 
ऊमरवन रे 
भभोरी १॥ 
रामगढ़ २ 
टॉंकी २ 
मनावर 
सिंगाणा ४ 
जुद्दारी २ 
अ्म्बाड़ो २ 
कुक्षी २५॥ 
तालनपुर (तीर्थ) १। 
चिकलीढ़ोला. ४ 


नानपुर (नादुरी) ३॥ 
आलीराजपुर ५ 
लक्ष्मणी (ती4) २॥ 


खगाली ४ 
धोड़ाजोवट ३ 
भीरपणी ४॥ 
श्रखाड़ो १॥ 


३३ 


ह2। 


हे 


282, 


१४ 


*प्जै 
न. #( ० [९] 


0०0 (&6 *< ४० ०८८ “>> 


0 “४ ७ 0 ४७ 0 >»*>5 ०0 


0 ७ 0०0 


८७ &थ्८थ 0० 06 >»४3७3 “४० ० ७ 


न्ट्् 0 


२८ 


७ >» ४७ >> 0० 


0 «४७9 “४ ७539 >> “>> ७ “>> «७ 6 


0 


छ७ “४७ ७9७ 0 “४७ 0 >»> ७0 
) 


[ १७७ 
ज्ये 6 कृ ० दि 


७ 


७ बट ०८ ७ 


६ 

७से ११ 

१२ 

प्रथणथ १३ 
द्विण १३ 

१४ से आ०कृ० २ 
श्से ५ 

ह्ः 


| 
७ 
& 


१७८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवनं-चंरिंत 


बाग (टपा) ३॥ २० १ १ आ०कू > १०सेशु० ७ 
पांडव-गुफा २्‌ ० ० ० ८ 
रामपुरा ३८ ० ० ० ९ 
कुक्षी ३ ८१ ४ ., रे १० 


््डलण, नस कल न->-म-»«मम-»-»०मम»»म, 0०े->»»»कमन्‍नमकननकका हि. हज कक नर आप 


| १३०) ७४५ ७४५ ३७ दो मास छु। दिन 





३०--वि० से० १९९३ में कुक्षी में चातुर्मास।--- 


चातुर्मास पर्यत व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययन सूत्र (सटीक) का 
प्रथमाध्ययन और भावनाधिकार में 'श्रीजयानन्द-चरित' का वाचन किया गया । 
व्योख्यान में सदा श्रोतागण और दर्शकों की भीड़ ही रही और अवसरों पर 
प्रभावनाओं का सराहनीय क्रम रहा । अजैन जनता ने भी आपश्री के ब्या- 
ख्यानों से अति लाभ प्राप्त किया । 


इस चातुर्मास में कुक्षी के पंचों और पाणीवाले शा० जबरचंद्रजी के 
मध्य देव के द्रव्य को लेकर जो झगड़ा गत तीस वर्षों से चला आरहा था 
श्रौर जिसके कारण संघ में दो दल पड़ चुके थे और द्वेष और मत्सर की 
श्रग्नि भड़क रही थी चरितनायक के प्रभावशाली व्याख्यानों से एवं सफल 
प्रयल्लों से वह मिट गया और देव-द्रव्य का प्रश्न समुचित एवं संतोषजनक ढंग 
से हल कर लिया गया और इस प्रकार कुक्षी-संघ में पुनः ऐक्य और गम 
स्थापित हो गया | इस प्रकार के श्रन्य सुधार एवं अनेक पुर्यकार्यों, 0॥, 
तपस्पाओ्ं एवं सामाजिक सुधारों के सहित यह चातुर्मास साननद पूर्ण हुश्रा | 
आहोर ( मारवाड़ ) में श्रीमद्‌ विजयमूपेन्द्रसूरिजी का इसी वर्ष १९१३ 
माघ शु० ७ बुधवार को खर्गवास हो गया था। इस समाचार से तारे 
सम्प्रदाय में महाशोक छा गया । चरितनायक को भी महान्‌ खेद हुआ भर 
शोक-सभा करके दिवंगत आत्मा के लिये उच्चगति की भावना व्यक्त की गई । 
चरितिनायक ने कुक्षी से वि० सं० १९९४ चैत्र शु० १० को विहार किया । 


श्रीयतीन्द्र विह्र-दिग्द्शन चतुर्थ भाग--रचना सं* १९५३ | 
श्राकार क्राउऊन १६ पृष्ठीय । प्रष्ठ संख्या ३१० । इसको श्री सोवम-इंहतत- 


श्री मसडपाचलतीर्थ की संध-यात्रा [ १७९ 


पागच्छीय-जैनसंघ कुक्षी ने वि० सं० १९९३ में श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, 
भावनगर में छुपवाकर प्रकाशित किया। इस पुस्तक में सिद्धक्षेत्रपालीताणा 
से अहमदाबाद, केसरियातीर्थ होकर खाचरोद में वि० संवत्‌ १९९२ में 
चातुर्मास हआ तक का वर्णन और तलश्चात्‌ खाचरोद से मालवा-श्रान्त का 
प्रमण और पुनः मर्डपाचलतीर्थ की खाचरोद से यात्रा और वहाँ से कुक्षी की 
ओर प्रयाण तथा अन्य ऐतिहासिक तीथ स्थानों के वर्णन संक्षेप में उछिखित हैँ। 
पुस्तक इतिहास और पुरातत्त के ग्रेमियों के लिये अत्यन्त ही लाभदायक है। 


सविधि-स्नात्र पूजा-रचना सम्बत्‌ू १९९३ । आकार क्राऊन 
१६ प्रष्टीय । पृष्ठ संख्या २१ । इसको कुक्षी वाले प्राग्वाठ्ज्ञातीय शा० चुन्नी- 
लालजी रायचंद्रजी की धर्मपत्ली श्राविका जड़ीबाई ने इसी वर्ष वि० सं० 
१९९३ में श्री आनन्द प्रेस, भावनगर में छुपवाकर ग्रकाशित किया । यह 
पूजा तर्ज पर अच्छी गाई जाती है श्र बड़ी आह्वादक प्रतीत 
होती है। 


प्रेमविजयजी की दीक्षा 


इसी वर्ष चरितनायक ने भुनि श्री प्रेमविजयजी को कुक्षी-संघ की 
विनती को मान देकर कुक्षी में ही वि० सं० १९९३ मार्गशीर्ष शु० १० को 
शुभ मुह त में दीक्षा श्रदान की ओर उसी दिवस प्राग्वाठ्ज्ञातीय शाह हीरा- 
चंद्रजी राजमल्लजी की ओर से महामहोत्सवपर्वक १०८ अभिषेक वाली 
श्री शांतिस्नात्र पृजा बनाई गई । 


जैसा ऊपर लिखा जा च॒का है कि चरितनायक ने वि० सं० १९९४ 

की चेत्र शुक्ला १० को कुछ्षी से विहार किया था । कुक्षी से आपश्री लक्ष्मणी- 
तीर्थ के दर्शन करने के लिये पथारे। वहाँ आपसश्री 

मालवा-आन्त के अन्य को तत्तावधानता में चैत्र शुक्ला पर्णिमा को नवीन 
प्राम व नगरों में जिनाक्षय के चनवाने के अर्थ उसका शिलान्यास किया 

विहार गया । तसश्वात्‌ वहाँ से आपभ्री अपनी साधु एवं 


शिष्यमरडली के सहित आलीराजपुर, खटाली, धोड़ा- 
जोवर, बाग, ठाडा, रींगणोद, राजगढ़ नगर, आमों में विराजे और शेष काल 


१८० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


को इन्हीं ग्राम, नगरों में धर्मोपदेश देते हुये व्यतीत किया । तलश्रात्‌ आपकश्री 
पुनः राजगढ़ से श्राल्लीराजपुर पधारे । इस समय तक चातुर्मास भी निकट 
आ गया था । आलीराजपुर के संघ ने चरितनायक से वही पर चातुर्मास 
करने के लिये ग्राथंना की और वह खीकृत हुईं, फलतः वि० सं० १६६४ 
का चातुर्मास आलीराजपुर में ही हुआ । 


कुक्षी में गत चातुर्मास निश्चित होने के पूर्व ज्ये०शु० १४ से आपाढ़ 
कृष्णा २ तक आलीराजपुर में चरितनायक ठहरे थे श्रौर वहाँ से आपषाढ़ कृ ०३ से 
तक लक्ष्मणीती रथ को पधार कर ठहरे थे। आपश्री को आगामी वर्ष में आलीराजपुर 
में चातुर्मास करने की अत्यन्त आवश्यकता ग्रतीत हुईं ताकि वहाँ रह कर पास 
में २॥ (ढाई) कोस के अन्तर पर आये हुये अ्रति प्राचीन उक्त लक्ष्मणीतीर्थ 
का निरीक्षण, जिसका जीणोंद्धार एवं खुदाई का कार्य आपश्री की देख-रेख 
में ही चल रहा था अच्छी प्रकार किया जा सके और तीर्थ की उन्नति के 
लिये योग्य व्यवस्था करने का मार्ग एवं यत्ष आलीराजपर के श्रीसंघ को जो 
तीर्थ की देख-रेख कर्ता था समभा सकें । 


बि० से० १६६४ में आलीराजपुर में ३१ वां चातुमौस और 
तत्पथात्‌ श्री लक्ष्मणीर्ताथ को प्रातिष्ठा 


श्रालीराजपुर में चातुर्मास बड़े आनन्दप्‌र्थवक हुआ । व्याख्यान में 
“उत्तराध्ययनसूत्र सटीक' और भावनापिकार में “विक्रम-चरित्र' का वाचन 
हुआ । तप, तपस्यायें आदि बहुत हुई और व्याख्यान में श्रोतागण की 
संख्या सदा अपरिमित रही । आलीराजपर-नरेश खय कभी २ व्याख्यान 
में पधारते थे । वे चरितनायक की विद्वत्ता, चरित्र एवं कर्मठता पर मुख ये 
ओर इनके परम भक्त थे । इसका अजैन जनता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ी 
और वह भी नित्य अच्छी संख्या में व्याख्यान का लाम लेने के लिये श्राती 
थी । ग्रभावनाओं का भी अच्छा क्रम रहा था। व्याख्यान समाप्त होने पर 
एक दिन आल्ीराजप्र के श्रीसंघ ने चरितनायक से श्रीलक्ष्मणीतीय# की 
प्रतिष्ठा कराने की विनती की । बिनती योग्य जान कर चरितनायक ने 


८-८ टन ललनल 





* रप्ष्मणीतीर्थ के विशेष बण्न्‍न के लिये देखो “मेरी नेमाद़ यात्रा । 


श्री मशडपाचलतीथ की संघ-यात्रा [ १८१ 


खीकार करली । प्रतिष्ठोत्सव की तैयारियाँ होने लगीं। आलीराजपुर-नरेश ने 
राज्य की ओर से प्रतिष्ठोत्सव के लिये भारी सुविवायें दीं ओर शिविर, वितान, 
शोभा की सामग्री और जो कुछ स्थानीय रुंघ ने मांगा सहषे दिया। वि० 
सं० १६६४ मार्ग शीर्ष शु० १० सोमवार को शुभ मुह त्त में चरितनायक 
ने भारी महोत्सव एवं धूम-बाम के साथ श्रीलक्ष्मणीतीर्थ की प्रतिष्ठा की । 
आलीराजपुर-नरेश श्री सर प्रतापसिंहजी ने अपनी श्रोर से तीर्थ को दो 
सहख्त॒ रुपयों की निधि अर्पित की। उत्सव में नरेश खय्य॑ उपस्थित हुये थे । 
लक्ष्मणीतीर्थ की कीत्ति श्रवण करके मालवा, मारवाड़, गुजरात के अनेक 
ग्राम, प्रसिद्ध नगरों से लोग प्रतिष्टोत्सव देखने एवं प्राचीन तीर्थ के दर्शन 
करने के लिये आये थे। आलीराजपुर के श्रीसंघ ने आगन्तुक भक्त एवं 
दर्शकों को भोजन, शयन आदि की पूरी २ सुविधायें देकर उनकी अच्छी 
सेवा की थी तथा आलीराजपुर-नरेश को चरितनायक की तत्त्वावधानता में 
भारी सभा का आयोजन करके उनकी सेवाओं और सहानुभूति के संमान में 
मानपत्र अर्पित किया था । पाठक अब समझ चुके होंगे कि प्राचीनतीर्थ श्री 
हक को प्रकाश में लाकर चरितनायक ने जेन-शासन की महान्‌ सेवा 
की है। 


वि० सं० १६६३ माध शु० ७ बुधवार को आचार्य एवं गच्छुनायक 

श्रीमद विजय भूपेन्द्रसूरिजी का आहोर नगर ( मरुथर प्रदेश-राजस्थान ) में 
स्वरगंवास हो गया था। उस समय चरितनायक कुक्षी 

चरितनायक को सूरि- में विराज रहे थे । वहाँ यह दुःखद समाचार श्रवण 
पद तथा गरच्छ-भार करके समस्त समाज में शोक छा गया था और चरित- 
आरित करने का सघ नायक की तत्त्वावधानता में संघ ने सम्मिलित होकर 
का निश्चय दिवंगतात्मा के लिये उच्च गति की शुभ भावना प्रकट 
की थी । जैसी परम्परा चली आती है गच्छभार वहन 

करने वाला कोई गच्छनायक अवश्य ही होना चाहिए । विजयमूपेन्द्रसुरिजी 
को भी खर्गस्थ हुये दस मास से ऊपर हो चुके थे । अब चरितनायक को 
योग्य समझ कर सम्प्रदाय के साधु, साध्वियों एवं प्रतिष्ठित पुरुषों ने उनको 
सूरिपद प्रदान करके गच्छनायक बनाने का निश्चय कर लिया था। फलतः 


१८२ ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


आहोर से संघ के प्रतिष्ठित व्यक्ति आत्लीराजपुर में चरितनायक की सेवा में 
उपस्थित होकर उन्हें अपनी सदेच्छा एवं निश्चय से परिचित किया । संघ की 
आज्ञा प्रत्येक साथु एवं आचार्य को शिरोधार्य करनी ही होती है, ऐसी शा 
की मर्यादा है। संघ के साधु, साध्वी, आवक और अश्राविकायें चार अंग 
होते हैं और साधु उनमें से प्रमुख अंग होकर भी एक अंग है। अतः चरित- 
नायक को संघ की प्रार्थना खीकार करनी पड़ी और जैसा आहोर में ही 
पाटोत्सव का किया जाना भी निश्चित हो बुका था, आपश्री ने अपनी साधु- 
मण्डली के सहित आलीराजपुर से वि० सं० १६९४ की माघ शु० ४ पंचमी 
को शुभ मुह त्त में विहार करके मालवा, मेवाड़ एवं मारवाड़ के अनेक ग्राम, 
नगरों में विचरते हुये चेत्र मास की पूर्णिमा वि० सं० १६६४ को आपकश्री 
आहोर पधारे और भारी खागत के साथ आपश्री का नगर-प्रवेश हुआ । 


उक्त विहार पूर्ण २? मास और १० दिवस पर्यत रहा । इस विहार 
में आपश्री द्वारा अनेक ग्राम एवं नगरों को स्पर्शा गया था, जिनमें मुख्य 
दाहोद, लीमड़ी, जालोद, गालियाकोट, डेंगरपुर, श्रीकेसरियातीर्थ, उदयपुर, 
मंदार, गोगंदा, सायरा, राणकपरतीर्थ, सादड़ी, खुड़ाला, खीमेल, साणडेराव 
दूजाणा, तखतगढ़, वेदाणा, गुढ़ा, चरली हैं । उक्त सूची से ज्ञात होता है कि 
उक्त विद्दार त्वरित गति से और वह भी अधिकांशतः पर्वतीय भागों में 
होकर किया गया था। 


भरघंर में पदापंण और आहोर नगर में सूरिपदोत्सव [ १८३ 
मरुधर में पदार्पण ओर 
आहोर नगर में सूरिपदोत्सव 
वि० सं० १९९९ 


जैसा उपर लिखा जा छुका है चरितनायक अपने शिक्ष्यों एवं 
साधु-मण्डली के सहित आहोर में वि० सं० १६६५ चेत्र शुक्ला पूर्णिमा को 
पधार गये । आपश्री के शुभागमन के पूर्व ही आपकी 

आहोर में चरितनायक सम्प्रदाय के मुनिम्नवर विद्वान्‌ गुल्ञाबविजयजी, निर्म- 
का आगमन लात्मा हंसविजयजी, वयोवृद्ध अम्ृतविजयजी, हषविजयजी 
आदि अनेक साधु एवं साध्वीगण श्रा लुके थे। 

पूर्णिमा को जिस दिन चरितनायक का श्राहोर में प्रवेश हुआ था, बहुत प्रातः 
से ही नगर के स्त्री, पुरुष और लड़के, लड़कियाँ खागत के लिये दो- 
तीन मील तक चल कर सामने पहुँच गये थे । लगभग प्रातः 8 बजे चरित- 
नायक आहोर के बाहर आ पहुँचे । आहोर नगर आपश्री के दर्शनों के 
लिये उमड़ा पड़ रहा था । भारी जनमेदिनी एकत्रित थी । अनेक प्रकार के 
वाद्य-यंत्रों के निनादों से गगन गंज रहा था । समारोह की सामग्री जेसे सुस- 
जित अश्व, सुन्दर स्त्रियों के मसल, पाठशाला और नवयुवक-मण्डल के दल 
चेंड-बाजे, ढोल, शहनाई के वजाने वाले, कलावंत आदि के जमाव से आहोर 
नगर भीतर ओर बाहर एक दिव्य शोभा को धारण कर रहा था। इस प्रकार 
की धृम-धाम से आहोर क्रे श्रीसंघ ने चरितनायक का नगर-प्रवेश करवाया 
था । चरितनायक ने धर्मशाला में पहुँच कर धर्मदेशना प्रदान की और उसमें 
दिवंगत सूरिजी महाराज भूपेन्द्रसरिजी के चरित्र पर अधिक ग्रकाश डाला 
तथा सौधर्मतपागच्छ का इतिहास वर्खित किया। श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी के 
दिव्य गुण ओर तेज का वर्णन किया, श्रीमद्‌ धनचंद्रसूरिजी के शान्त एवं 
गभीर खभाव का तथा उपा० मुनि मोहनविजयजी के आत्मथन का परिचय 
दिया । तलश्वात्‌ अपने को सूरिपद्‌ के अयोग्य होना बताते हुये श्रीसंघ की 


१८४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


आज्ञा के आगे विवशता ग्रकट की तथा श्रीसंघ की आज्ञा अनिवार्यतः शिरो- 
धाय्य होती है की दृष्टि से सूरिपद ग्रहण करने की खीकृति प्रदान की । 


आहोर के श्रीसंघ ने पाटोत्सव के लिये भारी-भारी तैयारियाँ की थीं । 
इस पाणोत्सव में अपार जनसमुदाय के एकत्रित होने की भी कई कारणों 
से संभावना थी । एक तो आहोर के चारों श्रोर लगभग 
सूरपिद का १४, २० कोस केक्षेत्र में जितने भी नगर, ग्राम 
ग्रहण करना हैं, उन सब में आपश्री के अनुयायी सैकड़ों घरों की 
संख्या में हैं। दूसरे मरुपर-प्रान्त के इस क्षेत्र में 
पाटोत्सव सैकड़ों वर्षों' से हुआ ही नहीं था; अतः लोग यह भी नहीं समभते 
भे कि पाणोत्सव क्‍या वस्तु है और वह कैसे किया जाता है। तीसरी बात 
यह थी की आहोर श्रीसंघ ने अपनी समस्त समाज जो नेमाड़, शुजरात, 
काठियावाड, कच्छ, थराद्रि, मालवा, मेवाड़, कोटा आदि भागों में बसती है, 
को निमंत्रित किया था और आशा भी सहस्रों स्त्री-पुरुषों के आने की थी । 
कई सो खयंसेवक आगन्तुक दर्शकों की सेवा के लिये बाहर से बुलाये गये 
थे । एक सुन्दर परडाल विनिर्मित करवाया गया था और उसमें साधु, 
साध्वियों, स्त्री, पुरुषों, मरडलों एवं संगीतमण्डलियों के लिये अलग २ 
बैठने के लिये स्थानों की व्यवस्था की गई थी । 


श्रीपाटोत्सव वेशाख शु० ३ सोमवार से ग्रारंभ होकर वेशाख ३० 
११ मंगलवार तक रहा | प्रत्येक दिन का कार्यक्रम निम्न प्रकार था । 


(१) बे० शु० ३ सोम--जलयात्रा, वेदीपूजन--नागोरी शां० 
चुन्नीलाल, मिश्रीमल, भभूतमल, मंवरलाल, धनराज, सुमेरमल, सहसमलजी 
की ओर से श्री नवपदपजा बनाई गई और स्वामीवात्सल्य हुआ। 


(२१) वे० शु० ४ मंगल- नवग्रह-मंडलपजा--नेनावत शी 
जेठमल, लादराम, पनमचन्द्र, धुल्लाजी की ओर से नवाणांग्रकारीपूजा बनाई 
गई तथा खामीवात्सल्य हुआ । 


(३) वै० शु० ४ बुध-दशदिग्पालपृुजा--वाफणा शाह मिश्रीमल 


भरुघर में पदापंण ओर आहोर नगर में सूरिपदोत्सवः...[ १८५ 


धर्मचन्द्र, रत्राजी, भूताजी की ओर से श्री वीसस्थानकपदपूजा बनाई गई 
ओर खामीवात्सल्य हुआ । 

(४ ) वै० शु० ६ बृह०--कुम्भस्थापना--काश्यपगोत्रीय चौहान 
शाह भूरमल, मूलचन्द्र, मिश्रीमल, कुंन्दममल, घीसनताल्न, धन्नाजी की श्रोर 
से बारह भावना की पूजा बनाई गई और खामीवात्सल्य हुआ। 


(५) बै० शु० ७ शुक्र०-नंड़गोत्र सोलंकी शाह वछराज 
प्रेमचन्द्र, छोगालाल नरसिंहजी की ओर से बारह व्रत की पूजा बनाई गई 
ओर खामीवात्सल्य हुआ । 


(६ ) वै० शु० ८ शनि०--काव्यपगोत्रीय चौहान शाह नथमल, 
छोगालाल, हजारीमल, ऋषभदास, लाधमल, पार्श्वमल, लाज्ाजी की ओर 
से श्री पार्वनाथ-पंचकल्याणकपूजा बनाई गई ओर खामीवात्सल्य हुआ। 


(७) बे० शु० 8 रवि०--तलोरागोत्रीय मुहता शाह नथमल, 
मगनमल, मोतीचंद्र, मुलतानमल, मोतीचढर, सुखराज, सौमागमल, रणजीत- 
मल, वस्तिचद्र, माणकर्चंद्र, घेवरचंद्र, मंवरलाल, गठमल, जीतमल, भोपतरामजी 
की ओर से अष्टप्रकारी पूजा बनाई गई और संघ-जीमण ( नवकारशी ) 
किया गया । 


(८) बै०शु० १० सोम०--#को शुभ मुह त्त में प्रातः भारी समारोह 
निकालकर, जिसमें अगशणित स्त्री, पुरुष, स्वयं सेवकों के दल, श्री राजेन्द्र-जैन- 
गुरुकुल-तीखी की संगीत मरडली, स्थानीय जैन लड़कों और लड़कियों की 
पाठशालाओं के विद्यार्थी और विद्यार्थीनियों के दल, बेण्ड-बाजे, सुसज्जित 
हाथी, अ्रथ्व थे, जो अपने-अपने स्थानों पर शोभा पाते हुये चल रहे थे। परडाल 
में पहुँचकर व्याख्यान-वाचस्पति चरितनायक श्रीमद्‌ यतीन्द्रविजयजी को 
श्रनेक ग्रामों, नगरों से आये हुये एकत्रित श्रीसंघ ने सूरिपद से अलंकृत किया 


श्री पाठोत्सव-लग्नम्‌ 


# श्री अहज्नम स्रस्ति श्री ऋद्विवृद्धि जयमशझ्लाम्युदयाश्र “आदित्याा ग्रहाः सर्च 


नक्षत्राण सराशय । सर्च श्रय प्रयच्छन्तु यस्प्रेपा जन्मपत्रिका ॥३॥” ब्रिक्रम सस्बत्‌ ३९ ७ 


शाफे थे १८६० प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे वेशाखमासे शुक्लपेैक्षे दशम्यां तिथौ चक्र वक्व 
२४ 


१८६ | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चारित 


और जयध्वनि की तथा उसी समय विद्वानअवर मुनि गुल्ाबविजयजी को 
उपाध्यायपद से विभूषित किया । इस प्रकार पाठोत्सव का शुभ काये अति- 
हर और आनन्द के साथ समाप्त हुआ | इस दिन कटठारिया सिंघवी शा० 
थानमल, लक्ष्मीचंद्र, वढ्ढशशज, हजारीमल, खीमराज, छंगनराज, बागमल, 
मंसालाल, पेराजी की ओर से श्री महावीर-पंचकल्याणकपूजा बनाई गई 
श्रौर संघ-जीमण अर्थात्‌ नवकारशी की गई । 


(६) वै०शु० १ १मंगल०- नेनावत शा ० मगराज, खरुपचंद्र, छोट- 
लाल, गुलाबचंद्र, वीरचंद्र, मांगीलाल, ग्रतापचंद्र, दीपचंद्रजी की ओरोर से श्री 
अष्टेत्तरशताभिषेक-शांतिस्नात्रपूजा बनाई गई ओर संघ-जीमण अर्थात्‌ नव- 
कारशी की गई। 


इस प्रकार आहोर के श्रीसंघ ने भारी उत्साह एवं अतिशय भाव- 
भक्ति से श्री पाणोत्सव को मनाकर भारी यश प्राप्त किया था । इसमें श्रीसंप- 
आहोर ने पुष्कल द्रव्य किया था । 


श्री गोड़ीपाशरव राजेन्द्र जेन गुरुकुल, तीखी की संगीत-मरडली 
का कार्यक्रम नव ही दिन पर्य्यत रहा था और वह अति ही आकर्षक एवं 
मनोरंजक था। 
१७।१ २, पूर्वाफात्युनी नक्षत्रे धव्यः २३४९, नवघटीभुक्तावशेषे व्याघातयोगे घव्यः २०४३, 
गरकरणे घव्यच, १७॥१२, सूर्योदयादिष्टनाव्य: ८।५ एतत्पन्चाद्शुद्धाबत्रदिने सूर्य! २५ ठग 


१५१४८. वृश्चिकराशे: श्री यतीन्द्रविजयवाचकवरस्था<थचार्यपदप्रदानमुहंत्त: झ्ुभोडस्ति । 
सूर्योद्यात्‌ ५ नव बजकर १४ मिनिट पश्चान्मु हूंत्तः श्रेष्ठ; इति। 


न्वाशचक्रम्‌ 





सूरिपद से बागरा में प्रथम चातुमोस और तत्पथ्वात्‌ प्रतिष्ठायें एवं दीक्षायें [ १८७ 


सूरिपद से वागरा में प्रथम चातुर्मात ओर तलश्रात्‌ प्रतिष्ठायें 
के एवं दीक्षायें 
बि० सं० १९९५ 
कै 
हरजी में प्रतिष्ठा 


सूरिपदोत्सव के सानंद समाप्त हो जाने पर आपश्री आहोर में कुछ 
दिवस विराजे । आहोर से लगभग चार कोस के अंतर पर हरजी नामक एक 
श्रच्छा समृद्ध नगर है।वहाँ के श्रीसंघ ने आहोर में आपश्री से हरिजी में पधार 
कर श्री आदिनाथ-जिनालय पर ध्वजादरड और कलश का आरोहण सोत्सव 
करवाने की विनती की थी | अतः चरितनायक अपने साधुमएडल के सहित 
आहोर से विहार करके ज्येष्ठ क० १९ को हरजी पधार गये । हरजी के 
श्रीसंघ ने चरितनायक का श्रतिशय भाव-भक्तिपूर्वक नगर-प्रवेश करवाया । 
हरजी में प्रतिष्ठा-संबंधी तैयारियाँ श्रतिशय शक्ति से होने लगीं । ग्रतिष्ठोत्सव 
का कार्य शुभ दिवस एवं शुभ मुहूर्त्त में आरंभ हुआ, जो १३ (तेरह) दिवस- 
पर्यत अर्थात्‌ ज्येष्ठ शु० पूर्णिमा तक रहा । और वेसे तो प्रतिष्ठोत्सव ज्ये०शु ० 
१४ शनिवार को ही महामहोत्सवपूर्वक सानंद समाप्त हो गया था । 


उत्सव के तेरद ही दिलों में दिन में विविध पृजायें और रात्रि में 
प्रभुभक्ति का अच्छा द्वी आनन्द रहा । प्रतिष्ठा-उत्सव तो प्रायः अधिकतर नव 
दिनों का ही होता हे; परन्तु हरजी-संघ ने यह उत्सव तेरद दिवस पर्यत अति 
उत्साह एवं मक्तिभावों के सहित किया था । 


डूडसी में प्रतिष्ठा 


हरजी से आपश्री ने आपाढ़ मास के शुक्ृपक्ष में विहार किया और 
मेडा, मायलावास होते हुये आपाढ़ शु० श्रष्टमी को आपश्री ड्ढ़सी 
पधारे । डूडसी के श्रीसघ ने सूरिजी मद्दाराज साहब का नगर-प्रवेश अति ही 
भाव-मक्ति एवं घूम-धाम से करवाया । अब आपओ्री की निश्रा में प्रतिष्ठा 


१८८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


सम्बन्धी कार्य की तैयारियाँ प्रारंभ हुई' । वि०सं० १६६४ आपषाढ़ शु० ११ 
शुक्रवार को महोत्सवपवेक पर्वग्रतिष्ठित जिनबिंब की स्थापना सूरिजी के कर 
कमलों से सानंद पूर्ण हुई और ग्रतिष्टोत्नव अति हर्ष एवं आनन्द के साथ 
समाप्त हुआ । 


प्रतिष्ठोत्सव के नव ही दिनों में मंदिर में विविध पूजायें और रात्रि 
में प्रभुकीत्तन होते रहे । 


गुनि न्‍्यावविजयजी की दाक्षा 


इनका मूल नाम कन्हैयालालनी था। इनका जन्म वि० सं० 
१९७० पौ० शु० ३ मंगलवार को हुआ था। इनके पिता का नाम किस्तूर- 
चंद्रजी और माता का नाम धूलीबाई था । इनके पिता उपकेशज्ञातीय (ओस 
वाल) बोहरागोत्रीय है और खाचरोद (मालवा) के निवासी है | इंनके पिता 
गुरुवय श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी के परम भक्त रहें हैं। आप भी चरितनायक 
के परम श्रद्धालु श्रावक थे । वि० सं० १९९४ में आप कात्तिक परणिमा 
करने के लिये पालीताणा गये थे । वहाँ श्राप कई दिनों तक 5हरे । श्राप 
पर साध्वीजी श्री सोहनश्रीजी और फूलश्रीजी के वेराग्यपृर्ण विचारों का 
गहरा प्रभाव पड़ा और निदान आपने असार संसार का त्यांग करके साधु 
जीवन व्यतीत करनें का निश्चय किया | एतदर्थ आप गुरुमहाराज सा० 
के दर्शनार्थ आये और डूडसी में अतिष्ठामहोत्सव के शुभावसर पर उसी दिन 
आपको भी दीक्षा दी गईं। ; 


डूडसी में अनेक निकटस्थ ग्रामों के श्रीसंघ ओर सदगृहस्थ उत्सव 
को देखने एवं सूरिजी महाराज सा० के दर्शन करने के लिये आये थें । 
चातुर्मास भी संनिकट आ रहा था। सर्व आमों की ओर से चातुर्माता4 
विनतियाँ हुईं । परन्तु बागरा के श्रीसंघ का अत्याग्रह था और कई कारण 
प्रबल भी थे, जिससे वि० सं० १९९४ का चातुर्मास चरितनायक ने अ्रपनी 
व्याख्यान-परिषद में ही खीकृत किया और वहीं तत्काल जय एवं ह५॑ के 
धोषों से वह, वंधाया गया । 


सूरिपद से बागरा में प्रथम चातुमौस और तत्पद्चात अ्रतिष्ठायें एवं दीक्षायं [ १८९ 


३२--वि० सं० १९९६ में बागरा में चातुर्मास:-- 


चरितनायक डूडसी से आ्राषाढ़ शु० १३ को विहार करके सीधे 
बागरा पधारे और आपाढ़ शु+ १४ को प्रातः १० बजे आपश्री का बागरा 
में नगर-प्रवेश हुआ । वागरा जैसा पूर्व लिखक और चरितनायक' नामक 
निवंध में लिखा जा चुका है अ्रति धनाव्य ग्राम है। वहाँ आचार्यश्री का 
नगर-प्रवेश अति ही शोभनीय उपकरणों एवं सज-धज के साथ हुआ था । 
अपार जनसमूह आपश्री के दर्शन करने के लिये उमड़ा पड़ रहा था। सर्वत्र 
नगर में आनन्द और हर्ष हिलोर रहा था । स्थान २ पर नव वधूयें, कुल- 
प्रधान सुन्दरियोँ चरितनायक को वधाने के लिये कुंकुम भरे थाल और मोती- 
अशक्षत लिये खडी थीं । धर्मशाला में जब चरितनायक पधारे तो समस्त धर्म- 
शाला दर्शक गणों से खचा-खच मर गई ओर फिर सब के स्थान ग्रहण कर 
लेने पर आचार्यश्री की देशना प्रारम्भ हुई | इस देशना में आपश्री ने ज्ञान 
के विषय पर अति ही विद्वत्तापूर्ण कहा और ज्ञान की आवश्यकता की अ्रनिवार्य॑ता 
बताते हुये श्रोतागणु पर सचो” प्रभाव डाला । वागरा के श्रीसंघ ने यह 
अनुभव किया कि वागरा का प्रत्येक गहस्थ भौतिक दृष्टि से आज सम्पन्न हो 
कर भी शअ्रपने निरक्षर रहते लड़के और लड़कियों को शिक्षण दिलाने के 
लिये इस विद्या के युग में कोई सफल प्रयत्न नहीं कर रहा है । 


चातुर्मास पर्यत चरितनायक ने व्याख्यान में “श्रीस्थानाइसत्र' श्रौर 
भावनाधिकार में कुमारपालचरित' का वाचन किया । विशेषतः आपश्री के 
व्याख्यान में सदा ज्ञान और प्रमुखत. मानव की स्थिति पर ही अधिक 
बल रहता था आपश्री के इन सद्भावों एवं विचारों से बागरा श्रीसंध में 
तत्काल विद्यालय स्थापित करने की भावनायें उत्पन्न हो गई और पाठक 
पूर्व ही सुविस्तृत रूप से लिखे गये लेखक और चरितनायक' लेख में पढ़ 
चुके है कि आश्विन शु० ६ वि० सं० १९९५ तदनुसार ता० २९-११-१९३८ 
को अति आनन्द के पारावार में श्री राजेन्द्र जैन गुरुकुल्' की स्थापना हो 
गईं । गुरुकुल की स्थापना यह एक ऐसा महान्‌ कार्य हुआ कि आज वागरा 
की वत्तमान नवयुवक सनन्‍्तति ९०% प्रतिशत शिक्षित हैं और कई लड़के 
वी, कॉम, वी,ए,एल-एल.वी., एफ-ए., ओर मैट्रिक में हो गये है और पढ़ रहे 


१९० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चारित 


हैं। लेखक को इस शिक्षण-संस्था का प्रथम ग्रधानाध्यापक बनने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था और उसका कार्यकाल संस्था के उद्घाटन-दिवस से प्रारम्भ होकर 
सन्‌ १९४७ अग्रेल ४ तक रहा था । इस महतो कार्य के अतिरिक्त भी बागरा 
में उस वर्ष कई अष्टमतप, अन्य प्रकार की तपस्यायें और व्रत आदि बहुत ही हुये। 
व्याख्यान में प्रभावनाओं का सराहनीय क्रम रहा और श्री पार्व॑नाथ-मंदिर 
में पूजाश्ों का ओर प्रमावनाओं का अतिशय ठाट रहा । बागरा में चातुर्मास 
सानन्द एवं रचनात्मक कार्यो' की सम्पन्नता के साथ पूर्ण करके आचायश्री 
अपने साधु एवं शिष्य-मण्डल के सहित बागरा से विहार करके सूरा, सरत, 
सांथू होते हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये आकोली पथारे । 


लावण्यभ्रीजी को दीक्षा 


श्राविका मिश्री बहिन का जन्म सं० १९७४ की आशिन शु० १ 
को सूरतनगर में गांधी धननजी भूताजी की धर्मपल्ली भानीबहिन की कुध्ली से 
हुआ था। इसका विवाह वि० सं० १६८६ पौष शु० ६ को आलासणवासी 
शा० छोगाजी संघवी के साथ में हुआ था, लेकिन मिश्री बहिन के भाख 
में अधिक दिनों तक संसार की विषय-वासनाओं एवं वेभव-लीलाश्ओों में 
आसक्त रहना नहीं लिखा था। वि० सं० १९८६ चैत्र क्ृ० ३ को इसके 
पतिदेव का स्वर्गवास हो गया और गुहजीवन में एक दम शुन्यता आगई | 
लगभग पांच वर्ष तक फिर भी यह गुहृवास में रही । निदान आकोली ग्राम 
में आचायंश्री के कर-कमलों से वि० सं० १६६४ मार्गशीर्ष शु० १२ को 
शुभ मुह त्त में धूम-पाम के साथ में मागवती-दीक्षा ग्रहण की और आचार्यश्री 
ने उनको गुरुणीजी मानश्रीजी की शिष्या बनाई और लावस्यश्री नाम 
से प्रसिद्ध की । यहाँ से आपभ्री सियाणा पधारे । 


सियाणा में बड़ी दौक्षायें 


चरितनायक अपनी शिष्य एवं साधुमसडली के सहित आकोली से 
विहार करके सियाणा पधारे | वहाँ संघ के आग्रह को मान देकर चरित- 
नायक ने माघ शु० & को प्रातः शुभ महूर्सवेला में धूम-धाम के सहित मुनि“ 


सूरिपद से घागरा में प्रथम चातुमोस और तलयश्वात्‌ प्रतिष्ठायें एवं दीक्षायें [ १९१ 


श्री प्रेमविजयजी, न्‍्यायविजयजी और नीतिविजयजी को तथा साध्वीजी 
श्री मोतीश्रीजी, विशालश्रीजी, विनोदश्रीजी और लावण्यश्रीजी को बड़ी 
दीक्षा प्रदान की । 


श्रीकोर्टार्ता्थ में विंवस्थापना एवं प्राण-प्रतिष्ठा 
वि० सें० १९९६ 


सियाणा से आपश्री ने दीक्षोत्सव समाप्त करके कुछ ही दिनों के 
पश्चात्‌ श्री कोर्णजीतीर्थ की श्रोर प्रयाण कर दिया, कारण कि श्री कोर्णजी 
तीर्थ के ऊपर दण्डध्वजारोहण करवाना था तथा जिनेश्वर-प्रतिमाओं एवं गुरु- 
प्रतिमाओं की श्रतिष्ठा करनी थी । सियाणा से आपश्री आहोर, गरुढ़ा,तखतगढ़, 
भूति आदि ग्रामों में विहार करते हुये अनुक्रम से श्रीकोर्णजी तीर्थ में पधारे । 
कोर्य के संघ ने आपश्री का भव्य स्वागत किया । अब प्रतिष्ठा की तैयारियां 
की जाने लगीं और तीर्थ के वाह्योद्यान में मरडप की सुन्दर रचना की गई । 
वि०सं० १६६६ वे० शुक्ला ७ बुधवार को शुभ मुह त्त में दो जिन ग्रतिमाश्रों 
की प्रतिष्ठा तथा चार दण्डध्वज और गुरुवर्य श्रीमद्‌ राजेन्द्रसरीखरजी 
महाराज सा० की दो सुन्दर प्रतिमाश्रों की श्रश्ननशल्ञाका की गईं । 


यहाँ से चरितनायक ने रोवाड़ाग्राम ( सिरोही राज्य ) की ओर 
प्रयाण किया । 


रोवाड़ा (सिरोही-राज्य) में शुरु-प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
वि० से १९९६ 


जब चरितनायक अपनी साधु-मण्डली के सहित कार्टजी तीर्थ से 
विहार करके रोवाड़ा में पधारे तो रोवाडा के श्रीसंघ न आपश्री का 
शोभा एवं सज्जा के उपकरणों के सहित समारोहपृवंक स्वागत किया। 
वि०सं० १६६६ ज्ये०कृ० ९ का* अपष्टात्तरीशत-स्नात्र पृजा के सहित गुरुवर्य 


# श्री धाणसा-प्रसिष्ठा महोत्सव” नामक पुस्तक फे प्रतिष्ठा-प्रकरण में रोबाढा फी प्रतिष्ठा 
का दिन ज्ये० शु० २ रविवार छपा हैं, उसकी जगह ज्ये० कृ० ९ चाहिणु । 


हर |) , श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रेसूरि--जीवन-चरितं . 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी की प्रतिमा की ग्राण-अ्तिष्ठा की । रोवाड़ा से आपश्री 
विहार करके फताहपुरा पधारे । 


फताहपुरा में प्राण-प्रतिष्ठा 
.. * * वि० सं १९९ 


चरितनायक रोवाड़ा से शुभ मुहूर्त में विहार करके फ़ताहपुरा पधारे | 
फताहपुरा के संघ ने आपश्री का अति ही भव्य खागत किया। 
विशसं० १६६६ ज्ये०शु० ६ शनिश्वर को शुभ मुह त्त में श्रीमद्‌ ऐजेन्द्रयुरि 
धरजी महाराज साहब ओर उनके शिष्य मुनिवर श्री हिम्मतविजयजी के 
चरणु-युगलों की आपभ्री ने प्रतिष्ठाज्ननशलाका की | इस अवसर पर फताह- 
पुरा के श्रीसंघ ने अट्टाई-महोत्सव का सुन्दर आयोजन किया था । नव दिलों 
में अलग २ सज्जन आ्आवकों एवं संघ की ओर से नव नवकारशियाँ की गई 
थीं । ग्रतिष्ठा से निद्नत होकर चरितनायक सलोदरिया पधारे। 


सलोदरिया में प्रतिष्ठा 
वि० से १९९६ 


चरितनायक फताहपुरा से विहार 'करके सीधे सलोदरिया पधारे | 
वहाँ संघ ने आपश्री का अति ही सराहनीय विधि से खागत -किया । श्रापश्री 
ने वि० सम्बत्‌ १६६६ ज्ये० शु० १४ गुरुवार को भुभ महू त्त में श्री 
पार्रवनाथबिंब की प्रतिष्ठा की । इस बिंबस्थापनोत्सव के उपलक्ष में सलोदरिया 
के श्रीसंघ ने तीन दिवस पर्यत उत्सव उजमा था। 


यहाँ से चरितनायक शिवगंज, उन्दरी होते हुये लघुतीर्थ श्री जाकोडा 
के दर्शन करके साण्डेराव, कौशीलाव, पावा में होते हुये तथा एक-एक ओर 
कहीं अधिक दिनों का विश्राम करते हुये चातुर्मासा्थ आपषाढ़ शु० १४ को 
भूति में प्रविष्ट हुये । 
३३--वि०सं० १९९६ में भृति में चातुर्मास ओर गुरु-प्रतिमा की अननगलाका 
आचार्यश्री ने मुनि श्री लक्ष्मीविजयजी, वल्लभविजयजी, विधो- 
विजयजी, सागरविजयजी, प्रेमविजयजी, न्‍्यायविजयजी आदि ६ साधुओं के 


सूरिपद से यागरा में प्रथम चातुमोस और तत्पश्चात्‌ प्रतिष्ठायें एवं दीक्ञायें [ १९३ 


विकाई 


साथ में भूति में चातुर्मास किया । व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययनसत्र' 
ओर भावनाधिकार में श्री विक्रम-चरित्र' का वाचन किया । चारों मास 
तप, व्रत, पीषव श्रादि की सराहनीय उन्नति रही । विशेष दिन एवं त्योहारों 
पर व्याख्यान के पश्चात्‌ प्रभावनायें वितरित की गई । श्राचार्यश्री के दर्शन 
करने के लिये बागरा, श्राहोर, हरजी, भीनमाल, वाली, शिवगंज, पावा, 
जालोर, सियाणा आदि ग्राम-नगरों से तथा मालवा, नेमाड़, कच्छ-प्रान्तों से 
अनेक सदुग्रहस्थ श्रावक आये थे । श्रीसंब-भूति ने श्रागंतुक दर्शक एवं श्रतिथियों 
का श्रच्छा आदर-सत्कार किया था । चातुर्मास पर्ण होने पर चरितनायक 
को भूति-संघ ने श्री राजेन्द्रसूरि-प्रतिमा की स्थापना करवाने की विनती की । 
फलतः श्रति धूम-धाम एवं महोत्सवपर्वक वि? सं० १६६४ पौप शु० ९ को 
शुभ मुहूत्त में समारोहपर्वक श्रीमद विजयराजेन्द्रसूरिजी की प्रतिमा की 
आपश्री ने प्राणृ-प्रतिष्ठा करके स्थापना की तथा मुनि श्री लावण्यविजयजी 
को भी दीक्षा इसी शुभावसर पर प्रदान की गई । 


मेरी नेमाड़-यात्रा- रचना वि० सं०१६६४ । क्राऊन १६ पृष्ठीय। 
पृ०सं० ८४ । सादी जिल्द । यह एक गवेपणापर्वक लिखी गयी ऐतिंहासिक 
एवं भौगोलिक दृष्टियों से संग्रहणीय एवं पठनीय पुस्तक है। इसमे नम्राड़ 
प्रान्त, जिसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर माड़ू, धार, वढ़वाणी, लक्ष्मणीतीथ्थ 
श्रौर श्रालीराजपुर, कुक्ली श्रादि के प्रदेश सम्मिलित है, उन सर्व का यथा- 
प्राप्त भूगोल, इतिहास वर्णित है । इसको भूति (मरुपर) निवासी जोशी 
रावल सूरतिंगजी वन्नाजी ने सं० १६६६ में श्री आनन्द-ग्रिं०-प्रेस, भावनगर 
में छुपवा कर प्रसिद्ध किया । 


गुरुचरणगुगल की अजनशलाका 
वि० सं० १९९७ 


चरितनायक ने अरद-ऋतु भूति में ही स्थिरता रख कर व्यतीत की । 

ततश्रात्‌ आपश्री वहा से विहार करके मांग में पड़ते हुये ग्राम, नगरों में 

घ॒र्मोपदेश देते हुये आहोर पधारे । वि० सं० १९९७ थे० शु० १४ के दिन 

शुभ मुहूर्त में आपश्री ने स्वणकलश एवं दण्डध्वज की प्रतिष्ठाननगलाका करके 
१५ 


श्ए४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चर्रिति ८, - ,/ - ८ 


उनको त्रिशिखरी श्री महावीर-जिनालय के ऊर्पर चढ़वाये | इस उत्सव पर अद्ठाई- 
महोत्सव शाह रतनाजी भूताजी मिश्रीमल की ओर से उजमां गया था । इसी 
शुभ दिवस पर गुरुवर्य श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी की दो प्रतिमाश्रों की अंजन- 
शलाका भी की गई थी । यहां आपश्री कुछ दिन स्थिर-वास रहे ओर तल- 
आत्‌ आपश्री ने चातुर्मासा्थ जालोर की ओर प्रयाण किया । 


३४--वि०सं० १९९७ में जाछोर में चातुर्मास और गुरु-प्रतिमा की अंजनशलाका;- 


आचार्यश्री ने मुनिग्रवर श्री लक्ष्मीविजयजी, अम्ृतविजयजी, वहंभ- 
विजयजी, विद्याविजयजी, सागरविजयजी, चारित्रविजयजी, ग्रेमविजयजी, 
न्रीतिविजयजी, न्यायविजयजी, लावर्यविजयजी, रंगविजयजी के साथ जालोर 
में चातुर्मास किया। चातुर्मास-व्यांख्यान में 'सूयगडाइसूत्र' ओर भावनाधिकार 
में जयानन्द केवली-चरित्र' का वाचन किया । जाह्लोर में जेन घरों को अच्छी 
संख्या है और प्रायः सर्व ही सम्प्रदाय के घर हें; परन्तु आपश्री के सार- 
गर्मित एवं ओजस्वी व्याख्यानों का लाभ सर्व ही सम्प्रदाय के सद्गहस्थों 
ने ल़िया.। इस चातुर्मास.में श्री राजेन्द्र जैन गुरुकुल, बागरा की संगीत- 
मण्डली संगीत-अध्यापक मास्टर सालिगरामजी की अध्यक्षता में चरितनायक 
के दर्शन ओर ग्रभु-कीर्तन करने के लिये जालोर में भेजी गई थी । बाग 
की संग्रीत-मण्डल्ली का कार्य और कौशल देखकर सर्व दशकगण, ने उसकी 
'भूरि २ प्रशंसा की ओर चरितनायक के शुभाशीर्वाद से उस समय से धागरा 
की संगीत-मण्डली की ख्याति बढ़ी और वह अपने समय में जांगल एवं अन्य 
प्रान्तों की सर्व जैन संगीत-मण्डलियों में धीरे २ अद्वितीय गिनी जाने लगी | 
चातुर्मास में अगख्त तप, ब्रत और कई अद्टाई-महोत्सव हुये तथा आचार्यश्री 
के दर्शन करने के लिये मिन्‍न २ भ्रान्तों के ४४-६० नगरों से श्रावक और 
श्राविकायें आई', जिनकी जालोर-श्रीसंघ ने भोजन, शयनादि की समुचित 
सुविधाओं से एवं योग्य सत्कार से अच्छी प्रेवा की । चातुर्मास के सानन्‍्द 
पूर्ण हो जाने पर श्रीसघ-जालोर ने गुरुदेव के समक्ष श्री राजेन्द्रसूरि महाराज 
साहब की तीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराने की आर्थना की । फलखरूप आचार्य श्री 
को, वही ठहरना पडा और अट्टाई-महोत्सव के साथ वि० सं" १९१४ 
भ्ार्ग ० शु० १० सोमवार को ओसवालज्ञातीय लघुशाखीय गोकलचन्दर्जी 


मारवाइ-घागरा में ३५ वां चातुमोंस और तदनन्तर भ्री श्राण-प्रतिष्ठा [ १९५ 


किस्तूरचन्द्रजी की श्र से किये गये महामद्दोत्सवपृर्वक प्राण-अतिष्ठा करके 
श्रीगोडीपाग्वनाथ-जिनालय में उक्त श्रेष्टी के द्वारा ही विनिर्मित छत्री में एक 
प्रतिमा संस्थापित की गई तथा शेप ग्रतिमाशरों में से एक मोहनखेडातीर्थ में 
और छ्वितीय बागरा के श्री पाइवनाथ-जिनालय में स्थापनाथ भेजी गई। 


जा 


मारवाड़-वागरा में ३५ वां चातुर्मास ओर 
तदनन्तर श्री प्राणु-प्रतिष्ठा 
वि० स० १९९८ 
# 


यह मध्यस्थ श्रेणी का नगर है। सम्भवतः यह एक सहस्त वर्षों की 

पुरानी बस्ती है। यह जालोर-प्रगणा के अन्तर्गत आया हुआ है। यह 
जालोर से दक्षिण में ओर सियाणा से उत्तर में बसा 

बागरा का परिचय हुआ है। वागरा मारवाड़-बागरा नाम से जोधपुर-रेस्वे 
का फ्लेग स्टेशन है। ग्राम में सरकारी पोस्ट-ऑफिस 

भी है। वागरा दासपा-ठिकाने का प्रसिद्ध एवं प्रमुख ग्राम है। दासपा 
ठिकाने की ओर से यहाँ तहसील है । दासपा-ठिकाने के जागीरदार जोध- 
पुर-महाराज साहब के द्वितीय श्रेणी के उमराव हैं । सुना जाता है कि बहुत 
पहिले बागरा पर ओसवालज्ञातीय भूमिपालों का अधिकार था। वबागरा 
में इस समय चारों वर्णा की भिन्न २ ज्ञातियों के एक सहस्त॒ के लगभग घर 
हैं । अविकाश परिवारों का धन्धा कृषि है । प्रायः सर्व ही परिवार आर्थिक 
दृष्टि से धनी नहीं तो भी निर्धन नहीं हो कर सुखी ही हैं और सर्व अपने- 
अपने ज्ञाति-बन्ध में समुन्नत हैँ । यहाँ जैन ग्राग्वाट्ज्ञाति के घर २४० और 
उपकेशज्ञाति के २४ घर हैँ। ये सर्व जैन घर सनातन त्रिस्तुतिक जैन सम्प्र- 
दाय के अनुयायी हैं। आर्थिक दृष्टि से प्रावः सर्व जेन घर सुखी, सम्पन्न 
ओर समृद्ध हैं । अनेक जेन बन्धु दक्षिण भारत में तेनाली, चेजवाडा, वेलारी, 


१९६ | '. भ्रीमद्‌ विजययतीद्धसूरि--जीवन-चरित 


कोकनाड़ा आदि नगरों में दुकानें करते हैं और वहाँ के अति धनी, मार्नी 
एवं प्रतिष्ठित जनों में माने जाते हैं । 


'-बागरा मरुघर-प्रदेश में सोना-चांदी के व्यापार का केन्द्र एवं प्रमुख 
स्थान बना हुआ है। युद्ध के प्रभाव से सोना-चांदी का व्यापार कई गुणा 
बढ़ गया है। जैन पंचों की श्री पाइवनाथ जैन पीढ़ी भी अमी २ बहुत ही 
सम्पन्न बन गई है। इसकी कई लक्षों की सम्पत्ति मन्दिरों में, धर्मशालाओं 
में, वाटिका और गुरुकुल-विद्यालय में लगी हुई है, जिसका सदुपयोग बढ़े 
दी सराहनीय ढंग से हो रहा है। जैन मन्दिरों श्रोर गुरुकुल का यहाँ संक्षिप्त 
परिचय दे देना असंगत नहीं माना जायगा । 


सौधशिखरी भ्री पाश्वनाथ-जिनालय 


इस भव्य मन्दिर का निर्माण वि०सं० १९७० में पूर्ण हुआ था । इस 
स्थल पर पहिले विक्रम की अट्टारहवीं शताब्दी का बना हुआ श्री पश्वनाथ 
जिनालय था । वह जीण दो चुका था तथा भावान्‌ की प्रतिमा भी ढुछ 
खगिडित हो चकी थी। बागरा-श्रीसंघ ने पुष्कल द्रव्य व्यय करके वर्चमान 
मन्दिर का निर्माण करवाया । 


नवीन मन्दिर में दक्षिण, उत्तर और पर्व पक्षों पर सशिखर २६ 
देवकुलिकाशं का निर्माण किया गया है। मूलनायक श्री पाइवेनाथ भगवान्‌ 
की सशिखर प्रमुख कुलिका मन्दिर के ठीक मध्य में विनिर्मित की गई है । 
बैसे सम्पर्ण चैत्यालय ही एक उच्चासन बनवाकर उसके ऊपर बनवाया गया 
है, फिर भी मूलनायक-कुलिका उक्त चतुष्क के मध्य में उच्चतर चतुष्क पर 
बनी है। मूलकुलिका सगूढ़मएडप है और गूढ़मण्डप से लगता हुत्रा 
नवचौकियां है और नवचौकियां से जुड़ा हुआ सभा-मरडप बना है। सिंह- 
द्वार पश्चिमाभिमुख है। इसकी श्रृज्धारचोकी बड़ी ही सुन्दर बनी है। इस 
नवीन जिनालय की प्रतिष्ठा वि० सं० १९७२ माघ शु० १३ को श्रीमद 
विजयधनचन्द्रस्‌रिजी और उपा० मोहनविजयजी म०सा० के कर-कमलों से हो 
चुकी थी 


रे 





जी 





थक 

हि 

पु 

5८ 

भ्् 

4 

६; 

डे 

| 

हा हि 

+$ ४१ । 

| क। 

रच 

| 

) ॥ 

न्‍ब_३३ 9 है] 

ध 9 हे 
/ ) 9 7 

हे ५ है पैक १ 


ब्+ 
१/ लत अल 
+ 
नी 








है हे 
टू 0 थे ७. फ ] 
्े / 5 
हक गण 


थे 


रे 
की] 


कप 
पट 


भारवाड़-बागरा में २५ वां चातुमोस-और तबनत्तर-भी प्राण-प्रतिष्ठा [ १९७ 


यह जिनालय आम के ठीक मध्य में श्रा गया है । इसके सामने ही 
जैन पीढ़ी का कार्यालय और श्री ताराचन्द्र नवाजी की बड़ी धर्मशाला 
श्रागई है | इनसे यह .स्थल ग्राम का हृदयस्थल-सा प्रतीत होता दे और 
रमणीक भी लगता है। 


श्री महावीर-जिनालय ओर समाधि-मन्दिर 


ये दोनों चेत्यालय नगर के बाहर दक्षिण-दिशा में आये हुये लघु 
सरोवर के पश्चिम तट से कुछ अन्तर पर इसी वर्ष में बनवाये गये हैं । दोनों 
जुड़े हुये, समकक्ष और उत्तसमिमुख हैं।। इनके पृष्ठ भाग में पंचायती वापिका 
श्रौर बगीचा आ गया है । पंचायती कंश्रा सवापिका बना हुआ है । समस्त 
' जैन कुल इस ही वापिका के जल का उपयोग पीने ओर धावन के श्र 
करते हैँ । पुरुषों ओर महिलाओं के लिये वस्त्र-चावन एवं स्नानादि के लिये 
श्रलग २ स्थल बने हुये हैं । चातुर्मास में यह वापिका, मन्दिर ओर लघु 
सरोवर का संयुक्त स्थल बडा सुहावना लगता है । 


श्रीराजेन्द्र जेन गुरुकुल 


इस सरस्वती-मन्दिर की संस्थापना वि० सं० १९१४ में श्राशिन 
शुक्ला पष्ठी को समारोहपूर्वक चरितमायक की अ्रविवायकता में हुईं थी। 
दो अध्यापक-स्वयं लेखक और दूसरे श्री ज्वालादासजी माथुर ओर 
३०-३२ विद्यार्थियों से ही यह संस्था प्रारम्भ हुईं थी। इस वर्ष इसमें 
विद्यार्थी-संस्था १०० से ऊपर और ६ योग्य अध्यापक हैं तथा बोधपुर- 
राज्य के शिक्षाविभाग से सम्मानित एवं सहायताग्राप्त है। संस्था में पाँच 
कक्षा पर्यत शिक्षण होता है । मिडिल कक्षा भी खोलने की विचारणा चल 
रही है। अपनी अ्त्पायु में ही इस संस्था ने मरुआदेश की अ्रति समुन्नत 
एवं शिक्षणश्य संस्थाओं में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया दे । रुंस्था 
की व्यवस्था ग्यारह सदस्यों की एक समिति करती है । समिति के प्रवान 
अवानमंत्री, उपमंत्री, प्रधानाध्यापक आदि कर्मठ कर्ताओं के कार्य एवं कत्तेव्य 
समिति ने नियमोपनियम बनाकर निश्चित कर दिये हैं. श्रीर फलतः संस्था 


१९८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवने-चरित 


की प्रगति सरलता एवं शांति से सुविधापूर्वक हो रही है। गुरुकुले से सम्बन्धित 
एंक कन्या-पाठशाला भी है और उसमें द्वितीय कक्षा तक शिक्षण दिया 
जाता है। दोनों शिक्षण-संस्थायें एक ही विशाल भवन में आ गई हैं । इस 
भवन के स्थान पर पहिले शाह मोतीजी दल्लाजी नाम की धर्मशाला थी ओर 
वह जैन संघ की पीढ़ी की देख-रेख में थी। आज उसका कलेवर शिक्षण- 
संस्था के विशाल भवन के रूप में परिवर्तित हो गया है और जिसका 
शिलान्यास वि० सं० १६६६ में शाह चेनाजी तसल्ली लुन्नीबाई पुत्र भभूत- 
मल पत्नी रखेबीवाई गेनाजी के नाम से हुआ दै। यह शिक्षण-मन्दिर ग्राम 
के पश्चिम पक्ष पर आ गया है। इसका सिंहद्वार भी पश्चिमाभिमुख ही है। 
सिंहद्दार से लगता हुआ राजमार्ग स्टेशन को जाता है। इस मार्ग पर शिक्षण- 
भवन से लगभग अर्थ फर्ता ग के अन्तर पर आगे जाकर आठ अध्यापक- , 
उपगृह बने हुये हैं, जो चार-चार करके दो पंक्तियों में बने हैं और सबका 
सिंहद्दार एक द्वी है और वह दक्षिणामिमुख है। 


श्री पाइवेनाथ-जिनालय में अभिनव विनिर्मित २६ देवकुलिकाशों 

में तथा आम के बाहर उद्यान में विनिर्मित श्रीमद्वावीर-जिनालय में एवं गुरू 
समाधि-मंदिर में ग्रतिमार्यें स्थापित करनी थीं । निदान 

प्रतिष्ठा का अस्ताव एक दिन शुभ मुहत्त में समस्त बागरा-श्रीसंघ इस 
और चातुर्माप्त के लिये विषय पर मंत्रणा करने के लिये एकत्रित हुआ । संध ने 
विनती मंत्रणा करके निकट भविष्य में ही प्रतिष्ठा कराने का प्रस्ताव 

पास किया और साथ ही साथ चरितनायक का इस वर्ष 

का चातुर्मात भी बागरा में हो, इसके लिग्रे विनती करने के लिये चरितनायक 
की सेवा में जाने का निश्चय करके भेजे जाने वाले सज्जनों का छुनाव किया। 
बागरा-श्रीसंघ की ओर से भेजे गये सज्जन चरितनायक की सेवा में हरजी 
ग्राम में उपस्थित हुये और उन्होंने प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में वागरा-संध के 
निश्चय से चरितनायक को अवगत करते हुये उक्त दृष्टि से चरितेनायक के 
चातुर्मात बागरा में होना चाहिए ऐसी विनती की । चरितनायक ने कार 
पर विचार करके बाग में चातुर्मास करने की खीकृति त्रदान करदी श्रौर 
वैंह खीकृति जयनादों से बधाई गई । ४ 











, बांगरा 


र्णि-समिति 


हूँ 


-सहोत्सव-कार्यका 


श्री प्रतिष्ठा 


न क्‍क+ 


है 
५ 
है 
|] 
ह 
ह 
र 





९८ 


4 
ञ 


पभराण-प्रतिप्शा के ्यवस्तर पर घवि० सस्‍स+> ? 


मारवाडू-बांगरा में ३५ वां चातुमोस और तदनन्तर श्री प्राणप्रतिष्ठा [ १९९ 


०“. वागरा-संघ को जब यह शुभ समाचार प्राप्त हुये वह प्रमुदित होकर 
अनन्त उत्साह से प्रतिष्टा-सम्बन्धी कार्य में सलग्ग हो गया। सर्व प्रथम 
समस्त संघ ने एकत्रित होकर बड़ी ही चुद्धिमत्ता एवं 
कार्यकारिण ग्रातिष्ठा- विचारशीलता के साथ १ शाह जेठमल खुम्ाजी, २ 
महोत्वव-पामाति शाह हीराचन्द्र जेताजी, ३ शाह० पूनमचन्द्र नरसिहजी, 
४ शा० वरदाजी पेराजी, ५ शा० वरदाजी गजाजी, 
६ शा० मृलचन्द्र मथुराजी, ७ शा० हजारीमल वनाजी, ८ शा० मन्दशाजी 
दलाजी, ६ शा० केसरिमल हुक्‍्माजी इन नव अति प्रतिष्ठित, बुद्धिमान 
विचारशील एवं अनुभवशील व्यक्तियों को चुनकर कार्यकारिणी प्रतिष्ठा-महो- 
त्व-समिति' का निर्माण किया । उक्त समिति का चुनाव हो जाने पर 
अर्थ, नीति, समाज, व्यवहार एवं धर्म की दृष्टियों से उसको सर्व प्रकार की 
अपेक्षित सत्तायें प्रदान करके यह सर्व॑सम्मति से घोषित किया कि चरितनायक 
के चातुर्मास के सम्बन्ध में तथा ग्रतिष्ठा की शुभ समाप्ति पर्यत समस्त बागरा- 
श्रीसंध उक्त समिति के निकट उसके द्वारा पूर्ण अनुशासित, उसका पूर्ण 
श्रनुवर्ती एवं उसके आदेश एवं आज्ञाओं का अनुशीलक रहेगा । समिति 
के कार्य का विवरण यथास्थान आगे लिखा जायगा । 


वि०सं० १६६८ आधाढ़ शुक्ला चतुर्थी शनिश्वरवार का दिन था । 
अरुणोदय हो चुका था । सूर्य की वालकिरणों वृक्षों के पत्लवों पर पुष्पाहार 
गूंथकर पक्षियों को पहना रही थीं। पवन बृक्षों से 
चरितनायक का चातु- अटखेलिया कर रहा था । पक्षीगण आनन्द में विभोर 
मांतार्य शुभागमन होकर कलरब्र करके अपना पश्राकृत एवं विश्वुद्ध संगीत 
रु सुना रहे थे । यह वेला सचमुच दुःख-बन्वन छेदक ही 
है । पशु भी अपने २ कारागृहों से निकलकर उछुल-कूद कर रहे थे । इस 
प्राकृत नित्यायोजन से आज एक विशिष्ट आयोजन का सहचार होने को 
था ओर वह रात्रि के चतुर्थ प्रहर से ही प्रारम्भ भी हो चुका था। श्राज की 
प्रातः वेला में चरितनायक का अपनी साधुमण्डली के सहित बागरा में नगर 
प्रवेश होने को था। पक्षियों का कलरव, पशुओं का रंभण और चरितनायक के 
स्वागत के लिये सजकर जाते हुये वाद्य-यन्त्रों का कल निनाद सचमुच एक 


०० ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


त्रिराग-संगम हो उठा था और सुन्दर वरांगनाओ्रों का कलकरठः निसृत 
मघुर-संगीत उसका मानो अनुमोदन करता था । ऐसी अनुपम उल्लास-पूर्णा 
वेला में चरितनायक का शुभागमन हुआ ओर वेश्री अपनी साधुमण्डली के 
सहित ग्राम में प्रविष्ट होकर स्थल,३२ पर अर्चन-पूजन के लिये एकत्रित हुई 
सौभाग्यवती रमणियों का खागत-सत्कार खीकार करते हुये, श्रद्धालु भक्त- 
गण का वंदन एवं अभिवादन भेलते हुये ग्राम के वक्षम्राग को सुशोभित करने 
वाली विशाल धर्मशाला में पधारे । 


व्याख्यान-पीठिका पर विराजमार्न होकर चरितनायक ने अलुपम 
देशना प्रारंभ की । अपनी देशना में उनश्री ने अष्ट दुईं कर्मों के श्राक्रमण 
एवं प्रभावों का वर्णन करते हुये श्रोतागण को उनसे बचने के उपाय सुभाते 
हुये दान, शील, तप और भावना जेसे चार अमोघ शखस्त्रों का ग्रयोग करने के 
प्रतिं और उनमें सदा उत्साह बनाये रखने कें प्रति लोगों को अनेक उदाहरण 
देकर समझाया । देशना के पश्चात्‌ सभा विसर्जित हो गईं। 


प्रतिष्ठा-सभिति की बेठक और उसके आधीन कई विभागों का निर्माण 


बागरा-श्रीसंघ का प्रतिष्ठासंबंधी उत्साह अकथनीय एवं अदभुत 
था । चरितनायक के चातुर्मासार्थ हुये नगर-अ्रवेश-के दिन की रात्रि को दी 
श्री ्रतिष्ठा-समिति की धर्मशाला के आंगन में बेठक हुई और उसमें निम्नवत्‌ 
कार्यवाही हुईं। सर्व प्रथम समिति ने प्रतिष्ठा-संबंधी, समस्त अंग्ोपांग पर 
विचार करके भिन्न २ विभागों का एवं उपविभागों का खोलना सर्वसंमति से 
पास किया और तुरंत ही विभागों की निम्नवत्‌ रचना हुई । 


प्रझुखत विभाग 
१, भोजन-विभाग ४, वरघोड़ा-विभांग 
-- २, भोजन-प्रेषक-विभाग ६, खागत-विभाग 
- ३, वर्त्तन-संमाजक-विभाग_- &, संरक्षण-विभाग 


- 9४: मण्डप-विभाग . ८. भाषण-विमाग 


मारवाड-बागरा में ३५ वां चातुमोस और तदनन्तर श्री प्राणअ्रतिष्ठा | २०१ 


उपविभाग 
१, हिसाव-विभाग ६. सजावट-विभाग 
२, मंगलग्रह-विभाग ७, कोठार-विभाग 
३, दर्शक-विभाग ८, खयंसेवक-विभाग 
४, दीपक-विभाग ९, चिकित्सा-विभाग 
५, सखच्छकारी-विभाग १०, नगर-सफाई-विभाग 


११, नाटक-विभाग 


उपरोक्त प्रकार से मुख्य विभागों को स्थापित करके उनमें से प्रत्येक 
को श्री प्रतिष्ठा-महोत्सव-समिति के एक-एक सदस्य की श्रध्यक्षता में रक्‍्खा 
गया तथा उपविभागों में से कुछ विभाग उक्त केन्द्रीय समिति के सदसों के 
श्रधीन ही रक्खे गये ओर कुछ को अन्य व्यक्तियों के अधीन रक्खा गया। 
प्रधान विभाग एवं उपविभाग के अध्यक्षों को श्रपने २ कार्य बतला दिये गये 
और उनको अपने २ विभागों की खतंत्र समितियाँ बनाने का अधिकार दे 
दिया गया । केन्द्रीय समिति ने चढ़ावे का विषय अपने श्रधीन ही रक्खा तथा 
प्रधान और उपविभागों का निरीक्षण, उनकी कठिनाइयों का हल करना 
श्रपना कर्तव्य घोषित किया। प्रत्येक विभाग के प्रधान को अपने विभाग की 
हर-प्रकार की व्यवस्था करने में, आवश्यक साधन-सामग्री जुटाने में, व्यय करने 
में पुर खतंत्र रक्खा गया । यह सर्व हो जाने पर केन्द्रीय समिति ने घोषित 
किया कि कल्न से ही सर्व प्रमुख विभागों के एवं उपविभागों के अ्रध्यक्ष 
अपना २ कार्य प्रारंभ कर दें ओर साथ ही उनको यह भी सूचित कर दिया 
कि वे कार्य जिनकी सम्पन्नता सर्व प्रथम होना आवश्यक है वे शीघ्रातिशीघ्र 
पूर्ण कर लिये जाय॑ । 


केन्द्रीय समिति की उपरोक्त सर्व कार्यवाही चरितनायक॑ की तस्‍्वा- 

वधानता में रात्रि के १२ बजे तक होती रही । साधु-मरडल भी उपस्थित 

था । सफलता के साथ सर्व कार्यो का विभाजन हो सका, विभागों का 

निर्माण हो सका तथा विभागों के अध्यक्ष और अध्यक्षों का कार्य-कर्त्तव्य 

इतनी शाति और सरलता से निश्चित किये जा सके, इनमें चरितनायक 
२६ 


२०२ ] न्‍ श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


और साधुमर्डल की संमति और सहयोग भी बहुत दूर तक सहायक रहे । 
जय महावीर की ध्वनि के साथ समिति की बैठक विसर्जित हुईं । 


समिति की बेठक और चढावे 


श्री प्रतिष्ठा-महोत्सव-समिति की द्वितीय बैठक श्रावण शु० १ को पुनः 
दिन के तृतीय प्रहर में चरितनायक की अध्यक्षता में हुईं। महोत्सव के 
कार्यक्रम पर सर्वप्रथम विचार करके उसको निश्चित करके लिख लिया गया। 
ततश्रात्‌ & नवकारशियों की बोली बोली गई श्रोर कंकुमपत्रिका का चढ़ावा 
बोलने वाले सदग्ृहस्थ का प्रणाम' लिखने का प्रस्ताव पास किया गया । 
चरितनायक से श्री कूँकुमपत्रिका का लेखन तैयार करने की प्रार्थना की गई 
ओर चरितिनायक ने वह सहर्ष ख्रीकृत की । तल्रश्वात्‌ बेठक विसर्जित हो 
गई । नवकारशियों की बोली निम्नवत्‌ रही । 


(१) रु० ३३०१) शा० जैरूपजी चुन्नीलाल ताराचन्द्र शंकरलाल ।# 

(२) ,, ३११०१) ,, अचलाजी रिखबदास लादाजी । 

(३) ,, १८०१) ,, वनाजी हजारीमल लालचन्द्र छगनलाल सुमेरमल 
सुरतिंगजी । 

(४) , ४४०१) ,, पूनमचन्द्रणी छुगनलाल सुखराज भूरमल 
नरसिंहजी । ः 

(४) ,, ४४०१) ,, पूनमचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र केसाजी। 

(६) ,, ६४०१) ,, वरदीचन्द्रजी मिश्रीमल लखमाजी । 

(७) ,, ६६०१) ,, जेरूपजी गजाजी । । 

(८) ,१०५०१) ,, दीराचन्द्रजी सिरेमल जेताजी (बड़ी नवकारशी) 

(8६) ,, २६०१) ,, नत्थमल मोतीजी बीठाजी । 








४५५०६) 
हा 
& जीकारसंयुक्त प्रथम नाम पिता, जीकारविद्दीन नाम पुश्न॒ और अन्तिम जीकार 
संयुक्त नाम पितामह के क्रमश; समझने चाहिए | 


मारवाइन्बागर। में ३५ वां चातुमांस और तदलन्तर श्री प्राण-प्रतिष्ठा [ २०३ 
समिति की बेठकें ओर चढ़ावे 


उक्त प्रकार ही समिति ने अपनी कई वार बैठक की और सर्व 
प्रकार के चढ़ावे उनमें वोले गये । श्रीपाईर्वनाथ-जिनालय में श्रभिनव 
विनिर्मित २६ कुलिकाशों में से प्रत्येक के लिये सात-सात चढावे बोले गये । 
चढ़ावे इस प्रकार थे! -- 


१, कुलिका पर नाम, ४, दण्डारोहण 

२. विंव पर नाम ५, ध्वजारोपण 

३, विब-स्थापना ६, सिंह पर नाम 
७, कलग-स्थापना । 


२६ कुलिकाओं के उक्त विधि से कुल १८२ चढावे द्वोते हैं । 
अगर चढ़ावा बोलने वाले १८२ सज्जनों का नामोल्लेख किया जाय तो 
कई पृष्ठ बढ़ जाते हैं, अतः प्रत्येक कुलिका का सातों चढाबों का कुल चढावा 
कितना हुआ इतना ही नीचे दे दिया जाता है।-- 


१, रु० २४३१) श्री ऋषभदेव कुलिका । 
२. ,, ४८३६) ,, अजितनाथ कुलिका । 
३, ,, ४७६०६) ,, संभवनाथ कुलिका । 
9. ,, ४५१०) ,, अभिनन्दन कुलिका । 
५, , ४०८७) ,, सुमतिनाथ कुलिका । 
६, ,, १३०८) ,, पद्मग्रभदंव कुलिका । 
७, ,, ४३७४) ,, सुपाश्वनाथ कुलिका । 
८, ,, ४०९८) ., चन्द्रप्रभ कुलिका । 
९, ,, २३०४) ,, पाग्वनाथ-चरण कुलिका । 
१०, ,, र२े७१८) ,, सुविविनाथ कुलिका । 
११, ,, ३८२९) ., गीतलनाथ कुलिका । 
१९ ,, ३८०३) .. श्रयासनाथ कुलिका । 
१३. .. ३८६१) .. वासपज्य कुलिका | 


१४ .. ३६०८) . विमलनाथ कुलिका । 


२०२ ] . श्रीमदू विजययतीन्‍्द्रसूरि--जीवन-चरित 


और साधुमण्डल की संमति और सहयोग भी बहुत दूर तक सहायक रहे । 
जय महावीर की ध्वनि के साथ समिति की बैठक विसजित हुई । 


समिति की बैठक और चढावे 


श्री प्रतिष्ठा-महोत्सव-समिति की द्वितीय बैठक श्रावण शु० १ को पुनः 
दिन के तृतीय ग्रहर में चरितनायक की अध्यक्षता में हुईं। महोत्सव के 
कार्यक्रम पर सर्वप्रथम विचार करके उसको निश्चित करके लिख लिया गया। 
ततश्चात्‌ & नवकारशियों की बोली बोली गई श्रौर कंकुमपत्रिका का चढ़ावा 
बोलने वाले सदगृहस्थ का 'प्रणाम' लिखने का प्रस्ताव पास किया गया । 
चरितनायक से श्री कुँकुमपत्रिका का लेखन तैयार करने की प्रार्थना की गईं 
और चरितनायक ने वह सहर्ष खीकृत की । तत्पश्चात्‌ बेठक विश्नर्जित हो 
गई । नवकारशियों की बोली निम्नवत्‌ रही । 


(१) र० ३३० १) शा० जैरूपजी बुन्नीलाल ताराचन्द्र शंकरलाल ।# 

(२) ,, ११०१) ,, अचलाजी रिखबदास लादाजी | 

(३) ,, १८०१) ,, वनाजी हजारीमल लालचन्द्र छुगनलाल सुमेरमल 
सुरतिंगजी । 

(४) ५» ४४०१) ,, पूनमचन्द्रजी छंगनलाल सुखराज भुरमल 
नरसिहजी । 

(१) ,, ४४०१) ,, पृनमचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र केसाजी। 

(६) ,, ६५०१) ,, वरदीचन्द्रजी मिश्रीमल लखमाजी । 

(७) ,, ६६०१) ,, जेरूपजी गजाजी । । 

(८) ,,१०५०१) ,, हीराचन्द्रजी सिरेमल जेताजी (बड़ी नवकारशी) 

(६) ,, २६०१) ,, नत्थमल मोतीजी बीठाजी । 








४५४०६) 
0 ०  अ 
& जीकारसंयुक्त प्रथथ नाम पित्ता, जीकारविहीन नाम पुत्र और अन्तिम जीकार 
संयुक्त नाम पितामह के क्रमश; समझने चाहिए | 


_ 


माखाइलागरा में ३५ वां चानुमोस और तदसन्तर श्री प्राणनिष्ठा [ २०३ 
यमिति की बेठक ओर चढ़ाव 
उक्त प्रकार ही समिति ने अपनी कई वार बैठक की और सर्व 
प्रकार के चढ़ावे उनमें बोल गये । श्रीपास्वनाथ-जिनालय में अमिनत 
विनिर्मित २६ कलिकाओं में ये प्रन्‍यक के लिय सात-सात चढ़ाव बाल गये । 
चढावे इस प्रकार थेः-- 


१, कुलिका पर नाम, ४. दरडारादण 
२, बिंव पर नाम ५, बजारापण 
३, विंव-स्थापना ६, सिंद्र पर नाम 


७, कल्गु-स्थापना । 


२६ कुलिकाओं के उक्त विधि से कुल १८२ चढ़ावे होते हैँ । 
अगर चढ़ावा वालने वाल १८२ सज्जनों का नामोल्लेख किया जाय तो 
कई पृष्ठ बढ़ जाते हे, अतः प्रत्यक्ष कुलिका का सातों चढ़ावों का कुल चढावा 


क्रितना हुआ इतना द्वी नीचे दे दिया जाता दैः-- 


) श्री ऋषमदव कुतिका । 

; अजितनाथ कुलिका । 
संमवनाथ कुलिका । 
अमिनन्द्न कुलिका । 
सुमतिनाथ कुलिका । 
पदमग्रमदव कुलिका । 
सुपाम्बनाथ कुलिका । 

५ ४०९८) ,, चन्द्रग्नग कुलिका । 

४ २२०४) , पार्व्वनाथ-चरण कुलिका । 


“९७ ..९१ «>> 
बन कं 
३ 09 
बव्ट २ 
7्च् ०5 
५९७ ,९७५ 
60 »श) >»४) ,-+ 
हा ...ा ता 
थ न नस 


च््क 


>> (४ ८56 शी) ध्८ ०5 ५ 
3 ६८ 
९७ ३६९ 
८6 ० 
७5 (६ 
टी अी 


१०, ,, २७१८) ,, युविविनाथ कुलिका । 
११, ,, ३२८२९) ,, शीतलनाथ कुलिका । 
१२, ,, ३८०३) ,, श्रयांसनाथ कुलिका । 
१३, ,, ३८६१) ,, वायुपज्य कुत्तिका | 
१४, ,, ३६००) ., विमलनाथ कुलिका । 


२०४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


१५, रु० ३७५५९) श्री अनन्तनाथ कुलिका। 
१६, ,, ३२९२) ,, पर्मनाथ कुलिका । 
१७, ,, १९०४) ,, महावीर-चरण कुलिका । 
१८, ,, ३११२) ,, शांतिनाथ कुलिका । 
१९, ,, ३५७२) ,, कुंथुनाथ कुलिका । 
२०, , ३३६११) ,, अरनाथ कुलिका। 
२१. ,, २४१८) ,, मल्लिनाथ कुलिका । 
२२, ,, २९०८) ,, भुनिमुत्रत कुलिका । 
२३. ,, २९१६) ,, नमिनाथ कुलिका । 
२४७. ,, २६३०) ,, नेमिनाथ कुलिका । 
२४, ,, ५७३१) ,, भहावीर कुलिका । 


९२३५४) 
२००८४) देवकुलिकाश्ं में प्रतिष्ठित ग्रतिमाओं पर नामों के चढ़ावे। 


११३४१) ग्राम के बाहर उद्यान में विनिर्मित श्री महावीर-मंदिर पर 
नाम और श्री महावीर-प्रतिमा पर नाम का चढ़ावा। 


८२७४) ग्राम के बाहर उद्यान में विनिर्भित श्री धनचंद्रंसूरि-समापि- 
मंदिर पर नाम और प्रतिमादि तथा कलश-ध्वज-दरण्ड- 
रोहण का चढ़ावा। 


१३२०६३) 


श्री पार्वनाथ-जिनालय की उपरोक्त २६ कुलिकाओं के ऊपर केवल नाम 
लिखाने के चढ़ावे बोलने वाले सद्गृहस्थों की ऊपर लिखी गई कुलिकाश्रों 
के क्रम के अनुसार ही नामावली और चढ़ावों की रकमः-- 


३३ अनतता वि 
२, रु० २५२५) शा० साकलचंद्र जुद्दारमल देवराजजी | 
३ , २४५१) ,, किसनाजी जेताजी । 


मारवाड-बागर। में ३५'वाँ चातुमास और तदनन्तर श्री प्राणअतिष्ठा [ २०५ 


४. रु० २७५१) शा० वरदाजी लखमांजी । 
२६५१) ,, येनाजी खूमाजी केसरीमल हिम्मतमल 


४. 9 


९०, ; 


१ 
१32० 
१३, 
१७, 
१४. 
१६. 
१७, 
१८, 
१९, 
२०, 
२१९. 


३३, 


१7 


२७०१) 
२७४१) 


२५५१ । 


3) 


9) 


१7 


9) 


्र। 


१) 


१) 


१) 


१9 


१) 


१) 


धनराज हिन्दुजी । 

जेरूपजी देवीचंद्रजी उदयचंद्र मीठालाल 
गजाजी । 

जोधाजी मालाजी मंदाजी ग्रेमचंद्र जैरुप- 
चंद्र फूलचंद्र र्नचंद्र ओकाजी । 
कस्तूरनी केसरीमल नत्थमल फूलचन्द्र 
हक्‍्माजी । 


भगवानजी वीरचंद्र भाणाजी खुमाजी 
दलीचंद्र नानचंद्र भभूतचंद्र कपूर्‌चंद्र 
नत्थमल मंछालाल पूनमचंद्र ताराचंद्र 
अचलदास सोभागमल प्रतापचंद्र मूलचंद्र 
रिखवदास भीखाजी । 


आओपाजी खूमाजी पत्नी सोनीवाई । 
पेराजी वरदीचंद्र तिलोकचंद्र जेताजी । 
कपरचंद्र चंदाजी की पत्नी जसादे । 
जेसाजी हीराचंद्र भभूतमल । 

गेनाजी चमनाजी ताराचंडर लंबचंद्र । 
वनेचंद्र खुशालजी । 


$०. ००७०७०३७००३१००१००७००,०००१३१७१०७० ११० / ०००० 


» सितिंगजी डायाजी की पत्नी वाई धाप । 


| 
१) 


१) 


78 


देवीचंद्र राजाजी । 

हीराचंद्र चैनाजी । 

किस्तूरचंद्र चमना कपूरचंद्र लालचंद्र 
लुंबाजी । 

नत्थमल मोतीजी वीकाजी । 


२०६ ] 


श्रीमद्‌ विजयथतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


२३, रु० २१०१) शा० जेरूपजी चेनाजी पनजी । 
२४, ,, २१०१) ,, वनजी केसाजी खीमाजी | 
२५, ,, २१०१) ,, डाहाजी देवीचंद्र टीकमचंद्र नत्थाजी । 
श्री महावीर-जिनालय (आराम के बाहर उद्यान में) पर नाम;-- 
रु० १०६०१) शाह ग्रतापचंद्र धूड़ाजी । 
श्री धनचंद्रसूरि-समाधि-मंद्रि (आम के बाहर उद्यान में) पर नामः-- 
रु० ४६० १) शाह पैराजी लुंबाजी । 


कुछ अन्य बड़े चढ़ावेः-- 
२५०१) शाह नत्थमल जवानजी (महावीर-प्रतिमा-स्थापन) 


१) 


२००१) ,, 
७२२५) ,, 
२ ५3% ; ) हट । 
२४२५) , 


च्ज्क 


१२२५) ,, 


जुहारमल सांकलाजी (कलशारोहण) 
वरदीचंद्र नत्थमल पेराजजी (ध्वजारोहण) 
बालचंद्र नत्थाजी (दरडारोहण) 
जुद्दारमल सांकलाजी (हाथी के होदे तोरण 
का बांधना) 

मगराज नरसिंहजी (गुरु-प्रतिमा-स्थापन) 


चरितनायक का चातुर्मास 


चरितनायक का यह चातुर्मास बड़ा ही आकर्षक एवं धर्म भर पुण्य 
के कार्यों से भरा-पूरा था। प्रतिष्ठा के प्रति प्रत्येक जैन सदुगरहस्थ बड़ा ही 
उत्कंठित एवं उत्साह भरा था। चरितनायक व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययन 
सूत्र' और भावनाधिकार में “श्री विक्रमादित्यवरि्रि' का वाचन करते थे । 
चातुर्मास भर व्याख्यान का भी अतिशय ठाट रहा । आये दिन अमावनायें 
होती थीं । साधु-मण्डली के दर्शनार्थ मारवाड़, मालवा एवं गुजरात के कति 
पय ग्राम, नगरों से आये दिन सद्ग॒हस्थ एवं सजन आते ही रहे। वागरा- 
संघ ने भी अ्रतिथियों का खूब ही स्वागत किया था। इस वर्ष प्रतिक्रमण, 
पौषध, सामायिक आदि में भी सम्मिलित होने वालों की संख्या आशा से 
श्रधिक सदा ही रही तथा बियासणा, एकासणा, आयंविल, उपवास, बेला, 


माररवाढ़-बागरा में ३५ वां चातुमोस और तदनन्तर श्री प्राण-प्रतिष्ठा [ २०७ 


तेला, चोला, पचोला, अड्ठाई, दशोपवास, पचरंगी, पजा, प्रभावना, चेत्यवांड़ी, 
एवं अन्य भिन्‍न २ तपों का परे चातुर्मास भर अदभुत एवं अपर्व ठाठ और 
आनंद रहा । 


प्र्येक पल एवं घड़ी किसी भी दिन ऐसी नहीं थी कि जिसमे कुछ न 
कुछ धर्मकृत्य एवं पुएय का आयोजन नहीं बना रहा हो । चाहे चातुर्मास- 
संबंधी, चाहे ग्रतिष्ठासंबंधी कोई न कोई प्रश्न श्रथवा हल चला ही करता 
था । इस अदभुत आनंद के साथ चातुर्मास सम्पर्ण हुआ और कार्तिक शुक्ला 
पूर्णिमा को जब चरितनायक का बागरा से विहार हुआ, उसी दिन अतिष्ठो 
त्सव की कंकुमपत्रिकायें भी प्रसिद्ध की गई और मालवा, मेवाड़, नेमाड़ 
गुजरात, दक्षिण-भारत, बम्बई, कलकत्ता, कच्छ एवं राजस्थान में श्री संधों 
को प्रेषित की गईं । 


चरितनायक का पुनः पदापेण ओर प्रतिष्ठोत्सव का प्रारम्भ 


चातुर्मास समाप्त करके चरितनायक सांथू पधारे श्रौर वहाँ कुछ दिवस 
पर्यन्त विराजकर पुनः बागरा पधार गये । जैन साधू-मुनिराजों का ऐसा 
आचार है कि जिस ग्राम, स्थान में चातुर्मास किया है, चातुर्मास की 
समाप्ति पर वह स्थान अथवा ग्राम एक बार तो छोड़कर अन्यत्र विहार करना 
ही-पड़ता है। विशेष कारण से पुनः पदारपण हो सकता है। आपभ्री का 
नगर-प्रवेश बडे ही ठाट एवं उत्साहप्वंक किया गया। कई मास से जिस 
प्राण-प्रतिष्ठा के लिये तेयारियां की जा रही थीं वह आखिर संनिकट आती 
आती मार्गशीष शुक्ला ३ शुक्रवार को बड़े ही उत्साह एवं आनंद के साथ 
प्रारंभ हो गई और मार्ग० शुक्ला ११ शनिवार तक वह निर्वाहित रही । प्रति 
दिन का कार्यक्रम निम्नवत्‌ रहा । 


१. मार्ग०शु० श्शुक्र>--जलयात्रा, स्नात्रपृजा, अंगकरन्यास, देववंदना 
जलदेवी का आह्ान, जलघटस्थापन, अखरडदीपस्थापन, क्षेत्रपालस्थापन 
धूपघट-संधूपन, सिद्धाचल-गिरनारतीर्थपजन ओर नवाशांप्रकारीपजा । 


२, मार्ग०्शु० ४ शनि०-जवारा-आरोपण, नवग्रहदशदिग्पालपुजन, 


३२०८ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


शांतिध्वज-शीलध्वजस्थापन, नन्‍्दावर्त्तमंडलपृजन-स्थापन श्र महावीरपंच- 
कल्याणकपूजा । 


३, मार्ग० शु० ४ रवि०--नवपदवीशस्थानकपदमरडलपृजनस्थापन, 
मण्डपवेदिकोपरी जिनबिम्बस्थापन, कलश-दणस्ड-ध्वजमेलन, मातृकान्यासादि 
और द्वादशभावनापूजा । 


४, मार्ग० शु० ६ सोम०--कुम्भस्थापना, घंटाकरणपटस्थापना, 
इन्द्र-इन्द्राणि-कत्पना, च्यवनकल्याणकविधानादि ओर सिद्धचक्रपूजा । 


५, मार्ग०शु०७ मंगल०-- जन्मकल्याणविधान, दिक्‍्कुमारी-इन्द्रकूत 
जन्मोत्सव, केलीगह-रचना, अष्टादशामिषेक, माता-पिताकस्पना, नामकरणादि 
ओर समकितसश्रष्प्रकारीपूजा । 


६, मार्ग०शु० ८ बुध ०--पाठशालोत्सव, विवाहसंस्कार, राज्यामि- 
पेक, दीक्षाकल्याणकविधानादि ओर अष्टप्रवचनमातापूजा । 


७, मार्ग० शु० ९ गुरु० - मंत्राक्षर-आलेखन, जिनवराह्मन, अंजन- 
करण, केवलकल्याणुकविधान, निर्वाणकल्याणक और अन्‍्तरायकर्मनिवारण- 
जा 

व, मार्ग० शु० १० शुक्र- -ता० २८-११-४१ को शुभ लप्म में 
देवकुलिकाश्रों में जिनबिम्बस्थापना, कलशारोहण, दणस्डध्वजारोपण तथा 
श्रीमहावीर - जिनालय में ग्रतिमास्थापन और कलश-दण्ड-ध्वजारोपण 
और गुरु-समाधि-मंदिर में गुरु-मूत्तिस्थापन और द्वादशब्रतपृजा । 


९. मार्ग०शु० ११ शनि०--एक सौ आठ अभिषेकवाली शान्तिक- 
पोष्टिक-शान्तिमहापूजा, नगर के चतुर्दिक जलधारादान, देवदेवी-विसर्जन- 
क्रिया । 


ऊपर लिखे नवों दिनों में प्रति रात्रि को श्रीराजेन्द्र जैन-गुरुकुल की 
संगीत-मर्डली के जिनगुणगर्मित संगीत, नर्तन एवं समाज-सुधार दृष्टियों से 
तथा देशभक्ति-भावनादायी अमिनय और नाटक होते रहे । प्रतिष्ठोत्सव के 


अभि जकन 5 





20॥8 हो 28-%>(22-65/2%# [6 


ध्व्य, बागरा 


॥। 
का 


न्‍ा 


है डर ४ 
४5 एक 
३०८. मे 


जे आकर 
श्‌ 


एक व: 


४४४३: 


2 ई 


हा 


्र 





भारवाइ-बागरा में ३५ वां चातुमांस और तदनन्तर श्री प्राण-प्रतिष्ठा [ २०९ ' 


निमित्त संगीत-मर्डली का शिक्षण गत आठ मास पूर्व ही ग्रारंभ कर दिया गग्ना 
था और मण्डली के पात्रों की पोशाक अहमदावाद से स्पेशल दर्जी बुलवा 
कर सिलवाई गई थी तथा वाद्य श्रादि कई उपकरणों को जुटाने मे समिति ने व्यय 
का विचार नहीं किया था। अब पाठक खय॑ सोच सकते है कि मण्डली की 
निपुणता की मात्रा किस रेखा तक वढ़ गई होगी । संगीत में निष्णात 
मा०सालिगरामजी द्वारा शिक्षण ओर उत्कट सेवाभावी मा० ज्वालादासजी की 
सेवाओ्रों को पाकर संगीत-मण्डली को प्रगति करने में कोई त्रटि कैसे रह 
सकती थी । लेखक भी सोमाग्य से इस मण्डली का निरीक्षक रहा था ओर 
मण्डल्ी के कौशल को प्रकटाने में जो कु और जितना अपेक्षित था बह 
करने में कभी पीछे नहीं रहा था | 


नव ही दिनों में नित्य वरघोड़ा निकलता था, जिसमें हाथी, सुसजित 
अश्च, देवरथ, डरकानिशान, इन्द्र-ध्वज रहते थे तथा कई ढोल, वेर्ड और 
कलावंतों के दल होते थे । सिरोही के श्री महावीर-वेन्ड की उपस्थिति 
सचमुच वरघोड़े में चार-चाँद का कार्य करतो थी । वरघोड़े की प्वा करने 
में श्रीपार्वनाथ जेन सेवा-मएडल, वांगरा की तत्परता बड़ी ही सराहनीय 
एवं सतुत्य रही । 

वैसे तो श्री वागरा-अंजनशलाका-ग्रतिष्ठा की खंतत्र पुस्तक भी लिखी 
गई थी; परन्तु दुःख हे कि वह छपाई नहीं गई । वह पुस्तक सचमुच इस 
उद्देश्य से ही लिखी गई थी कि ऐसी वड़ी प्राण-प्रतिष्ठाओं एवं महोत्सवों 
का प्रवंध किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे आनंद का अतिरेक बढ़े 
ओर लगाये खर्च का आनंद आ जाय । अगर उस पुस्तक में वर्शित वस्तु 
संक्षिप्त रूप से भी लिखी जाय तो भी पृष्ठों की संख्या आलोच्य स्तर तक बढ़ 
सकती है। यहाँ तो जितना अन्य स्थानों में हुईं ्रतिष्ठाओं के वर्णन को स्थान 
दिया गया है, उतना इसको भी । उपसंहार में इतना कह देना ठीक सम- 
भता हूँ कि वागरा-प्रतिष्टात्सव में भोजन-निर्माण, भोजन-व्यवहार, आतिथ्य 
वरधोड़ा-निष्कासन, शौच-स्नान और मृत्र-त्याग की सुविधायें एवं मनोरंजन जैसे 


नाटक, संगीत, अभिनय तथा प्रभु-मजन-कीर्तन आदि ततृसंबंधी समितियां 
२७ 


२१०] श्रीमद्‌ विजययतील्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 


अपनी परी लग, श्रद्धा एवं शक्ति से सम्पन्न कर रही थीं। सहस्नों की संख्या 
में आये हुये सधर्मी बंधुओं का जैसा आतिथ्य शयन, भोजन, विश्राम 
मनोरंजन आदि दृष्टियों से बागरा के इस महोत्सव पर हुआ, मेरा विचार है 
कि वैसा आतिथ्य ऐसे ही बड़े अ्रवसरों पर राजस्थान एवं मालवा में कई वर्षों 
में भी नहीं हुआ होगा । इस महोत्सव की व्यवस्था को दृष्टि में रख कर 
पश्चात्‌वर्त्ती वर्षों में बागरा के निकट के नगर और भ्रामों में पश्चातृवत्ती हुई 
प्रतिष्ठाओ्ों की वेसी ही व्यवस्था करने का प्रयत्न कई स्थलों पर दिगुणित, 
त्रिगुणित व्यय करके भी किया गया ज्ञात हुआ है और लेखक ने खवयं भी कई 
प्रतिष्ठाओं में संमिलित होकर अनुभव भी किया है; परन्तु जो आनंद इस 
बागरा-प्रतिष्ठोत्सव में आया वह फिर नहीं अनुभव किया गया । एवमस्तु । 


न्‍सक+-«मममम>क»»»न»मनान अमममम»»बममकक»«कंन---+, 


सेदरिया में प्रतिष्ठा ओर सियाणा में उद्यापन ओर बड़ी दीक्षा 
वि० सं० २९९८ 
कि] 
विहार और सेदरिया में प्रतिष्ठा 


प्रतिष्ठा के समाप्त होने पर चरितनायक अपनी साधु-मरडली एवं 
शिष्यगण के सहित आकोली पधारे और वहाँ कुछ दिन पर्यत विराज करके 
सियाणा पधारे । यहाँ भी स्थानीय संघ के आग्रह से कुछ दिन पर्यत विराजे । 
सेदरिया में इसी वर्ष फाल्गुण मास में प्रतिष्ठा करनी थी; अतः आपश्री वहाँ 
से सर्दी के कम पड़ने पर विहार करके हरजी पधारे । हरजी-श्रीसंघ ने चरित- 
नायक का स्वागतोत्सव बड़े ही ठाट-बाट से किया । हरजी से सेद्रिया पधारे। 
सेदरिया में संगमरमर-विनिर्मित त्रिशेखरी-जिनालय में वि० सं० १६९८ 
फाल्गुन शुक्ला ४ पंचमी शुक्रवार को पाँच जिनर्बिबों की शुभ मुहूर्त में 
अट्टाई-महोत्सवपर्वक स्थापना की एवं जिनालय के ऊपर खर्णकलश ओर 
दरडध्वजारोपण करवाया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ चरितनायक ने सेदरिया से 
पुनः सियाणा की ओर विहार किया । 


फिका शा ल्चीतन ५ जब वश ध् ना हे 
सदाग्या ५ शाला आर ब्यथागा मे इापतन धख्ार खड़ा दट्र]जञ्ञ। [ 555 


मिय्ागा में उद्यायन एवं ७ मूनियों की वर्दी दीज्ञा एव दिद्वार 


६: 
॥5 


५१ 


म5 72४० 


चूरितनायक सदस्धि से पून. विहार ऋग्क युद्धवालावग झाद्वार, हरती 
होते हुवे सियागा पवार । यहा दाह ऋष्स्चंद्र बीखाडी छी ओर से बीम- 
स्थानक्ता छा उद्यागन ऋकृस्णया गध् था तथा इसी शमाह्सर पर मनि श्री 
लावगयबिजयजी, रंगविजयजी आदि ७ मुनियों का बड़ी दीक्षा दी गट थी । 
उद्यापननयात्सत एबं द्रदद्वीक्षात्सत दे 


£“ 


नी े सम्मिलित दान मे एक मदान्सव 


| 


का रूप बन गया था । वहाँ से आपश्री विद्वार कर के आहार पधारे । 
श्राद्दार के ओ्रीसव में कृद्ध कारणों से कुमंप्र उत्तन्न दो गया था, उसको 
मिटाकर गृद्ाणलोतर, शरण, ऋबराड़ा, बृति, पावा, वाशग्राम, कोग्रीलाव, 
वणा, बी द्वोते हुये एवं कहीं एक्र द्विन और की अधिक दिनो का 
विश्वाम करते हुवे आपश्री खिमेल में पवार । इस वर्ष का चातुर्मास खिमेल 
में दी दाना निश्चित दा उक्का था। खिमेल के श्रीयंव ने श्रापत्री छा पुर 
प्रव् धद्ी दी सज-बज से करवाया । 


२१२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
खिमेल में ३६ वां चातुर्मात और गोडवाड़-पंचतीर्थी की 
संघ-यात्रा 
बि० से० १९९९ 
छे 


जैसा लिखा जा चुका है चरितनायक ने इस वर्ष का चातुर्मात 

खिमेल में किया । आपश्री की सेवा में वृद्ध एवं अनुभवी संयमस्थविर मुनि 
श्री लक्ष्मीविजयजी, संस्कृत पंडित मुनि श्री वहभ- 

सिमेल में ३६ वां विजयजी, अनेक गद्य-पद्य पुस्तकों एवं स्तवनों के रचयिता 
चातुर्मास और भूति काव्यग्रेमी मुनि श्री विद्याविजयजी, ज्योतिष के ज्ञान- 
से योडवाड़-पंचतीर्थी धारक मुनि श्री सागरानंदविजयजी एवं अभिनव 
की यात्रा करने के दीक्षित मुनि श्री नीतिविजयजी, लावर्यविजयजी, रंग- 
लिये संघ निकालने विजयजी माणिकविजयजी ओर मेरुविजयजी ६ ( नव ) 
का प्रस्ताव तथा बर- साधु थे । व्याख्यान में चरितनायक ने श्री भावविजयो- 
लूट में प्रतिष्ठा कराने पाध्याय द्वारा टीकाकृत “उत्तराध्ययनसूत्रं और भावना- 
का ग्रस्ताव और घिकार में शुभशीलगणिरचित 'विक्रमादित्यचरित का 
उसका स्वीकृत होना चातुर्मास परय्येत वाचन किया । तप, ब्रत, पौषधादि का 
सम्पुर्ण चातुर्मास भर अच्छा ठाट रहा । खिमेल राणी 

स्टेशन से लगभग दो कोस के अंतर पर होने से वहाँ दर्शकगण का श्रावागमन 
भी अच्छा रहा । थराद, कुक्षी, खाचरोद, जावरा आदि दूर २ के नगरों से 
भी सदुगुहस्थ अच्छी संख्या में आये ओर निकटस्थ ग्राम, पुर एवं गोड़वाड़ 
और जांगल-प्रदेश से तो बहुत ही श्रावकगण चरितनायक के दर्शनार्थ आये 
थे । खिमेल के श्रीसंघ ने बाहर से दर्शनार्थ आये हुये आवक एवं श्राविकाशों 
की प्री २ शयन एवं भोजनादि की सुन्दर व्यवस्था करके सेवा की थी । 
चातुर्मास में भूति के शाह देवीचन्द्र रामाजी भी अपने ग्राम के सद्ग्ुहस्थी 
के साथ चरितनायक के दर्शन करने के लिये आये थे । उन्होंने चरितनायक से 
निकट भविष्य में ही गोडवाड़-पंचतीर्थी की यात्रा करने के लिये संघ निका- 


खिमेल में ३६ वां चातुमास और गोटवाइ-पंचतीर्थी फी संघ-यात्रा [ २११ 


लने की अपनी ध्ुभेच्छा प्रकट की थी ओर आचार्य श्री ने भी उनकी इच्चा को 
मान देकर वि० स० १९९० मार्गगीर्ष शुक्ला & को सर के निकालने का 
झुभ मुद्तत्त भी निश्चित कर दिया था । 


पर्यूपणपर्व के कुछ दिन पश्चात्‌ बरलृट के सब की श्रोर से वहा के 
प्रतिष्ठित सद्‌गृहस्थों का एक प्रतिनिधि-मण्टल चस्तिनायक की सेवा में उपस्बित 
हुआ । उसने चरितनायक के दर्शन करके दशन करने के अतिरिक्त अपने श्राने के 
दूसरे प्रमुख कारण का भी आपश्री से निवद्धित क्रिया, जो यह था कि बसलट 
के श्रीसंधय ने चरितनायक के कर-क्रमलों से इसी सवत्‌ में वहा नवीन एव 
प्राचीन दानों मंदिरों के ऊपर दणडन्बज एबं स्णकलगआारोहण कराने का तथा 
दोनों मंदिरों में अविष्टायक देव और अ्रविष्ठायिका देबियों की प्रतिमाओं 
की ग्राणु-प्रतिष्ठा करा कर के स्थापित करवाने का निश्चय किया है । आचायंश्री 
ने प्रतिनिधि-मणइल की विननी स्वीकृत करके प्राणु-प्रतिप्ठा का शुभ मुहूर्त 
वि० स॑० १६६६ माय शुक्ला ११ सोमवार का निश्चित कर द्विया । प्रति- 
निधि-मण्डल अपने उच्व्य मे सफल होकर अति ही आरानदित हुआ । 


श्री गो ह्बाढ़-पंचती थी की संघ-यात्रा 


श 
बि० में० १९९०९ 


वि० सं० १६६६ मार्गमीर्ष बु० € को मूति से संव का निम्रमंग 
हुआ । संमपति भूतियासी झाद्द देवीचन्द्र रामाजी थे। सब कोंशी- 
लाव, त्राह्मी श्रादि ग्रामो में होता हुआ एच मान सस्कार प्राप्त करता हुआ 
तथा वह्दा के जिनालयो में द्रव्य का दान देता हुआ एकादशी को खिमेल 
पहुँचा । दूसरे दिन दादी को ग्रातःकाल सवपति की ओर से शोर सायकाल 
को स्थानीय श्रीसोवर्मवद्तमागच्छीय सत्र की आर से प्रीतिभाज़ हुये | 
चरितनायक एवं साथु-मंगटली यही से सत्र में सम्मिलित दूट ओर से दुसरे 
दिन त्रबादशी को साणी स्टेशन पर पहुँचा । बढ़ा के क्षीमय ने श्रागस्लुक 
श्रीमंत्र का भारी खवागत किया । दोनों ओर से दिनालय मं ट्त्य बंद किया 
गया । चतुर्दशी को सत्र संगी स्टेशन से खाना होकर थीं बाहाणा तीय 


को पहुँचा । 


२१४ ]-_ श्रीमद विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


बरकाणा तीथ/--वरकाणा नामक ग्राम में श्री पाइर्वनाथ-जिनालय 
बना हुआ है, अतः यह स्थान वरकाणातीर्थ के नाम से विख्यात है।इस 
ग्राम का प्राचीन नाम वरकनकपुर था ऐसा उल्लेख मिलता है श्रोर जिसका 
वरकाणा नाम अपभ्रंश रूप है। जिनालय में तीर्थपति भगवान्‌ पार््वनाथ की 
प्राचीन प्रतिमा है । यह जिनालय बांवन देवकुलिकाओं से सुशोभित है और 
प्रत्येक कुलिका में तीन-तीन जिनग्रतिमाययें प्रतिष्ठित हैं । सिंहद्वार के दोनों 
पक्ष पर सुमेरुपव॑त के दो जिंनालय बने हुये हैं, जिनमें चतुमुखी प्रतिमायें 
विराजमान हैं । 


यहां श्री वरकाणा-पार्शनाथ-विद्यालय नामक एक शिक्षणु-संस्था 
चल' रही है, जो मरुपर-प्रदेश की जैन शिक्षण-संस्थाओं में अधिक समुन्नत 
एवं प्रतिष्ठित है। 


संघपति ने यहाँ जीर्णोद्धार और छात्राल्यय के खातों में सराहनीय 
निधि अर्पित की । 


वरकाणा से पौष कृष्णा प्रतिपदा को प्रस्थान करके संघ नाडोल 
पहुँचा । नाडोल के संघ की ओर से आगन्तुक संघ का भारी खागत किया 
* गया । चरितनायक की सारगर्भित देशना हुई, जिसको श्रवण करके लोग 
अत्यधिक प्रभावित हुये। यहाँ. चार जेन मंदिर हैं । १ सम्राट सम्भ्रति का 
बनवाया हुआ श्रीपद्मप्रमखामी का, राजा गन्धर्वसेन का बनवाया हुआ 
श्रीनेमिनाथ खामी का, ३ श्री आदिनाथ खामी का और ४ ( चौथा ) 
मंदिर श्रीपार्वनाथ खामी का पर-जिनालय है। 


नाडोल से रवाना होकर पौष क्ृ० द्वितीया को संघ नहडृलाई 
पहुँचा । स्थानीय संघ की ओर से धूम-धाम' एवं ससमारोह संघ का नगर में 
प्रवेश करवाया गया और चरितनायक का व्याख्यान हुआ । । 


नइूलाई का प्राचीन नाम नारदपुरी होना भी लिखा मिलता है । यहाँ 
श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्यम्नकमार ने पर्वत के ऊपर श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ की 
सौधशिखरी जिनालय बनवाकर उसमें श्री नेमिनाथ-प्रतिमा को श्रतिष्ठित की 


खिमेल में ३६ वां चातुमास और गोदवाढ़-पंचतीर्थी की संधन्यात्रा [ २१५ 


थी, ऐसा उल्लेख 'विजयग्रशस्ति' नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग में लिखा 
मिलता है । 


नगर के बाहर साण्डेरकगच्छीय महान्‌ तेजख्री प्रखर पंडित अनेक 
वादविजेता आचार्य यशोभद्रसरि द्वारा उड़ाकर लाया हुआ श्री आ्रादिनाथ- 
जिनालय है, जो दर्गनीय दे । मगर के बाहर श्रोर भीतर मिलाकर कुल ११ 
जिनालयब है, जिनका समुचित परिचय मेरी गोडवाड-यात्रा' नामक पुस्तक 
में कराया गया है । 


यहाँ के महिरोंम पजाये पढ़वाई गई' श्रोर संपपति ने उचित निधिया 
मंट की । संघ यहाँ से प्रस्थान करके पीष कु० पंचमी को सोमेश्वर पहुँचा । 


सामेश्वस्ती4--ससोमेश्वर ग्राम में भगवान्‌ शांतिनाथ का लगभग 
४०२० वर्ष पूर्व का बना हुआ एक सुन्दर जिनालय है और इसीलिये यह 
मन्दिर सोमेश्वरतीर्थ के नाम से विश्रुत है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये 
धर्मशाला बनी हुई है । 


पोष कु० पष्ठी को संघ देखरीगढ़ पहुँचा । यहाँ के स्थानीय संघ ने 
श्रागन्तुक सघ का श्रति ही सम्मान भरा खागत किया । यहाँ सघ प० क्ृ० 
६-७-८ मी तीन दिन ठहरा । तीनो दिन चरितनायक के व्याख्यान हुये। 
समस्त नगर के जैन, अजन स्त्री और पुरुषों ने गुणगर्मित व्याख्यानों का लाभ 
लिया । स्थानीय संघ ओर नवागत सथ दोनों की ओर से नवकारशियाँ 
हुई ओर मन्दिरों में विविध पायें पढाई गई । नगर में चार उपाश्रय, एक 
विद्याल धर्मशाला ओर चार जिनालय हद । नगर बड़ा सुन्दर और पर्वतीय 
तलदटी मे द्वोन से बडा सुहावना लगना है । 

चार जिनालय--2, श्रीश्रान्तिनाथ खामी का २, श्री आदिनाथ 
स्वामी का ३, चनुर्मुखी छुब्बी, जिसमे श्री आदिनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ 
श्रोर श्रीचद्रश्रम खामी की प्रतिमार्य प्रतिष्ठित है श्रीर ७, श्री पा््बनाथ खामी 
का मन्दिर है। 


देसूरी से सत्र प्रस्थान करके पीप क्ु० नवमी का थाणुगव पहुँचा । 


११६ ] श्रीमद्‌ विजर्थयतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


यहाँ के संघ ने भी आगत संघ का अतिशय सम्मानपूर्णा खागत किया। 
यह नगर मी प्राचीन एवं सुन्दर है। यह जोधपुर-राज्य के ग्रथम श्रेणी के 
ठिकाने का पाट-नगर है। ठाकुर साहब के ग्रासाद और दुर्ग प्राचीन एवं 
सुन्दर बने हुये हैं। यहाँ जैनियों के ११ मन्दिर, तीन विशाल जैन 
धर्मशालायें और चार जैन उपाश्रय हैं । 


घाणेराव से श्री महावीर-मुद्ाला नामक तीर्थ चार मील के अन्ता 
पर है। पौष कृ० एकादशी को संघ घाणेराव से श्री महावीर-मुछाला तीर्थ 
के दर्शन करने को रवाना हुआ । वहाँ संघ एक दिन ठहरा। उसने प्रातः 
सेवा-पूजा खूब भाव-भक्तिपवेक की । दिन में पूजा पढ़ाई गई तथा रात्रि को 
सन्ध्या समय में आंगी की सुन्दर रचना करवाई गईं। 


श्री महावीर-मुद्वाला से संघ पोौष क्ृ० द्वादशी को सादड़ी पहुँचा। 
यहाँ पौरवाल, ओसवालों के जैन घर मिलाकर लगभग एक सहख (१०००) हैं। 
स्थानीय संघ की ओर से नवागत संघ का प्रशंसनीय विधि से स्वागत किया 
गया । यहाँ एक सौधशिखरी बावन-जिनालय है, जिसमें मूलनायक प्रतिमा 
भगवान्‌ पारईर्वनाथ की विराजमान है। अतिरिक्त इसके यहाँ & उपाश्रय, 
२ विशाल पर्मशालायें और एक पुस्तकालय है। साधु, साध्वियों के ठहरने 
के लिये यहाँ पूरी २ सुविधायें हैं। श्री राणकपुरतीर्थ को दर्शन करने के 
लिये जाने वाले यात्री यहीं आकर ठहरते हैं | यहाँ सेठ श्री आनंदजी 
कल्याणुजी की पीढ़ी है, जिसकी श्री राणकपुरतीर्थ पर देख-रेख है। यह 
पीढ़ी ही यात्रियों की सब प्रकार की सुविधाश्रों का प्रबन्ध करती है। इस 
पीढ़ी की ओर से श्री पार््वनाथ-बावन-जिनालय के पर्व में उसके उत्तर 
पक्ष पर एक धर्मशाला बनी हुई है, उसमें राणकपुर को जाने वाले श्रौर 
राणकपुर से आने वाले यात्रियों के लिये ठहरने की व्यवस्था है । 


पौ० क्ृ० ढवितीया द्वादशी को सादड़ी से चलकर संघ श्री राणकपुरतीय* 





राणकपुर तीथ 


# यह तीर्थ सादड़ी से ६ मील दक्षिण दिशा में माद्दी नामक पर्व॑त-प्रेणियों के 
मध्य एक खुले मैदान में आगया है। यहाँ तीन जैन मदिर और एंक वैष्णव सूर्य-मंदिर हैं। 





खिमेल में ३६ वां चातुंमोस और गोडवाड़-पंचतीर्थी की संघ यात्रा [ ३१७ 


पहुँचा । संघ का आनंदजी कल्याणजी की पीढ़ी की शोर से भव्य स्वागत किया 
गया । वहाँ पहुँच कर चरितनायक ने सहसाधु-मण्डल एवं संघ में सम्मिलित 
श्रावक, श्राविकाश्ों के साथ में ती4पति भगवान्‌ आदिनाथ-प्रतिमा के दर्शन किये 
ओर अपनी यात्रा सफल की । तलश्वात्‌ संघ ने प्रभु-्रतिमा की अतिशय भाव- 
भक्ति से सेवा-पृजा की । दिन में पजा पढ़ाई गई और रात्रि को सुन्दर आंगी 
रचवाई गई तथा श्री वर्द्धमान जैन बोडिंग, सुमेरपुर की संगीत-मण्डली ने 
प्रभु-प्रतिमा के समक्ष भावनाव्य, नृत्य, कीर्तन एवं भक्ति की | यहाँ दो नव- 
कारशियां की गईं तथा संघ ने चरितनायक की अधिनायकता में विशेष 
उत्सव का आयोजन करके भारी जनसमूह के बीच संघपति श[० देवीचन्द्र 
रामाजी को संघपति की माला परिधान करवाई और संघपति ने तीर्थोंद्धार 
एवं केसरखाते में अच्छी निधियां भेंट की । इस प्रकार भूति से निकला हुआ 
संघ गोडवाड़ के तीथ्थों के दर्शन करता हुआ श्री राणुकपुरतीर्थ के दर्शन- 
पूजन करके कृतकृत्य हुआ । इस संघ की व्यवस्था का अधिक. उत्तरदायित्व 
शा०ताराचन्द मेघराजजी पावावालों के स्कंधों पर रहा था, और उन्होंने अति 
चुद्धिमानी एवं तत्परता से सुख-सुविधा की समस्त तैयारियाँ पूरी २ की थी । 
वे भी यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं । श्री राणकपुरतीर्थ से संघ रवाना 
होकर सादड़ी, मुडारा, वाली होता हुआ पौष शु० पंचमी को खुडाला पहुँचा । 





चारों मंदिर प्राचीन एव कला की इंष्टि से दर्शनीय हैं। सूल-सदिर श्री धरणविहार-ब्रैलौक्य- 

दीपक श्री आदिनाथ-जिनालय है। इस मदिर को नादिया झ्राम के श्रीमंत प्राग्वादशातीय 
धरणाशाह ने रूमभग एक कोटि द्वव्य व्यय करके बनवाया था और तपागच्छाधिराज भ्रीमद्‌ 
सोमसुन्द्रसूरि से बि० सं० १४९८ फा० कृ० १० को श्रुभ झुहूत्ते में इसकी आण-प्रतिष्ठा 
करवाई थी । यह मंदिर इतना विशाल है. कि ससार में इसकी विशालता की समता फरने 
वाले देबालय कोई विरले ही होंगे। यह देवालय चतुमुखा है । इसमें चारो दिशाओं में चार 
तीन-मजिले हार बने हुये हैं। सिहह्ार पश्चिमामिम्रख है | चार मेघमण्डप, चार सभामण्डप, 
चार फोणमदिर एव चोरासी देवकुलिकाओं से युक्त यह त्रिमंजिल जिनाऊुय इस प्ृथ्वीमण्डल 
पर सचमुच 'नलिनीगुल्मविमान! का ही अवतार प्रतीत होता है। इसमे १४४४ स्तभ है 
और चौरासी भूगृह कहे जाते हैं। दूसरे दो जैन मदिर १--श्री पाश्चनाथ-जिनाठलय जौर 
२--श्री नेमिनाथ-जिनालय हैं। 


बिशेष बर्णन के लिये 'मेरी गोडवाइ-यात्रा' और छेखक द्वारा लिखित 'प्रार्वाट-इतिदास' 
में श्री घरणाशाह फा प्रकरण देखिये | 
२८ 


२११८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


खुडाला के श्रीसंध ने आगत संघ का आतिथ्य एवं खागत अत्यन्त ही 
सराहनीय किया था । संघ खुडाल्ला में तीन दिन ठहरा । पौष शु० ७ मी 
को खर्गस्थ गुरुवर्य श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी की जयन्ती अत्यन्त धूम- 
धाम एवं सुन्दर आयोजनों के साथ मनाई गईं थी । जयन्ती-उत्सव की 
व्यवस्था श्री राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुडाला के मानद मंत्री श्री निहालवंद्र 
फौजमलजी ने बड़ी ही तत्परता एवं भक्ति से की थी । प्रातः नगरकीर्तैन, 
हुआ । भध्याह्न में श्रष्टप्रकारीपूजा पढ़ाई गई और उसमें सांघपति की ओर 
से श्रीफल की प्रभावना दी गई । रात्रि को सावजनिक सभा हुईं । इस प्रकार 
संपूर्ण दिन सुन्दर कार्यक्रम से व्यस्त रहा था | दूसरे दिन संघ खुडाला ये 
विसर्जित हो गया और सर्वे जन अपने २ ग्रामों को लौट गये । 


सिरोही-राज्य के जोरामगरा में विहार ओर प्रतिष्ठादि कार्य 
बि० से? १९९९ 
९ 
बरलूट की ओर विहार और प्राण-प्रतिष्ठा 


5: चरितनायक ने अपने शिष्यमण्डल एवं साधुसमुदाय के सहित खुडाबा 
से विहार किया श्रौर जाकोड़ातीर्थ की यात्रा करते हुये सुमेरपुर, फताहपुरा, 
कोरंटपुरतीर्थ, नया जोगापुरा, भेव, अ्रणदोर, जावालादि आ्रामों में विचरते हुये 
धर्मोपदेश देते हुये बरलूट में पधारे । बरलूठ के श्रीसंघ ने चरितनायक का 
अत्यन्त शोभासाधनों एवं उपकरणों से युक्त समारोह निकाल कर नगए-प्वेश 
करवाया और वह चरितनायक की देख-रेख में ग्रतिष्ठासंबंधी कार्य को समन 
करने की तैयारियां करने लगा । घर २ मंगलाचार होने लगे ओर नगर में 
मंगलसूचक वाधयंत्र बजने लगे | भव्य प्रतिष्ठा-मए्डप की रचना करवाई 
गई और अध्टह्विका-महोत्सव आरंभ किया गया । वि० सं० १६६६ 8 
शु० ११ सोमवार को शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा-मण्डप में अधिष्ठायक दंव शा 
देवियों की,  ओ की प्राण-प्रतिष्ठा सविधि-विधान करके उनको मंदिर में 


न ९ 
सिरोददी-राग्य के जोरमगय में विद्वार और प्रतिष्ठादे काय | २१९ 


प्रतिष्ठित करवाई और दरडब्वज एवं खर्णु-कलशारोहण करवाये । संघ ने 
खामीवात्सल्य और नवकारशियाँ करके बाहर आमों से आये हुये दर्शकगण 
की प्रीतिभाज से एवं जयन, सेवा आदि की सुन्दर सुविधायें प्रदान करके 
अच्छी अभ्यर्थना की । वरलट के निकट ऊड़ नामक ग्राम है। वहाँ के श्री 

थ ने भी इस प्रतिष्ठा-महोत्सव के अवसर पर आकर चरितनायक से वहाँ 
(अड़) पधार कर श्री शान्तिनाथ-जिनालय में जिन प्रतिमा ओर अधिष्ठायक 
देव और देवी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कवाकर उनको स्थापित करवाने 
की विनती की । चरितनायक ने ऊड़ के श्रीसंध की विनती स्लीकार की और 
बरलूट से प्रतिष्टोत्सव सानंद समाप्त करके आपश्री सहमुनि-मण्डल ऊड़ पधारे । 


ऊड़ में प्रातिष्ठा 
वि० सं० 


बरलूट से विहार करके चरितनायक जावाल होते हुये ऊड़ पधारे । 
ऊड़ के श्रीसंघ न चरितनायक एवं साधुमएडल का भव्य खागत किया और 
वड़ी धूम-धाम से नगर-प्रवेश करवाया । प्रतिष्ठा का सुहूत्ते वि० सं० १९९९ 
फाल्युन शु० २ सोमवार का निश्चित हुआ था। चरितनायक की श्राज्ञा एवं 
आदगानुसार प्रतिष्टोत्सव के लिये तेयारियाँ प्रारंभ की गईं। सुन्दर मण्डप 
की रचना की गई ओर आठ दिनों तक उत्सव मनाया गया और तब फा० 
शु० २ सोमवार का शुभ मुहूर्त में सविधि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी क्रिया करा कर 
चरितनायक ने प्राचीन श्री शान्तिनाथ-जिनालय में दो जिनग्रतिमायें, दो 
अधिष्ठायक देव-ग्रतिमार्यं और अ्रविष्ठायिका देवी की मूर्तियाँ और एक 
मणिभद्र की मूत्ति स्थापित करवाई और खेलामणडप पर स्वर्णकलश चढ़वाया । 


श्री भापणसुधा--आकार क्राऊन १६ एृष्ठीय । प्ृ० सं० ६२ । 
रचना वि० सं० १६६६ | वि० सं० १९९९ में श्री आनंद प्रेस, भावनगर 
( काठियावाड़ ) में खिमेलनिवासी भंडारी विमलचंद्र अनारचंद्रजी ने 
बढ़िया कागज पर छप्वाकर इसकी १००७० प्रतियाँ प्रकाशित कीं। यह 
छोटी-सी पुस्तक सात व्याख्यानों का एक सुन्दर समुच्चय है। प्रत्येक 
व्याख्यान का विपय अलग हे शोर वे सब व्याख्यान श्रति सारपूर्ण 


२२० ] _ श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


एवं ताक्तिक हैं । व्याख्यानदाताओं के लिये तो यह पुस्तक विशेष उपयोगी 
है। इसकी ग्रस्तावना में श्राचार्यश्री के खिमेल में हुये चातुर्मास का भी 
विशेष वर्णन है । 


श्री पौषध-विधि--आहोरवासी शा० पुखराज जुहारमलजी ने इसको 
आनंद-ओेस, भावनगर में बि० सं० १६६६ में इसकी १००० प्रतियां, 
आकार क्राऊन १६ प्ृष्ठीय छुपवाकर प्रकाशित किया । 


मण्डवारिया ओर देखदर में स्थिरता और सुधार-वृद्धि और 
तत्पश्चात्‌ सियाणा में पदापंण 


उड़ में जब ग्राण-प्रतिष्ठोत्सव सानन्द पूर्ण हो गया तब चरितनायक 
वहाँ से पुनः जावाल, बरलूट होते हुये मण्डवारिया पधारे और वहाँ कुछ 
दिवस पर्यत्‌ विराजे | मण्डवारिया में शा० देवराजजी चुन्नीलालजी का 
बनवाया हुआ सौधशिखरी-जिनालय चालीस वर्षों से अग्रतिष्ठित ही रह रहा 
था । गुरुदेव ने उसकी भी प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त वि० सं० २००० म्येष्ठ 
शु० $ बुधवार का निश्चित किया और तलश्वात्‌ वहाँ से आप्री भूतग्राम, 
मणोरा द्वोते हुये देलंदर पधारे । हे 


देलंदर के श्रीसंघ में फूट पड़ी हुई थी और परस्पर आवक लड़ते 
थे ओर विशेषकर धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के अवसरों पर उन लोगों 
में फूट का बुरा प्रभाव उन्हें एकमत नहीं होने दे रहा था । फलतः वहाँ के 
जिनालय का जीखणोद्धार-कार्य बंद पड़ा हुआ था । चरितनायक के तेज 
एवं व्याख्यानों के प्रभाव से देलंदर के संघ में पड़ी हुईं फूट छू-मंत्र हो गई 
ओर जिनालय का जीणोद्धार-कार्य प्रारम्भ करने के लिये आठ सदस्यों की 
एक समिति सर्वसंघ की सम्पति से नियुक्त हुई, जिसको संघ ने जीणोंद्धाए 
सम्बन्धी सर्व सत्ता अपित की । चरितनायक जिनालय का जीर्णोद्धार-कार्य 
शुभ मुहूत्ते में प्रारंभ करवा करके वहाँ से विहार करके बराड़ा, कांणोदर के 
जिनालयों के दर्शन करते हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये सियाणा पथारे। 
सियाणा बड़ा नगर है और यहा चरितनायक की ही सम्प्रदाय के लगभग ४४० 


सियाणा में श्रंजनशलाका और तत्पत्चात्‌ सियाणा मे चातुमोत्त [ २२१ 


श्रावकों के घर हैं। आचार्य॑श्री का श्रति ही भव्य-स्तागत किया गया, 
जिसका वर्णन सप्रसंग आगे किया जायगा । 


सियाणा में अनेक जिन बिंबों की अंजनशलाकाप्रतिष्ठा 
एवं तत्श्रात्‌ सियाणा में चातुर्मास 
वि० सं० २००० 
७ 


कृष्णावती नदी के पंश्रिम तट पर काछुला नामक एक छोटा-सा भारी 
भरकम डंगर है । इसके उत्तर पक्ष की अंक में सियाणा नगर बसा हुआ 
है। सियाणा का प्राचीन नाम साणारा था, जब कि 
तिथाणा और उसका यह पुरोहित बाह्यणों के अधिकार में था। जब पुरोहित 
लाक्षित परिचय ब्राह्मणों को अपने से दुष्काल एवं आपत्ति के समय डाकू एवं 
लुटेरों से ग्राम में बसने वालों की जान-माल की रक्षा 
का होना अशक्य प्रतीत होने लगा, उन्होंने नावीग्राम के ठाकुर को साणारा 
की रक्षा का भार श्रर्षित किया और तब से यह धीरे २ ब्राह्मणों के प्रभुत्व 
से निकलकर संरक्षक ठाकुर के श्रधिकार में अधिकाधिक जाता रहा और एक 
दिन संरक्षक ठाकुर ने ब्राह्मणों को हरा कर अपना खतंत्र श्रधिकार स्थापित 
कर लिया और साणारा के स्थान पर इसका नाम सियाणा रक्‍्ख। | ग्राम को 
सुरक्षित हुआ समझ कर आस-पास के खेड़ों एवं छोटे २ अरक्षित ग्रामों 
में बसने वाले श्रीमंत शाहूकार सियाणा में आकर बसने लगे और ठाकर 
साहब ने भी उनकी रक्षा का पूरा २ उत्तरदायित्व संभाला । इसका परिणाम 
यह हुआ कि साणारा जो एक साधारण खेड़ा था बढ़कर सियाणा नाम से 
लगभग ११०० घरों का अति समृद्ध नगर बन गया । आज भी सियाणा 
पर नावीआम के ठाकुर साहब के वंशजों का ही श्रषिकार है । 


सियाणा में महाजन-समाज का इतनी संख्या में आकर बसने का 


२२२, ] .. श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित. 


एक दूसरा भी अति महत्वशाली कारण था और वह यह कि वहाँ पर 
काछला भाखर के उत्तरीय ढाल पर गूजरसग्राद कमारपालं द्वारा विनिर्मित 
अति भव्य जिनालय है, जिसके विषय में आगे के पूृष्ठों में विस्तृत रूप ये 
लिखा जायगा । 


गू्जरसग्राद कुमारपाल द्वारा विनिर्मित मंदिर में मुलनायक प्रतिमा 
श्री सुविधिनाथ खामी की है, अतः वह श्री सुविधिनाथ-जिनालय के नाम 
से ही प्रसिद्ध है। अ्रपिक प्राचीन होने से मंदिर स्थल- 
श्री सुवाधिनाथ-जिना- स्थल पर॒खण्डित और कुरूप हो गया था । श्रीमद्‌ 
लय की देवकालै- विजयराजेन्द्रसरीश्वरनी के सहुपदेश से श्रीसंघ-सियाणा 
काश में बिंबों की ने उसका जीणोंद्धार करवाया और मूलमन्दिर में चौवीस 
ग्रातिष्ठा करवाने का जिनेश्वरों की चौबीस देवकुलिकायें तथा जिनालय के 
प्रस्ताव और आचार्य पृष्ठभाग के ऊपर द्वितीय मंजिल में पंचतीर्थी बनवाई । 
महाराज से विनती वि० सं० १९४८ माघ शु० १३ गुरु० को श्रीमद्‌ 
विजयराजेन्द्रसूरिजी के कर-कमलों से इनकी प्रतिष्ठा- 
जनशलाका महोत्सवपृवक की गईं थी; परन्तु देवकुलिकाओं में सोजतिया 
पत्थर काम में लिया गया था, वह कच्चा होने से कुछ ही वर्षों में खरने 
लगा और यत्र-तत्र खड्डे पड़ गये और देवकुलिकाशं की छुत भी बिखर 
सी गईं; अतः श्रीसंघ ने पंचतीर्थी और देवकुलिकाओं को गिराकर पुनः 
मकराणा और खेत पत्थरों से उनका निर्माण करवाया तथा पंचतीर्थी के 
ऊपर द्वितीय मंजिल में श्रीशान्तिनाथ-राजेन्द्र-टंक खेत संगमरमर की बनवाई 
ओर जिनालय के सिंहद्धार पर गवाक्ष और उसमें चोमुखा मन्दिर बनवाया । 
सिंहद्वार के बाहर दोनों पक्ष पर हाथी-खाना, उसके पीछे परणेन्द्र और 
पद्मावती के शिखरबद्ध देवल ओर विहरमान्‌ तीर्थंकर श्री सीमंधर खामी का 
गृह-मन्दिर बनवाया । यह नव एवं जीोद्धार-कार्य बि० सं० १९९६ में 
लगभग पूर्ण-सा हो गया । 


चरितनायक जिन दिनों में मंडवारिया में विराज रहे थे, श्रीसंघ-सियांणा 
ने एकत्रित होकर देवकुलिकाश्ों में पूर्वप्रतिष्ठित श्रतिमाओं की स्थापना 


सियाणा में अंजनशलाका और तत्पश्वात्‌ सियाणा में चातुमोत्त [ २२३ 


कराने के विषय में विचार किया । परिणाम में सर्वसम्मति से यह निश्चय 
किया गया कि मंडवारिया जाकर श्रीमद्‌ आचाये महाराज साहब से इस 
पुनीत कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने की प्रार्थना की जाय । सियाणा के 
प्रतिष्ठित कुछ सद्‌गरृहस्थ आचार्य महाराज साहब की सेवा में मण्डवारिया 
पहुँचे ओर अपने उक्त प्रस्ताव को उनके समक्ष सविनय रक्‍्खा। आचार्य 
महाराज साहव ने उनका अत्याग्रह एवं उत्साह देखकर लग्न वि० सं० 
२००० वेशाख शु० ६ सोमवार* का निश्चित कर दिया और आपश्री भी 
मण्डवारिया से विहार करके जेसा ऊपर लिखा जा लुका है सियाणा 
पधार गये । 


आचार्यश्री योग्य अवसर पर मण्डवारिया से विहार करके अनुक्रम से 
सियाणा पघारे । आपश्री का नगर-प्रवेश अवर्णनीय सज-धज से करवाया गया 
था । नगर के जैन और अजेन अधिकांश स्त्री, पुरुष 
आचार्यश्री का नगर- लड़के, लड़कियाँ एवं छोटे-मोटे बच्चे तक समारोह में 
प्रवेश और स्थापनो- सम्मिलित थे। समारोह में देशी वैरड, डंकानिशान, 
त्व के साथ में ढोल, ध्वजापताकायें, श्री राजेन्द्रसूरि-विद्यालय के 
प्राणअविष्ठोत्सव कराने विद्यार्थियों का दल, अध्यापक-वर्ग, श्री शान्तिनाथ- 
का भी अ्रस्ताव स्वक्त राजेन्द्र जैन बेरड सर्व अपने २ स्थान पर समारोह की 
शोभा बढ़ा रहे थे । जेन वैरड के पीछे आचार्यदेव और 
मुनिमर्डल, जिनकी सेवा में खयंसेवकदल साथ २ चल रहा था, धीमी २ 
कि अप: 8 20 4 व 292 अलग, 305 लरक 22324 00५ ५४ / के त 


लग्नकुंडालिका नवांशकुंडालिका 


० १० हो रा (१० 2 
५ गु, हे गा कट 
० 3 2 ५ जम डे 







#श्री जिनदेवेश्यो नम, | स्व्रस्ति श्री विक्रम स० २००० 


३ शाके १८६५ प्रवरत्त मात्र 


२०४ ] - श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरिते 


चाल से पदधारण कर रहे थे | मुनिमए्डल के पीछे अगखणित श्रावक, श्रावि- 
कार्यें एवं अजैन स्त्री और लड़के, बालिकायें चल रही थीं । वादययंत्रों की 
ध्वनियों से, जयनादों से, सोभाग्यवती स्त्रियों के मंगल एवं पुनीत गीतों ये 
आकाश-मण्डल गुंज रहा था। चरितनायक स्थान २ पर गुंहलियों का 
स्वागत लेते हुये श्री आादिनाथ-मंद्रि एवं सम्राद कुमारपाल द्वारा विनिर्मित 
श्री सुविधिनाथ-जिनालय के दर्शन एवं चेत्यवंदन करते हुये श्री पोरवाड़ जैन 
धर्मशाला में पधारे । 


आचारयश्री ने गुरुपट्ट पर अपना स्थान ग्रहण किया ओर सर्व स्री 
एवं पुरुष भी अपने २ स्थानों पर बेठ गये । गुरुमहाराज ने तब अपनी 
देशना प्रारंभ की । आचार्यश्री ने बिंब-प्रतिष्ठा का महत्त और उससे होने 
वाले फल पर अपना वक्तव्य दिया तथा फिर श्रीसंघ-सियाणा को सम्बोधित 
करके कहा, “आप लोग पूर्वप्रतिष्ठित श्रतिमाओं की स्थापना करवा रहे हैं 
और व्यय ग्रतिष्ठोत्सव में जितना होता है उतना ही होगा; तब अग्रतिष्ठित 
प्रतिमायें, जो आपके यहाँ कई वर्षो' से रक्खी हुई हैं, उनको भी प्रतिष्ठित 
क्यों नहीं इसी शुभावसर पर करवाली जाय॑ । थोड़ा और व्यय करने पर 
दोनों कार्य पूर्ण हो जाते हैं। नहीं तो फिर अलग जब कभी भी उनकी 
प्राए-प्रतिष्या करवाई जायगी, सर्वे प्रकार का व्यय और समारंभ फिर व 
त्रिधि से करना पड़ेगा । समय को किसने देखा है ? श्राज क्या है भ्रोर कल 
क्या होने वाला है ? मेरी तो यही सम्मति है कि श्रतिष्ठित बिंबों की 
स्थापना के साथ में ही अग्रतिष्ठित प्रतिमाओं की भी ग्रतिष्ठांजनशलाका 
करवाली जाय ।” आचार्यश्री का यह सुझाव सर्व संघ को अच्छा ओर 
लाभदायक प्रतीत हुआ और सर्व॑सम्मति से यह प्रस्ताव कि श्रप्नतिष्ठित 
प्रतिमाओं की प्राणु-प्रतिष्ठा भी इसी शुभावसर पर करवाली जाय, इसी में 
हर प्रकार से लाभ है पास हो गया । तलश्रात्‌, हर्ष एवं श्रानंद की जय- 
ध्वनियों से परिषद्‌ विसजित हो गई । 
मासोत्तममासे वैशाखमासे शुक्ल पक्षे ६ तिथौो घव्यु: ३९५ । ३७, चघन्द्रवासरे घुम्॑सुनक्षत्रे 
घ० १६।४। झलयोगे घ० १८२१, कौलवकरणे घ० ७२, इृष्ट धव्यः ६।४५, एतत्समये 


सियाणानगरे श्री पाइवेनाथादि जिनवराणां प्रतिष्ठामहूर्त श्रेष्ठमा # सर्वेषां कल्याणातर 
भवतुत्तरामिति । ४ 


सियाणा मे अजनशलाका और तत्पश्रात्‌ सियाणा में चातुमोस [ २२५ 


अजनशलाकाओशण-प्रतिष्ठोत्सव की तेयारियाँ 


श्रीसंध-सियाणा ने निम्नलिखित श्राठ प्रतिष्ठित एवं उत्साही पुरुषों 
की व्यवस्थापिका-समिति बनाई और प्रतिष्ठोत्सव सम्बन्धी सबे सत्ता उनको 


अर्पित की । 


१, शा० नत्यमल जेताजी 


३. सं० मेधराज नरसिंहजी 
५, शा० मीठालाल हुणाजी 
७, , चखुशालचंद्र वीठाजी 


२, शा० कपूरचंद्र भीखाजी । 


४, ,, मूलचंद्र ओपाजी । 
६. ,, हेमा नरसिंहजी । 
८. » जेतमल तोलाजी । 


फिर व्यवस्थापिका-समिति ने अपने श्रधीन निम्नलिखित उपसमि- 
तियाँ बनाकर प्रतिष्ठा संबंधी कार्य का विभाजन कर दिया और अपने २ 
कार्य को करने में उन्हें पूर्ण खतंत्रता एवं सत्ता प्रदान की । 


१, मण्डप-रचना-समिति 
२, मंगलग्हवस्तु-समिति 
३, भोजन-प्रबंधक-समिति 
४. दण्डकारापण-समिति 
५, फर्नीचर-संचय-समिति 
६, बोलीबोलन-समिति 

७, चारादापन समिति 


८. धूपनिरीक्षण-समिति । 

8, प्रकाश-प्रबन्धक-समिति । 
१०, अतिथि-अबंधक-समिति । 
११, खर्रशकलशनिर्माण-समिति । 
१२, खयंसेवक-प्रबंधक-समिति । 
१३, भोजनकारायणु-समिति । 
१७. संगीत-मण्डली-समिति । 


१५, खाद्य-सामग्री-समिति 


मण्डप को स्थापना 


इस प्रकार कार्यों का विभाजन करके प्रतिष्ठा संबंधी कार्य का आरंभ 
किया गया। श्री ओसवाल-जेन-धर्मशाला में ३०८३३ फीट लम्बा-चौड़ा 
रम्य प्रतिष्ठा-मण्डप रचवाया गया। मस्डप को तीन बराबर के भागों में विभाः 
जित करके एक भाग में श्री सिद्धाचलतीर्थ, मध्य में रजतूमय भव्यतम 
समवशरण और श्री गिरनारतीर्थ की सुन्दर रचनायें एक-एक के पीछे 


३५९ 


२२६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


करवाई गईं। द्वितीय भाग में त्रिवेदिको-पीठ का निर्माएं। कराकर उसके 
ऊपर नवीन प्रतिमायें, अधिष्ठायक देव ओर देवियों की मूर्तियाँ, गुरुअतिमायें, 
खर्णकलश, स्र्णदरड और ध्वज तथा प्रस्तरकलशों को क्रमशः खखा गया । 
तृतीय भाग स्नात्रियों, स्नात्राणियों के लिये विधि-विधान करवाने के निमित्त 
खुला हुआ स्थल रक्खा गया । 


मण्डप के आगे ३६२०४०फीट ऊपर से खुला हुआ स्थान रक्खा गया, 
: जिसमें संगीत मएडली के लिये अभिनय, कीर्त्तनादि करने और स्त्री, पुरुषों के 
लिये अलग-अलग बेठने के लिये रस्सियाँ बांध कर व्यवस्था की गई थी। 


प्रतिष्ठोत्सव का समारंभ 


सर्व प्रकार की समितियों ने अपने-अपने अधीन कार्यों को प्रतिष्ठोत्सव 
के समारंभ करने के दिन तक पर्ण कर लिया । प्रतिष्ठोत्सव का कार्य दस 
दिवस पर्यत रहा, जो निम्न प्रकार हैः-- 


वै० क्ृ० १२ शेनि० -- वेदिका पर मंत्रालेखन, पृजन-विधान, पंच- 
कल्याणकंपूजा । 


वे०कृ० १३ रवि०--जलतयात्रा का समारोह सर्व प्रकार-की शोभा- 
सामग्रियों एवं उपकरणों से युक्त निकाला गया.। 


बै० कू० १४ सोम से शु० ५ रवि०-- कुम्भस्था पना, जवारारोपण, 
अखरडदीपस्थापन, क्षेत्रपालस्थापन, नवग्रहमरडल, दशदिग्पालमरडल, 
वेदिका पर नवग्रतिमास्थापन, वीशस्थानक-नवपद-नन्‍्दावर्त्तमरडल-स्थापनादि 
तथा विधानपर्वक च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, निर्वाण पांचों कल्याणक 
ओर उनके मध्य में पाठशाला-संनिवेश, राज्यस्थापना, विवाह्ादि सर्व ग्रसंगों का 
शास्त्रोक्त विधि से विधान क्रमशः कराया गया। 


बै०शु० ६ सोम०-तदलुसार ता० १०-४-१६४ ३ को भारी समा- 
रोह के साथ हाथी के होदे तोरण बांधा गया, माणकस्तंभ रोपा गये, 
ड्ांरोद्घाटन किया गया, खरणक्षितों से प्रशु-प्रतिमा के सम्मुख खस्तिक रचा 
गया और ततश्वात्‌ ठीक ६ घड़ी ४७५ पल पर शुभ लग्न-मुहूर्स में नवजिन- 


में ह २४ 
सियाणा में अंजनशलाका और तत्पश्चात्‌ सियाणा में चातुमास [. २९७ 


बिंवों को, गणधर-प्रतिमाश्रों' को, आधार्य-बिंवों को, अधिष्ठायक देव एवं 
देवियों की प्रतिमाओ्ं को अपने-अपने स्थानों पर स्थापित किया गया श्रौर खरा 
कलश तथा ध्वजादण्ड समारोपित किये गये । इस प्रकार प्रतिष्ठोत्सव सानंद 
पूर्ण हुआ और घर २ आनंद की वर्षा हुई। 


वै० शु० ७ मंगल०--इस दिन १०८ श्रमिषेकवाली बडी 
शान्तिस्नात्रपूजा पढ़ाई गई ओर नगर के चतुर्दिक जल्न-थारा दी गई । 
संक्षेप में सार यह है कि प्राण-प्रतिष्ठोत्तव सानन्‍्द पूर्ण हुआ । 
सोलह बार वरघोड़ा निकाला गया था । संगीत-मण्डली के अभिनय, नृत्य 
एवं कीरत्तेनों का अच्छा ठाठ रहा था। खामीवात्सल्य एवं नेवकारशियाँ 
करके आगत दर्शक एवं अतिथियों की अच्छी अभ्यर्थना की गई थी ।# 
आयाथे श्री राजेन्द्रपतरिजी द्वारा बिण्सं० १४५८ माघ शु० १३ गुरु० को 
प्रतिष्ठित श्री सुविधिनाथ-जिनालय, सियाणा में चरितनायक 
द्वारा निम्नलिखित जिन प्रतिमाओं की स्थापना 


वि० सं० ३००० 
देवकुलिकाओं में प्रतिष्ठित अ्रतिमायें श्रौर उनकी इन्सों में ऊंचाई 


कु० सं० प्रतिमाश्रों का नाम-ऊंँचाई क्ु० सं० प्र 
१ ८ 


तिमाओं का नाम-ऊंचाई 
१--१ श्री ऋषभदेवजी 


दे » पर्मनाथ १२ 
२ ,, सुपारवंनाथ १३ & » सम्भवनाथ १२ 
३ » आदिनाथ १३ | ४-१० ! अभिनन्दन॒ २० 
२- ४ ,, अजितनाथ. १८ ११ ,, पारवनाथ १४ 
५ ,, अभिनन्‍्दन १३ पक पर १४ 
६ ,, पन्‍्द्रग्नभ रद ३१०१३ १) सुमतिनाथ १९ 
३--७ ,, सम्भवनाथ. १७ १४ ,, चन्द्रप्रम १२ 





न इन 7 तुम कप आग ननशमन धन नम सतचस्ल सनम न न न कद आ 7 5 कप 
# सियाणा में हुये इस महोत्सव के विशेष बणन के लिये, 


'सियाणा-आण-पतिष्ठ 
(६ 
महोत्सव” नामक पुस्सक देखिये। 


२२८ | 


१५ 
६-१६ 
श्छ 
श्द 
8४-१९ 
२० 
२१ 
८-२२ 
€-२३ 
२४ 
२५ 
१०-२६ 
२७ 
श्८ 
११-२६ 
३० 
३१ 
१२-३२ 
श्‌३ 
३४ 
१३-३४ 
३६ 
३७ 
१७-३८ 
३६ 
५९2० 
3 आय: 3 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
कु० सं० ग्रतिमाओं का नाम-ऊंचाई 


» अयांसनाथ 
» पझप्रम 

9» शीतलनाथ 
» सपारवेनाथ 
99 99 

१5 99 

» कथुनाथ 

» पन्द्रग्रभ 
» सुविधिनाथ 
» शौन्तिनाथ 
» अजितनाथ 
» शीतलनाथ 
» नेमिनाथ 
» सुमतिनाथ 
» अ्रयांसनाथ 
» पीखेनाथ 
» अभिनन्दन 
१5 पं सुपृज्य 
» नेमिनाथ 
» भभप्रभ 

» विमेलनाथ 
» भभअप्रभ 

» सैमतिनाथ 
5 अनंतनाथ 
» अजितनाथ 
» सैनिसुच्रत 
» पमनाथ 


श्र 
१५ 
१२ 
१२ 
२१ 
१४ 
१४ 
श१्८ 
२१ 
१२ 
१२ 
श्द 
१२ 
१२ 
१८ 
१२ 
९ 
१६ 
९ 
१२ 
१६ 
११ 
११ 
५9 
१२ 
१२ 
१७ 


कु० सं० प्रतिमाश्रों का नाम-ऊंचाई 


०२ 

8३ 
१६-४४ 
8५ 

४६ 
१७-४७ 
१८-४८ 
8६ 

१० 
११ ९ 
५२ 

. बह 
२०-५४ 
४ 

२६ 
शिव 
४८ 

५६ 
२२-३० 
६१ 

६२ 
२३-६३ 
६४ 

६५ 
२४-६६ 
६७ 

६८ 


» शीतलनाथ 
» सुपाइवैनाथ 
» रीतेलनाथ 
» पश्वनाथ 
» अनंतनाथ 
» अनाथ 
» अरनाथ 
» "मिनाथ 
» सुमतिनाथ 
» भल्लिनाथ 
|) 7 
» रीतलनाथ 
» सैनिसुव्रत 
» रीतलनाथ 
» अनंतनाथ 
» गेमिनाथ 
» पश्वैनाथ 
7) १2 
» नेमिनाथ 
» कैषभदेव 
» अजितनाथ 
» पर्विनाथ 
» विमेलनाथ 
» पेन्द्रप्रभ 
» भहावीर 
» सुमतिनाथ 
99 कंथुनाथ 


१२ 
१२ 
९७ 
१४ 
१४ 
१७ 
१० 
१४ 
१४ 
१७ 
१४ 
१४ 
१७॥ 
१४ 
१४ 
१६ 
१२ 
१४ 
१४ 
१९ 
१२ 
१८ 
१२ 
१२ 
१७ 
१२ 
१२ 


सियाणा में अंजनशलाका और तत्पश्वात्‌ सियाणा में चातुमोस [ २९९ 


चरितनायक 6रा अ्रजनशलाकाम्रतिष्ठाकृत प्रतिमाओं की पची 


बवि० सं० २००० 
श्री सुविधिनाथ-जिनालय की श्री शान्तिनाथ-राजेन्द्र-दुँक में प्रतिष्ठित 
प्रतिमाययें और उनकी इंचों में ऊंचाई । 
प्रतिमा का नाम ऊंचाई 

१ श्री शान्तिनाथ ६८ 

२ » पश्वेनाथ (सफण) श्री राजेन्द्रसूरि द्वारा वि० सं० 
१९४८ में अतिष्ठित ५१ 

३ » पार्र्वनाथ (सफण) ५१ 

डे » शैेयांसनाथ ( कायोत्सर्गस्थ) ५० 

५ » सैम्मवनाथ . ,, ५० 

९ » अ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि १९ 

७. » ्रीमद्‌ विजयवनचन्द्रसूरि १९ 

छ-९ » पमिरधारी इन्द्र ( दो ) ३१,३१ हि 


श्री विहरमान्‌ जिनालय की समीपवर्ती कुलिकाओं में 
प्रातिष्ठित प्रातिमायें और उनकी ऊँचाई 


१०- श्री पाश्वंनाथ (सफण) १६ इंच १३४--श्री अजितनाथ २५ इंच 


(७ मह्लनाथ.. २५ ,, १६--, धर्मनाथ. २२ 
१२--,, का २३ 9 २ ७---,; वासुपुज्य ९ 
(१०, इविषिनाग १३ ,, १८--, सुविधि कि 
१४-;,, १र्वनाथ ६ ,, ७, 


१9 
धाणसाग्राम की प्रतिमायें 


१६--श्री शीतलनाथ २१ इंच २०... भनंतनाथ २५ इंच 


नीमच (माततवा) की प्रातिमा 
२१--श्री महावीर ३१ इंच 


२३० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
सूरा (मारवाड़) की प्रातिमायें 
२२--श्री पार्रवनाथ (सफण) २० इंच २३--श्री पार्रवयक्ष १२॥ इंच 
बागरा (मारबाड़) की प्रतिमायें 
२४-२५--श्री सप्फणा-पारवेनाथ (दो धातुमय) 
जीरापलन्नी तीथ (जीरावला) की प्रातिमायें 
२६--श्री सुविधिनाथ १३ इंच. २७--श्री कुंधुनाथ १३ श्च 
आहोर (मारवाद) की प्रतिमार्य 
२८-२६--श्री सप्तफणा-पारवेनाथ (दो रजतमय) ४ इंच 
३०-- श्री शान्तिनाथ-चौवीसी (रजतूमय) ५ ,, 
३१--श्री सिद्धचक्र का गद्य ( ,, ) 
बाधनवाड़ी (मारवाड़) की प्रतिमायें 
३२--श्री शान्तिनाथ-पंचतीर्थी (रजतूमय) ६ इंच 
३३-३४ --श्री सिद्धाचक्र का गद्य (दो रजतमय) . 
कौशीलाव (मारवाड़) की प्रतिमारयें 
३५--श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि १४ इंच 
रतलाम (मालवा) की प्रतिमा 
३६ -श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि २० इंच 
अमरेली (काठियावाड़) की प्रतिमार्ये 
३७--श्री संभवनाथ._ २६ इंच. श८--श्री नेमिनाथ. १३ इंच 
धोराजी (काठियाबाड़) की प्रतिमायें 
| ३९--श्री नेमियाथ.._ १६ इंच ४३-श्री प्म्रम. ११ ईंच 
४०--,, मुनिमुत्र॒तव १५ ,,  ४४--५ चन्द्रग्म ३१५» 
४१--,, वासुपुज्य॒ १४ ,,  ४४--७ सेविधिनाथ १३ 
४२--,, नेमिनाथ २० ,, 


$ ५ ९ 
सियाणा में अंजनशलाका और तत्पश्नात्‌ सियाणा में चातुमांस [ २३९ 


जालोर (मारवाड़) की प्रतिमाये 


४६- श्री गोड़ीपारर्वनाथ १६ इंच. ४८--श्री सुविधिनाथ १५ इंच 
४७--॥ पेंसिएज्य १४ ,, 


श्री सुविधिनाथ-जिनालय (सियाणा) में 


४६-४२- श्री चतुर्मंखा गवाक्ष के लिये | ५४-४८ देवकुलिकाश्ों में 
५३-- ,, विहरमान-जिनाल्षय के लिये अन्य पाच ग्रतिमायें 


चातुर्मासार्थ विनतियाँ-चातुर्मास भी संनिकट आ रहा था | सियाणा 
में इस महोत्सव के शुभावसर पर अनेक नगर, ग्रामों से संघ एवं सद्गृहस्थों 
के दल के दल आये थे; जिनमें मुख्यतः भीनमाल, थराद, आहोर, बागरा, 
हरजी, आदि ग्राम-नगरों के थे । चरितनायक से अपने-अपने यहाँ चातुर्मास 
करने की प्रत्येक आम की ओर से विनती की गई। उसमें क्षेत्र-स्पशना 
ओर कारणों पर विचार करके चरितनायक ने वि० सं० २००० का चातुर्मास 
सियाणा में ही करना स्वीकृत किया । इस प्रकार प्रतिष्ठा का कार्य सानंद 
पूर्ण करके एवं चातुर्मास का निश्चय हो जाने पर चरितनायक ने मण्डवारिया 
के लिये विहार किया । 


मंडवारिया में प्र/ण-प्रतिष्ठा 
वि० सं० २००० 


सियाणा से विहार करके चरितनायक अपनी स्राधु एवं शिष्यमंडली 
के सहित मंडवारिया पधारे । मंडवारिया के श्रीसंघ ने आचार्य श्री का नगर- 
प्रवेश अति सज-धज एवं भक्ति-भावपृर्वक करवाया । जेसा पर्व ही लिखा जा 
चुका हे कि मंडवारिया में प्रतिष्ठोत्सव का शुभ लग्न आचार्यश्री ने सियाणा में 
हुई प्राण-प्रतिष्ठा से पूर्व ही निश्चित कर दिया था, तदनुसार प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
सर्व प्रकार की तैयारियां वहाँ पहिले से ही पूर्ण हो चुकी थीं । मरडप की 
रचना अति ही रम्य एवं शआ्राकर्पक बनाई गईं थी ।। उत्सव का समारंभ 
ज्येष्ठ कृ० १२ से किया गया था । ज्येष्ठ शु० पंचमी तक नित्यप्रति ग्राण॒- 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्व विधि-विधान आदि अश्टाद्विका-महोत्सवपर्वक किये 


४३२ ] श्रीमद्‌ विजययती न्द्रसूरि--जीवन-चरित 


जाते रहे और ज्येष्ठ शु० ६ बुधवार को निश्चित शुभ लग्नमुहूर्त में पारव॑यश्ष 
ओर पद्मावती के बिंबों की ग्राण-प्रतिष्ठा करके सौधशिखरी जिनातय में 
मूलनायक श्रीपारर्वनाथ आदि की तीन प्रतिमार्यें तथा अधिष्ठायक देव और 
अधिष्ठायिका देवी की मूर्तियाँ विराजमान्‌ की गई । मंदिरि के ऊपर खर्ण- 
कलशारोहण और दण्डध्वजारोपण किये गये । ज्येष्ठ शु० ७ गुरुवार को 
अष्टोत्तरात शान्तिस्नात्रपूजा ( १०८ अभिषेकवाली बड़ी पूजा) पढ़वाई गई 
ओर अभिमंत्रित जल की धारा नगर के बाहर चतुर्दिक दिलवाई गई । इस 
प्रकार हर्ष एवं आनन्द की वृद्धि के साथ में ग्राण-प्रतिष्ठोत्सव सम्पूर्ण हुआ । 
३७--वि० से० २००० में सियाणा में चातुमौस-- 

मरडवारिया से विहार करके चरितनायक सियाणा में पघारे। 
श्रीसंघ-सियाणा ने चरितनायक का प्रवेश अवर्णानीय भक्ति-भाव एवं सज पज 
के साथ में करवाया । चातुर्मास में आचारयश्री ने व्याख्यान में श्री भाव- 
विजयोपाध्यायरचित सटीक “त्तराध्ययनसूत्र का चौथा अध्ययन! श्रौर 
भावनाधिकार में शुभशीलगणिरचित 'विक्रमादित्यचरित' का द्वितीय खंड 
का वाचन किया । व्याख्यान में सैकड़ों स्त्री, पुरुष जैन और अजैन दोनों 
आते थे और अतिशय लाभ लेते थे | तप, व्रत, पौषध आदि भी समया- 
नुसार सराहनीय हुये | बाहर से दर्शकंगण भी अच्छी संख्या में त्राये । 
श्रीसंख सियाणा ने भी बाहर से आये हुये दर्शकों की अच्छी सेवा-भक्ति 
भोजन एवं शयनादि की अच्छी सुविधायें प्रदान करके की थी । 


इस वर्ष आपश्री की सेवा में वृद्ध मुनिग्रवर लक्ष्मीविजयजी, कोव्य- 
रसिक मुनिवर विद्याविजयजी, मुनिश्री सागरानन्द्विजयजी, तत्तविजयजी 
चरितविजवजी, लावर्यविजयजी, मणिविजयजी ओर मेरुविजयजी इस प्रकार 
आठ साधुप्रवर थे । 


आचायश्री के महत्त्वपर्ण एवं सारगर्मित ग्रवचनों से श्रेरित एंव 
उत्साहित होकर श्रीसंघ तथा श्रीमंत सदुगृहस्थों ने साहित्य-प्रचार में, अना- 
धालय में, जीवदया-कोष में तथा अन्य साधारण खातों में अच्छी निधियाँ 
अपित कीं ओर अपने द्रव्य का सदुपयोग किया । 


धाणसा में प्राण-प्रतिष्ठा-महोत्सव [ २३३ 


चातुर्मास पर्यत चरितनायक के प्रभाव एवं तेज से सियाणा में 
अतिशय आनन्द एवं सुख-हष की वृष्टि होती रही । 


| अजीशनना नानी नाक. “किन 


धाणसा में प्राण-प्रतिष्ठा-महोत्सव 
दि ० सर ० ब्‌ ०0०० 
के 


धाणसा--जालोर प्रगणा की ढंढार नामक उन्तीस (२९ ) ग्रामों 
की पट्टी में धाणसा शिरमुकुट ग्राम है | यह ग्राम वि०सं० १२११३ में मार्ग- 
शीर्ष शु० १० को राठोड़-राजवंश में उत्पन्न ठाकुर धाणुकसिहजी द्वारा 
चसाया गया था और तब से यह उन्हीं के वंशजों के अधिकार में आज तक 
चला आ्राया है। धाणसा में इस समय लगभग ६००(छः सौ)पघर हैं, जिनमें 
लगभग १०० घर जैन हैं, वे सर्वे ओसवालज्ञातीय हैं। इस ग्राम के स्त्री, पुरुष 
अधिक सरल और अपेक्षाकृत सदाचारी एवं प्राचीन संस्कृति और मर्यादा के 
पालक ओर पूर्वजों की शोभा अक्षुरण बनाये रखने वाल्षों में हैं। यहाँ 
पहिले तीन उपाश्रय थे, जिनमें जेन यति रहते थे | अब एक भी उपाश्रय 
अवशिष्ट नहीं बचा है श्रोर नहीं कोई यति ही वहाँ रहते हैं । धाणसा में 
इस समय दो जैन मंदिर हैं । एक जिनालय ग्राम में है, जो उत्तराभिमुख 
है और प्राचीन एवं शिखरवद्ध है। दूसरा जिनालय ग्राम के बाहर ग्राम से लग- 
भग १॥ फर्लोंग के अन्तर पर पश्चिम दिशा में है । उपरोक्त दोनों जिनालयों 
में स्थापित कराने की दृष्टि से श्रीसंघ-धाणसा ने वि० सं० १९९८८ में 
बागरा में हुई अंजनशलाकाप्रतिष्ठा में पांच जिन प्रतिमाओं को और चार 
अधिष्ठायऊ देव और देवियों की मूत्तियों को जयपुर (राजस्थान) से वनवाकर, 
मंगवाकर प्राण-प्रतिष्ठित करवाली थीं। बागरा में प्रतिष्ठोत्सव के पूर्ण होने 
पर श्रीसंघ-धाणसा ने वागरा से अपनी ग्रतिमाओं को लाकर ग्राम की जेन- 
धर्मशाला में रक्खा था और वहीं वे लगभग दो वर्ष पर्यत पूजी जाती रहीं । 
वि० सं० २००० पोष शु० २ को धाणसा के श्रीसंघ ने एकत्रित होकर 

३५० 


२३४: ] श्रीमद्‌-विजयथतीन्द्रसूर्-जीवन-चरित॑ 


सर्वाचमतिसे यह-प्रस्ताव खीकृत किया5कि चरितनायक से,/जो।उन दिलों 
में सियाणा में ही विराज! रहे थे।जाकरः उपसेक्त अतिमाओं !की निकटतम/-शुभ 
मुहूर्त में जिनालयों में स्थापित करवाने की विनती की जाय । धाणसा पे 
अतः संघ की ओर से चार प्रतिष्ठित सज्जन आचार्यश्री की सेवा में सियाणा 
में उपस्थित हुये औरं'सविधि बंदना' करके उन्होंने अपने. आने का प्रमुख 
आचायश्री से निवेदन किया। आचारयश्री ने ज्योतिषशास्त्र के आधार पर 
मुहूर्त देखा तो वह वि० सं० २००० फाल्युन शुक्ला ११ शनिश्वरवार # का 
निकला। धाणसा के आये हुये चारों सज्जनों ने उक्त मुहूर्स को खीकार किया 
ओर वहाँ वे दो दिन ठहर करः धाणसा आगये । 


धाणसा में जब प्रतिष्रोत्सत करवाने के शुभ मुहूर्त को श्रीसंघ की 
श्रीर से प्रसिद्ध किया गया, घर-घर में आनन्द और हर छा गया और अजेन 





«. प्रवेशलग्नम । नवमांशलग्नस्‌ ' 


्ट रे सू. ११बु.. 
२ 2 





श्री अहन्नगो नमः 


अथास्मिन्छुमे बिक्रमसंवत्सरे २०००, श्री शालीवाहनशाके - १८६७, प्रवत्तमाने, 
उत्तरायणे, गते<कें, शिशिरतों, मप्नलप्रदे, मासोत्तममासे फाल्युनमासे, शुक्लपक्षे, ११ तिथी, 
रविवासरे' घ० ३५। १८, पुनव॑सुनक्षत्रे, घ० ३२१३, सौभाग्ययोंगे घ० २२।३२२, बबकरणे 
घ० ३। ३१, सूर्योदयादिष्टधव्य: ३॥३०, सूर्यः १०१११, छग्न ११॥१६ एवत्समये धननवाशे 
श्री' शाम्तिनाथ-श्रीपाइवनाथंयो, प्रवेशमुद्दत्त, श्रेष्तम। | श्रीरस्तु शुभम्‌ । ' 


+वाणसा में प्राणअतिष्ठा-महोत्सव [ २३५ 


जनता में भी अपार प्रसन्नता, ग्रकटित हुई । श्रीसंघ ने 
घाणसा में श्रातिष्यो- एकत्रित होकर सर्वानुभति से एक प्रतिष्ठोत्सव-व्यवस्था- 
त्सव की तेयारियों पिका-समिति बनाई और "प्रतिष्ठा सम्बन्धी सर्व प्रकार 

का उत्तरदायित्व एवं: सत्ता.उसको अर्पित की ।ग्रतिष्ठो- 
त्सव-व्यवस्थापिका-समिति ने प्रतिष्ठा के सर्व कार्यों को ' अलग २ व्यक्तियों 
के श्रधीन देकर उन्हें तुरन्त पूर्ण कराने का आदेश दिया | समस्त ग्राम 
जैन, श्रजैन सर्व जन ग्रतिष्ठोत्सव की तैयारियों में लग गया । शोभोपकरण 
पजोपकरण, खाद्य-सामग्री आदि का तुरन्त ही संग्रह कर लिया” गया । 
४५५२५ फीट लम्बे-चोड़े रम्य मण्डप की -रचना करवाई गई । मण्डफ को 
तीन भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम भागं में पंचतीर्थी की सुन्द्रतम 
रचना की गईं थी, द्वितीय भाग में वेदिका पर जिनबिंब और अ्रपिष्ठायके'देव 
ओर देवियों की प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी ओर प्रतिष्ठा संबन्धी क्रिया- 
विधान कराने के लिये स्थान रक्खा गया था तथा तृतीय भाग संगीत-मणडेली 
ओर कीर्तन, स्तवन करने वालों के लिये मुक्त रक्‍्खा गया था। मण्डप के 
चतुर्दिक पक्का परिकोष्ठ बनाया गया “था । मण्डप में तोरण!महरावों की 
रचना तथा विविध प्रकार के धार्मिक चित्रों की रचना श्रत्यन्त ही मनोहर 
ओर दर्शनीय थी । मण्डपः के भीतर की 'मित्तियों पर “श्री शत्न॑जयतीर्थ-पढ 
गिरनारतीय-पटड़, अवुदाचलतीथ-पड़, सम्मेतेशिखरतीर्थ-पढ़, * कमठासुर- 
उपसर्ग-पट्ट, वीरप्रभुकर्रकीलनोपसर्ग-पट्ट, पाश्व॑प्रभु का कमठोप्रदेश-पह 
श्री आदिनाथ-इश्लुरस-व्योहरावण-पट्ट आदि लम्बे-चौड़े अ्रलग २ वस्त्र-पट्टों 
पर रचना करवाकर मण्डप की भीतों को आवृत्त किया गया था । मरडप 
का प्रवेश-द्वार अति ही उन्नत और अ्रति ही शोमापर्णा बनाया गया था। 
मण्डप अनेक ध्वजा-पताकाओं से युक्त देवप्रासाद-सा प्रतीत होता,था । 


प्रतिष्ठोत्सव प्रारम्भ होने के ५, ७ दिन पर्व सब ग्रमुख २ तैयारियाँ 
| हो चुकी थीं। भोजन की व्यवस्था एक लम्बे-चौडे कई बीघे - के. क्षेत्र 
में की गई थी। वाहर से आने वाले दर्शकगण को ठहराने के लिये ग्राम 


में कई-एक घर प्रे-पूरे और कई-एक कक्ष खाली करवा कर उन्हें साफ करवा 
लिया गया था । 


२३१६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


आचार्यश्री ने मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी, विद्याविजयजी, सागरानन्द- 
विजयजी, तत्तविजयजी, चरितविजयजी, लावर्यविजयजी, मणिविजयजी, 
माणकविजयजी साधुग्रवर एवं शिष्यों के साथ में सियाणा 
आचार्यदेव का सियाणा से धाणसा के लिये फाल्गुन कृ० २ को विहार किया 
से विहार और और ड्डसी को स्पर्शते हुये बागरा में पघारे। बागर 
बागरा में पदार्पण में चरितनायक फा० कृ० १० तक विराजे । इस समय 
और आंबिलखाते पर आपश्री के ग्रवचनों एवं सदुपदेश से प्रेरित एवं 
का खुलवाना तथा उत्साही होकर बागरा-श्रीसंघ ने एक कोष एकत्रित करके 
घाणता में शुभायमन स्थायी आंबिलखाता चालू रखने का निश्रय किया श्रौर 
तत्काल शुभ दिवस पर उसको प्रारम्भ भी कर दिया गया | 
तत्पश्चात्‌ बागरा से आपश्री अपनी साधुमण्डली के सहित सूरा, सरत भ्रर 
मोदरा होते हुये सेरणा ग्राम में पधारे । सेरणा के जिनालय में पद्मासनादि का 
जीणोॉड्धार करवाने की आवश्यकता थी । चरितनायक के उपदेश से जिनालय 
में जीणोंद्धार-कार्य चालू किया गया और आपश्री सेरणा से विहार करके 
फा० कृ० १४ को प्रातःकाल आठ बजे धाणसा में पधारे । श्रीसंघ-पाणसा 
ने सजा हुआ हाथी, सजे हुये घोड़े, डंका-निशान, बेरडबाजा आदि शोभा- 
सामग्री से युक्त भारी जनसमारोह के साथ चरितनायक का नगर-वेश 
करवाया । जिनालय के उद्यान में विनिर्मित धर्मशाला में पधारकर श्राचा्यश्री 
ने सर्वजनोपकारी धर्मदेशना प्रदान की और उसमें प्रभु-प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
करवाने के शुभकार्य के ऊपर शास्त्र के आधारों पर प्रकाश डाला। इस 
मंगलमयी देशना के पूर्ण होने पर समारोह विसर्जित हुआ और चरितनायक 
के शुभागमन से घर २ मंगलाचार और आनन्द की वृद्धि हुई । 
फाल्गुन शु० ५ ( पंचमी ) सोमवार से प्रतिष्ठोत्सव प्रारम्भ हुआ 
ओर फा० शु० ११ रविवार को प्राणअतिष्ठा हुई तथा फा० झु० ११ 
॥ सोमवार को बड़ी शान्तिस्नात्रपूजा पढ़ाई जाकर उत्सव 
प्रतिष्ठोत्तत का _ सानन्द समाप्त हुआ । गुरुदेव के पावन-अ्रभाव एवं तेज 
समारस्भ से सर्व प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्य, विधि-विधान अंत तक 
कि अति आनन्द एवं उत्साह, भक्तिमाव एवं श्रद्धापण 
वातावरण में निर्वहित होकर निर्वित्त पूर्ण हुआ । फा० शु० ११ के दिव दर्शके- 


धाणसा में प्राण-प्रतिष्ठा-महोत्सव [ २३५७ 


गण की संख्या लगभग १५००० पन्द्रह सहख के पहुँच गई थी। इतनी 
बड़ी दर्शकगण की संख्या चहुत ही कम उत्सवों में देखी गई थी । पाठकों 
के पठार प्रतिष्ठोत्तव के आठों दिन का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है । 


(१) फा० शु० ४ सोम०-मुहथा फुसा सिरेमल मेघा जोधाजी 
की ओर से नवपदपृजा ओर वेदिकापृजन करवाया गया। 


(२) फा० शु० ६ मंगल०-संघवी सद्दा, मिश्रीमल, तिलोकचंद्र 
जयरूपजी की ओर से पंचकल्याणकपूजा ओर क्षेत्रपाल-स्थापना करवाई गई। 


(३) फा० शु० ७ बुघ०-संघवी हिम्मतमल, देशराज, हजारीमल, 
भूताजी की श्रोर से वारहब्रतपृजा, कुंभस्थापना ओर जवारारोपण-क्रिया 
करवाई गई । 


( ४ ) फा० शु० ८ गुरु०-कवदी दरगा मीठालाल, सुखराज 
केसरीमलजी की ओर से वारहभावनापृजा और ग्रहपृजन-क्रिया करवाई गई । 


(४ ) फा० शु० & शुक्र०-संघवी ऋषमराज, तोलचन्द्र, छोगा- 
लाल प्‌नमचन्द्रजी की ओर से अड्टारह स्नात्राभिषेक और गुरु-पजन-क्रिया 
करवाई गई । 


(६ ) फा० शु० १० शनि०-मुहथा कंपा सुरतानमज़्जी की 
श्र से चेत्यवास्तुपता और नवाणंग्रकारीपूजा पढ़ाई गई । 


( ७ ) फा० शु० ११ रवि०-पारियात रघुनाथमल जीवाजी की 
ओर से पृजा आदि विधि-विधान तथा जिनर्विंव-स्थापना, गुरु-मूत्ति-स्थापना, 
अधिष्ठायक देव और देवियों की प्रतिमा-स्थापना, स्वरंकलशदण्डध्वजादि का 
आरोपण शुभ एवं विश्ञाल जनसमारोह के साथ निश्चित लग्नमुहूर्त में 
करवाया गया | 


( ८ ) फा० शु० १२ सोम०-मुहथा छोगालाल कंपाजी की ओर 
से १०८ एक सौ आठ अभिषेक वाली बड़ी शान्तिस्नात्रपजा पढ़ाई गई और 
ग्राम के चतुर्दिक अभिमंत्रित जल की धारा दी गई । 


“२३८ |] श्रीमद्‌' विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


इस प्रकार आंठ दिन “र्यत व्यस्त कार्य-क्रम के'साथ- श्री पाणुसा- 
प्रतिष्टोत्सव समाप्त 'हुआ । 


इस धाणसा ग्राम के प्राण-प्रतिष्ठोत्सव# के अवसर पर श्री पारवनाथ- 
सेवा-मंडल, बागरा ने सर्व प्रकार की व्यवस्थाओं में सक्रिय सहयोग देने में 
ओर श्री राजेन्द्र-जेन-गुरुकुल, सियाणा की संगीत-मण्डली' ने दर्शकगण का 
मनोरंजन तथा प्रभु-प्तिमा के आगे भक्ति, कीर्तन, स्तवन करने में जो उत्साह 
एवं लग्न तथा तत्परता से .कार्य किया, प्रतिष्ठा. की सफलता के श्रेय में 
भागीदार ये भी हैं। 


आचायेश्री द्वारा प्रतिष्ठित ग्रतिमाओं का परिचय 


वि० से० २००० 
श्री शान्तिनाथ-जिनालय में बिंब-स्थापना 

बिंब वर्ण ऊंचाई 
१, मु० ना» श्री शान्तिनाथ-बिंब खेत. ३१ ४च 
२. दांयी ओर श्री धर्मनाथ-बिंब ४५. द५ ॥ 
३. बांयी ओर श्री संभवनाथ-बिंब ५ जो 
४. दांयी ओर आलय में श्री महावीर-बिंब. ,, २१ ,, 
५. बांयी ,, ,, श्री अजितनाथ-बिंब ,, १२० ) 
६, श्रधि० श्री गरुडयक्षजी-बिंब इयाम १४५ ,, 
७, » ४ निर्वोणदेवी-बिंब खेत. + ४ 
८. ,, » शीरदादेवी की अतिमा हे 9.9 
६, छत्री में श्री राजेन्द्रसूरि-प्रतिमा कर. २० » 


श्री गोड़ीपाश्वेनाथ-जिनालयं में बिंब-स्थापना _ 


१०, मृ० ना० श्री गोड़ीपाइवेनाथखामी-बिंब श्याम ३५ $ 
११, दांयी ओर श्री अनंतनाथस्वामी-बिंव खेत. २४ ,; 
# घाणसा की प्राण-प्रतिष्ठा के विशेष बणन के लिये “श्री घाणसा-प्रतिष्ठामहोत्सव" 
नामक पुस्तक को देखिये । 


धाणसा में प्राणु-प्रतिष्ठा-महोत्सव [ २३९, 


१२, वांयी ओर श्री शीतलनाथ-खामी-विम्ब॒ खेत... २४ इंच 
१३, श्रधिष्ठायक श्री धरणेन्द्र की प्रतिमा कै. और 
१७, अधिष्ठायिका श्री पद्मावतीजी-प्रतिमा जे जे 


वि० सं० २००१ का वर्णन 'लिखूं, इसके पूर्व, यह समुचित है कि 
चरितनायक द्वारा रचित एवं प्रकाशित हुई पुस्तकों का परिचय दे दूं । 


अक्तयनिधितप-विधि -तथा श्री, पौषध-विधि--अ्राकार क्राऊन 
१६ प्रृष्ठीय | ए० सं० ६४ । इसकी- प्रथमावृत्ति में प्रतियां १००० श्री 
महोदय प्रिं० प्रेस, भावनगर में श्री सौधर्मबृहत्तपागच्छीय-खेताम्बर जैन संघ- 
भूति ने और द्वितीय आवृत्ति जैन संघ खाचरोद ने छुपवाकर 'प्रकाशित' की । 
'कैपध” एवं अक्षयनिधितप' के करने वाले जिज्ञासु स्त्री, पुरुषों के लिये 
यह पुस्तक श्रति ही लाभग्रद है। 


श्री यतीन्द्र-प्रवचन (हिन्दी)--आकार क्राऊन ८ प्ृष्ठीय । रचना 
वि० सं० १६६६ । पृष्ठ सं० २६० । प्रतियोँ १००० । श्री सौधमंबृह- 
त्पागच्छीय जैन संघ-सियाणा ने श्री महोदय प्रिं० प्रेस, मावनगर में इसी 
वृष वि०सं० २००० में इसको छुपवाकर प्रकाशित किया। इस पुस्तक में अनेक 
विक्षाप्रद एवं धर्मविषयक निवंधों का समुच्चय है । जेन-दर्शन को समभने 
के लिये. तथा- .व्याख्यानदाताओं की व्याख़्यानपटुता एवं धर्मोपदेशकों को 
धर्मकथायें और उनका उद्देश्य एवं विधेय जानने के लिये यह पुस्तक श्रति 
ही उपयोगी है। 


समाधान-प्रदीप (हिन्दी)--आकार क्राऊन १६ पृष्ठीय । प्रतियां 
२०० । रचना वि० सं० १६६६ । इसको इसी संवत्‌ २००० में श्री सियाणा- 
वासी शा० भगवानजी लुंबाजी ने श्री महोदय प्रिं० प्रेस, भावनगर में छुपवा- 
कर प्रकाशित किया । इसमें श्रनेक शंंकाओं का-प्रश्नोत्तर की- शैली से समाधान 
किया गया है। अंथ पढने एवं मनन करने के योग्य है। यह पंथ संस्कृत 
भाषा में भी लिखा जा छुका है | लेकिन वह अभी अग्रकाशित ही है। 


२४० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चारित 


सेरणा में प्रतिष्ठा 
वि० सं० २००० 


धाणसा में प्रतिष्ठोत्सव के सानन्‍द समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ चरित- 
नायक कुंछ दिनों तक धाणसा में ही विराजे रहे । फिर वहाँ से विहार करके 
आपश्री अपनी साधु-मण्डल्ली के सहित मोदरा में पधारे । मोदरा से सेरण 
पधारे । सेरणा के श्रीसंघ ने भारी जनसमारोह के साथ में अति ही धूम-पाम 
एवं सज-धज के साथ आचार्यश्री का आ्राम-प्रवेश करवाया । आचारयश्री ने 
सेरणा में वि० सं० २००१ वेशाख शु० ७ शनिश्चवर की अश्हिका-महोत्सव 
के साथ में श्री पाश्वनाथ आदि पांच जिनबिंबों की अति धूम-धाम से शुभ 
मुहूर्त में बिंब-भ्रतिष्ठा की । 


स्वर्णकलश एवं दण्ड-ध्वजारोहण और धाशसा में चातुर्मास का निश्रय 
बवि० सं० २०० १ 


आचार्यश्री भोदरा से विहार करके पुनः घाणसा पधारे । भारी सज 
धज के साथ में धाणसा-श्रीसंघ ने अतिशय भाव-भक्तिपर्वक चरितनायक का 
ग्राम-प्रवेश करवाया । वि० सं० २००१ ज्येष्ठ कृ० २ बुधवार को 
आचायंश्री ने श्रान्तिनाथ-जिनाज्य में सियाणानिवासी आग्वाट्यातीय- 
सक्तावतगोत्रीय शाह भगवानजी लंबाजी की ओर से विनिर्मित श्री गुरु 
समाधि-मंदिर के ऊपर शुम मुहूर्त में धूम-धाम एवं समारोह के साथ में 
स्वर्णकलश ओर दण्डध्वज का आरोपण करवाया | इसी अवसर पर बागरा, 
जालोर, भीनमाल, सियाणा, आ्राहर, हरजी आदि आमों के श्रीसंधों को 
ओर से चरितनायक को चातुर्मास की विनती करने के लिये भेजे हुये प्रतिष्ठित 
व्यक्ति धाणसा में उपस्थित हुये थे। कारण एवं क्षेत्रस्पेशना की देखकर 
आचार्यश्री ने आहोर के श्रीसंध की विनती खीकृत की और जय बोल दी। 
तत्पश्वात्‌ आचार्यश्री अपनी साधु एवं शिष्यमणडली के सहित धाणसा से 
विहार करके आहोर की ओर पधारे । 


वन नी लजननन-न«भग2्नननम»«क. 


आहौर मे ३८ वा चातुमास एवं प्राश-प्रतिष्ठा और दीक्षा. [ २४९ 


आहोर में ३८ वां वातुर्मास एवं प्राण-प्रतिष्ठा ओर दीक्षायें 
वि स्‌० २०० ५ 
७ 


चरितनायक धाणसा से विहार करके श्राम बाकरा, सूरा, बागरा, 
डूडसी होते हुये सियाणा पधारे ओर फिर सियांणा से मायलावास, मेड़ा, 
छीपरवाड़ा होते हुये एवं धर्मोपदेश प्रदान करते हुये आहोर पधारे । आहोर 
के श्रीसंघ ने शाही समारोहपृवंक चरितनायक का नगरअवेश करवाया । 


चरितनायक ने व्याख्यान में श्री भगवतीसूत्र' ओर भावनाधिकार 
में श्री विक्रमचरित्र' का वाचन किया । मालवा से चरितनायक को इधर 
मरुपर-प्ान्त में पधारे हुये लगभग ६-७ वर्ष व्यतीत होने आये थे; अतः 
मालवा के ग्रामों एवं नगरों के श्रीसंघ एवं सदुगरहस्थ आपश्री के दर्शनों के 
अति उत्कंठित एवं लालायित होकर इस वर्ष आहोर में आये। आहोर 
के श्रीसघ ने भी आगसन्तुक दर्शनार्थियों का अच्छा खागत-सम्मान किया । 
चरितनायक के प्रताप से आहोर में कई अधष्टमतप श्र छोटे-मोटे अन्य प्रकार 
के तप, ब्रत, पौषध हुये और चातुर्मास मे पूर्ण आनंद रहा। भाद्रपद में मु० 
श्री चरख्रिविजय जी ने ४१(एकतालीस) उपवास की उत्कट तपस्या की थी | 
इस तपस्या के कारण निकट के आराम, नगरों से श्रावक एवं श्रांविकायें 
तपस्वी मुनि के सदा दर्शन करने के लिये आते और जाते रहे । 


अहोर-संघ ने चरितनायक के इसी वर्ष के चातुर्मास में ही लगभग 
२००(८दो सो) जिनेश्वर-प्रतिमाओं, गुरु-विंवों और अधिष्ठायक देव एवं देवियों 
की प्रतिष्ठाज्जनशलाका कराने का निश्चय करके वि० 

आहोर में प्राए-अतिष्ठा सं० २००१ माध शु० ६ शुक्रवार का प्रतिष्ठालग्न- 
दिवस चरितनायक से निकलवा लिया था। आहोर 

नगर का श्रीसंघ प्रतिष्ठोत्सव को बृहद्‌ पैमाने पर करना चाहता था; अतः 
सम्पूर्ण चातुर्मास भर एवं तलश्चात्‌ भी प्रतिष्ठा संबंधी तैयारियां बड़ी तलरता, 


लग्न से की जाती रहीं । चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ उक्त प्रतिष्ठा के 
३१ 


२४२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


होने का निश्चय हो जाने के कारण चरितनायक को भी श्रपनी साधु-मण्डल्ी 
के सहित अन्यत्र विहार नहीं करके आहोर में ही रुकना पड़ा । 


आहोर-श्रीसंघ ने रस्थ मण्डप की रचना करवाई और वरधोड़ा के 
अत्यन्त सुन्दर शोभोपकरणों को एकत्रित किया। आने वाले श्रावक एवं 
संघों के ठहरने के लिये बहुत ही योग्य व्यवस्था की । प्रतिष्ठा शरदकऋतु में 
थी, परन्तु विश्राम, भोजन, आतिथ्य सम्बन्धी व्यवस्था इतनी सुन्दर एवं 
स्तुत्व थी कि सहस्नों की संख्या में आनेवाले संधर्मी बंघुओं को तनिक भी 
कष्ट एवं असुविधा नहीं हुई । प्रतिष्ठा के नव दिनों में ही स्थानीय श्री राजेन्र 
जैन पाठाशाला की संगीत-मर्डली का अभिनय, ड्रामा, कीत्तेन, भजन-स्तवन 
का बहुत ही आकर्षक एवं सुन्दर कार्यक्रम रहा । ग्रतिष्ठा के नव दिनों का 
कार्यक्रम निम्नवत्‌ था; +- 


(१) माघ कृ० १३ शुक्र० --बाफनागोत्रीय मूथा छोगालाल, चुन्नी- 
लाल, दलीचंद्र, छगनराज, घेवरचंद्र की तरफ से जलयात्रा, नवपदपृजा, 
वेदिकापृजनादि । 


(२) माघ कृ० १४ शनि० --तलेसरा मूथा रायचंद्र, ताराचंदर, सु्- 
राज, पुखराज, किस्तूरजी की तरफ से द्वादशब्रतपूजा तथा नन्‍्दावर्तमणडल- 
पृजनादि । 


(३) माघ कृ० ३० रवि०-- काइ्यपगोत्रीय चौहान शा० मूलचंद़, 
मिश्रीमल, घीसूलाल, पारसमल, हस्तिमल, भूराजी की ओर से समवशरण- 
पूजा तथा नवपदवीशस्थानकमण्डलपूजनादि। 


(४) मांघ झु० श्सोम०--चौपड़ा मूथा ओटमल, उदयचंदर, मांगी- 
लाल, मिश्रीमल, किशोरीमल ओखाजी की ओर से द्वादशभावनापूजा तथा 
प्रहादिमरडलपू जनादि । 


(५) माघ शु० ३ मंगल०--काश्यपगोत्रीय चौहान शा० हंजारीमल, 
ऋषभदास, पारसमल, पेवरचंद्र, सुमेरमल, भंवरलाल, नत्थाजी की ओर 
कल्याणकोत्सव, अभिषेकोत्सवादि तथा पंचकल्याणक की पूजा । 


"४००४ ०. ०थ > आओ2२७ $% 2 हिरि]४नो. 4 


् 


४2०. पाकबटरा 75 


कर 
गा 
ट् 
डर 


मनन 
४ /. 

जज, 
है; 


"| 
कं 
| 
£ 
हि 


+क+» 





[ता 


२।०।।८ .],))]॥< ।)5||»७| » |५-०। 


हार 


/ 


लय, आ 


थ-बावन जिना 


छः 


पाश्वन 


6 


गोड़ी 


श्रीग 


ट 





२००१ 


सब के समवस्तर पर वि०? स्त० 


र्‌ 


| 


आरु- 


आहोर में ३८ वां चातुर्मास एवं प्राण-प्रतिष्ठा ओर दीक्षायें. [ २४३ 


(६) माव शु० 9 बुध०--तलेरा मूथा नत्थमंल, मगनमल, मोती- 
चंद्र, मुलतानमल, मोतीचंद्र, सुबरज, सोभागमल, माणुकचंद्र, भोपतरामजी 
की ओर से चैत्यवास्तुपजन, नवाणप्रकारीपजा तथा सभा का आयोजन और 
भाषणादि । 


(७) माव शु० ५ गुरु०--काव्यपगोत्रीय तूर शा० नेमीच॑द्र, 
मागीलाल, वेवरचंद्र, चम्पालाल, पृनमचंद्र की ओर नन्‍्दीश्वरद्वीपपृजादि, 
प्रतिमांजनविधान तथा चढ़ावादि । 


(८) माव शु० ६ शुक्र०--तलावत शा० परागचंद्र, सिरेमल, खीम- 
राज, कनीराम, हजारीमल, माणकजी गदेया की ओर से बड़ी नवकारशी 
तथा जिनग्रतिमा-स्थापना, गुरु-मूरत्तिस्थापना, खर्णकलशदण्डध्वजारोपणादि । 


(९) माघ शु० ७ शनि०--कुंकुमचोपड़ागोत्रीय शा० मूलचन्द्र, 
ऋषभदास, जावंतराज, पुखराज, सिरेमल, वस्तीमल, मिश्रीमल की ओरोर से 
अश्टोत्तरशताभिपेक वृहच्छान्तिस्नात्र-पूजा तथा प्रतिष्ठोत्सवविसर्जनादि । 


छोटी एवं बड़ी दीक्षायें 
वि० सं० २०५०१ 


प्रतिष्ठोत्सव के शुभ दिवस माघ शु० ६ शुक्रवार को चरितनायक 
ने गुभ लग्न में सुनिश्री कान्तिविजयजी और श्री हेमेन्द्रविजयजी को बड़ी 
दीक्षा एवं साध्वीजी श्री जयश्रीजी को लघु भागवती दीक्षा प्रदान की । 
दीक्षित साधु एवं साध्वियों का शहस्थ-परिचय नीचे दिया जा रहा हैः -- 


मरने कान्तिविजयजी--इनके पिता थराद(उत्तर-गुजरात) के निवासी 
थे । उनका नाम अमोलख भाई ओर माता का नाम मैना बहिन था । खय्य॑ 
का नाम मफतलाल था । ज्ञाती से ये श्रीशत्रीमाल थे | इनका जन्म वि० 
सं० १६८५ पौ० शु० ६ को थराद में ही हुआ था। इनको लघुदीक्षा 
उपा० गुलाबबिजयजी ने गुढ़ाबालोतरा में इसी वर्ष (वि० सं» २००१) 
मारग० शु० पंचमी को प्रदान की थी ओर इन्हें मु० श्री हंसविजयजी के शिष्य 


२४४ ] श्रीमद्‌ विजययतीनद्रसुरि--जीवन-चरित 


बनाये थे । चरितनायक ने इनको प्रतिष्ठोत्सव के शुभ अवसर माघ शु० ६ 
शुक्रवार को बड़ी दीक्षा प्रदान की । 


मुनि हेमेन्द्रविजयजी--इनके पिता प्राग्वाठज्ञातीय गेनाजी नाम के 
बागरानिवासी थे । इनका नाम पृनमचन्द्र था। इनको मु० हर्षविजयजी ने 
भीनमाल नगर में वि० सं० १६६६ में आषाढ़ शु० ५ को लघुभागवती 
दीक्षा दी थी। आहोर में इनको भी चरितनायक ने ग्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर 
माघ शु० ६ को बड़ी दीक्षा प्रदान की । 


श्रीजयश्रीजी--आहोर के पास में चरल्लीग्राम में इदाजी नामक 
प्राग्वाठज्ञातीय श्रावक की धर्मपल्ी सोनीबहिन की कुक्षी से वि? सं० १६७१ 
आपषाढ़ शु० १७ को आपका जन्म हुआ था । आपका जन्म नाम जीवीबाई 
था । आपका विवाह वि० सं० १९८४ देशाख शु० पंचमी को आहोरवासी 
शाह मगराजजी के साथ में सम्पन्न हुआ था। परन्तु सौमाग्यावस्था आ्रापके 
भाग्य में अधिक दिनों तक नहीं लिखी थी । आप वि० सं० १६८७ वैशाख 
शु० १४ को अ्रकस्मात्‌ विधवा हो गईं । अब संसार आपके लिये भारखरुप 
हो गया था। निदान धीरे २ आपको वेराग्य उत्पन्न हो गया और वि० सं० 
२००१ माघ शु० ६ को ग्रतिष्टोत्सव के शभावसर पर ही श॒भ मुहूर्त में श्रापने 
आहोर में चरितनायक के कर-कमलों से भागवती दीक्षा अहण करी शरौर 
श्रीगुरुणीजी कमलश्रीजी की आप शिष्या हुईं । आपका साध्वीनाम श्रीजयश्रीजी 
प्रसिद्ध किया गया । 


श्रीमहिमाश्रीजी और श्रीजयन्तश्रीजीः--ये दोनों सहोदरा हैं और 
दोनों ही बालकुमारियाँ हैं। इनके माता-पिता मालवा-प्रान्त के खाचरोद 
नामक प्रसिद्ध नगर के रहने वाले थे | पिता का नाम हीरालालजी और 
माता का नाम सुन्दरबाई था | माता इन दोनों को ही बचपन में छोड़कर 
मर गई थी। माता के मरने के पश्चात्‌ पिता ने इंन दोनों बहिनों को साध्वीजी 
श्री हेतश्रीजी को अर्पण करदी । इनका जन्म नाम क्रमशः कमला ओर 
रुक्‍्मीवाई था। वि० सं० २००१ में श्री चरितनायक ने इन दोनों को 
शुभ मुहूर्त में माध शु० १४ के दिन आहोर में लघु भागवतीदीक्षा 


आहोर में ३८ वां चातुमोस एवं प्राण-प्रतिष्ठा और दीक्षायं.. [ २४५ 


समहोत्सव प्रदान की और क्रमशः श्रीमहिमाश्री ओर जयन्तश्री साध्वीनाम 
रखकर इनको गुरुणीजी श्री कमलश्रीजी की शिष्या बनाईं। 


भेसवाड़ा में प्रतिष्ठा 
वि० स० २०० ५ 


भेसवाडा में बिंबग्रतिष्ठा करनी थी, अतः चरितनायक एवं साधु- 
मण्डल आहोर से विहार करके भेसवाड़ा पधारे । भेसवाड़ा-श्रीसंघ ने आपश्री 
का स्वागत अति ही भव्यता से किया । अट्टाई-महोत्सव के साथ शुभ मुहूर्त 
में प्रतिष्ठा-कार्य प्रारम्भ करवाया गया | वि० सं० २००१ फाल्युन शु० ४ 
को शुभ लग्न में बिंवग्रतिष्ठ की गई। आपश्री भेसवाड़ा कुछ दिनों के लिये 
ओर विराजे और पुनः वहाँ से आहोर पधारे । 


भेसवाडा से आहोर पधारकर आपश्री आहोर में कई दिनों के लिये 
स्थिरवास रहे । यहाँ चरितनायक की सेवा में अनेक आ्रामों एवं नगरों के 
श्रीसंघों की ओर से भेजे हुये प्रतिष्ठित सद्गृहस्थ चातुर्मास की विनती करने 
के लिये उपस्थित हुये । मुख्यतः जालोर, भीनमाल, फताहपुरा, बाली, 
खाचरोद, कुक्षी, रतलाम, बागरा और सियाणा के श्रीसंघों का अ्रत्याग्रह 


था । क्षेत्र-स्पशना एवं कारणों पर विचार करके चरितनायक ने बागरा की 
विनती खीकार की । 


तलश्ात्‌ आपश्री गुढ़ाबालोतरा पधारे और वहाँ से तखतगढ़ पथारे । 
जब आपश्री तखतगढ़ विराज रहे थे, तब आहोर के एक श्रीमंत जन चरित- 
नायक की सेवा में उपस्थित हुये और उन्होंने आपश्री से निवेदन किया कि 
वे आहोर से भाडवपुरतीर्थ के लिये संघ निकालने का निश्चय कर चुके हैं. 
अतः उसका अधिनायकत्व संभालने के लिये कुछ मुनिवर भेजे जाय॑। इस पर 
आपश्री ने मनिराज विद्याविजयजी को दो मुनिवरों के साथ में उक्त संघ में 
सम्मिलित होने के लिये भेजा। तंसश्चातू आपश्री ने बागरा के लिये 
विहार किया । 


२४६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रतूरि--जीवन-चरित 
बागरा में गुरुदेव का ३६ वां चातुर्मास ओर उपधानतपोत्सव 
बि० स० २००२ 
७ 


बैसे तो चातुर्मास का अर्थ चार मास होता है । परल्तु इसे रुढ़ 
बनाकर इसका अर्थ वर्षाकाल में साधु-साध्वियों का चार मास तक एकत्र 
निवास कर दिया है। वर्षाऋतु में जलवृष्टि के कारण मार्ग पंकिल हो जाते 
हैं, पद-पथ बिगड़ जाते हैं, नदी और नालों में बाढ़ें आती रहती हैं, सरोवर 
एवं छोटे-मोटे जलाशय उमड़-उमड़ कर आस-पास के स्थलों को ऊबड़- 
खाबड़ बना देते हैं और भूमि जीवाकुल हो जाती है। इस प्रकार आवा- 
गमन की क्रिया प्रायः बंद ही करनी पड़ती है। फिर वे साधु-साथ्वी जिन्हें 
किसी भी तुच्छ जीव को कष्ट पहुँचाने की अति साधारण क्रिया भी पसन्द 
नहीं, केसे गमनागमन कर सकते हैं ? अतः वे जहाँ-तहाँ एक स्थान पर रह 
कर इस समय धर्म, ध्यान, तप, जप करते हुए लोगों को अपने अमृत भरे 
अनुभवपर्ण सबल व्याख्यानों से लाभ पहुँचाते हुए यह ऋतु व्यतीत करते हैं । 
यह परिषाटी न मालूम कब से चली आती है ? भारतीय धर्म-व्यवहार में इस 
प्रकार चातुर्मास का महत्त्त बड़ा विशाल है। जैन, बौद्ध, शैव, वेष्णव श्रादि 
सब ही ने चातुर्मासकाल को एक सा महत्त्व दिया है। जैनधर्म में इसका 
महत्त्व कुछ विशेष बढ़कर माना है। जैनी प्रायः इस ऋतु में जहाँ तक ही 
सकता है अपने रात-दिन के क्रिया-क्रम में भी कुछ कमी कर लेते हैं । अ्रमुक 
परिधि तक अमुक कार्य करने का संकल्प कर लेते हैं । उपवास, व्रत, श्रा॑- 
बिल, पोषध, सामायिक आदि क्रियाकल्पों की एक दर्शनीय एवं अवुकरणीय 
धूम-सी मच जाती है। जहाँ अगर देवयोग से साधु महात्मा का विराजना 
हो तो उस स्थान की कुछ अलग ही विशेषता छुट जाती है । 


बागरा में इस वर्ष (२००२) का पुर्यप्रभावक गुरुदेव चरितनायक 
श्रीमद्‌ आचार्यमणि श्री श्री १००८ श्री श्री विजययतीन्द्रसूरीअवरजी महाराज 
का मुनिमंडलसह चतुर्मास हुआ । लोगों की भावनायें अनेक पर्मकर्य 


बांगश में गुरुदेव का २९ वां चातुमोस और उपधानतपोत्सव [२४७ 


करने की ओर खूब बढ़ रही थीं । गुरुदेव के सतत्‌ प्रवचनों से बागरा नगर 
में धर्म जाग उठा और ऐसे-ऐसे कार्य हुए जो खर्णाक्षरों में सदा के लिये 
लिखे रहेंगे । जनता को गुरुदेव के नित्य के व्याख्यानों से अति लाभ प्राप्त 
होता रहा था। उधर पाश्रात्य प्रदेशों में महाकाली की लपलपाती जिह्ा 
रक्तपान पर उतर रही थी, रुद्र के महागण की एक ताण्डव-दोड़-धूप मच 
रही थी। भारत भी कानों यह सव घटनायें सुन रहा था और यह भी 
आशंका थी कि कोई शिव की महाकाली यहाँ तक न आ फैले । यद्यपि 
वह यहाँ साक्षात्‌ रूप से न भी आई हो तो भी भारत को उसे अपनी शोर 
से मेंट तो भेजनी पड़ रही थी | कितना भयावह, दयापूर्ण, करुणा बढ़ाने 
वाला अवसर आर उपस्थित हुआ था। इस चरणडी के तारडव को राजनीतिज्ञ 
भले ही सजग हो कर निहार रहे हों, परन्तु प्रत्येक सहृदय जन को इससे 
बृणा हो चली थी। साधु-महात्माओं के लिये यह वेराग्य भावनाओं 
की भक्ति-प्रधान क्रियाश्रों को सजग करने का अ्रच्छा श्रवसर था । लोगों 
के हृदय आये दिन दुःखद घटनायें सुन कर कुछ शान्ति पहुँचाने वाली बातें 
मनन करने को लाज्ञायित हो रहे थे और कुछ यथाशक्ति भला कर्म करने के 
प्रति भी खिंचे जा रहे थे । गुरुदेव के व्याख्यानों का जनता पर भारी प्रभाव 
पड़ा और अनेक धर्म के कार्य हुए जिनका वर्णन यथास्थान दिया 
जाता है। 
, उपधानतप को भावना 
१- बहुत वर्षों से बागरा-निवासियों के हृदय में उपधानतप आराधन 
कराने की भावना विल्लास कर रही थी; परन्तु उपयुक्त अवसर ही 
उपस्थित नहीं हो रहा था । इस वर्ष यह उन की महत्ताकांक्षा 
गुरुदेव की परम कृपा से फली और वह खर्णाक्षरों में लिखने योग्य 
है, जिसका-विश्वद्‌ वर्णन पाठकों को आगे के पृष्ठों में मिलेगा । 


बीस सहस्त का सराहनीय दान 


२--कोर्टतीर्थ का नाम तो प्रायः सभी ने सुना होगा, जिनको कोर्टा- 
तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा वे वहाँ के 


२४८ | श्रीसदूं विंजययती न्द्र्सूरि--जीवर्न-चरितत॑ 


प्राचीन जिनालयों से अवगत भी होंगे । जन तीथ्थ-धामों में कोर्या- 
तीर्थ भी अपनी प्राचीन गौरव रखने में किसी प्रकार कम नहीं 
है। यहाँ अनेक साधु-साध्वी दर्शनार्थ आते हैं; परन्तु उनके 
ठहरने के लिये कोई योग्य स्थान नहीं था। बागरा-संघ ने धर्म- 
शाला बनाने के निमित्त जेन पीढ़ी की ओर से दस सहस्र रुपयों की 
रकम देने की घोषणा की । 


जालोर के खर्णुगिरि नामक पर्वत पर आया हुआ भ्श्ठ- 
पदावतार' नामक सौधशिखरी जिनालय जो अपनी शान का एक 
ही है, उसके जीर्णोद्धार खाते में भी बागरा-संघ ने श्रपनी (श्रीपार्ख- 
नाथ खेताम्बर) जैन पीढ़ी की श्रोर से दस सहस्त॒ रुपयों की रकम 
देने की भी घोषणा की । 


अट्टाई-महोत्सवों की धूम-धाम 


३--गुरुदेव के व्याख्यानों का ही एकमात्र प्रभाव है कि इस प्रकार के 
धर्मोन्‍्नतिजनक महोत्सवों की धूम-सी मच गई । यह उत्सव श्राठ 
दिन तक किया जाता है। प्रतिदिन प्रश्ु-कीर्चन-पजा के प्रभावक 
कार्य मुमुक्षु श्राणियों के हृदय को अतिशय आह्नादित करते रहते हैं । 


प्रथ म--अट्टाई-महोत्सव नगर की जनता में सब तरह शान्ति-सर्माषि 
बनी रहने के निमित्त श्रीयुत्‌ हजारीमल वन्नाजी भर्डारी की तरफ पे 
सोत्सव करवाया गया था। अंतिम दिन मारी पृजा-भक्ति के साथ पौष्टिक 
बृहत्‌ शान्तिस्‍्नात्र पृजा भणाकर नगर के चारों ओर मंत्रपत जल की शान्ति 
धारा दी गई । इस पजन में विश्व भर के प्राणियों के कल्याण की भावना 
सन्निहित होती है। संसार में शान्ति के प्रसाद की ग्राप्ति और आधि, व्याधि 
एवं अश्ाति विनष्ट होने के लिये ही यह पजा भणाई जाती है। 


द्वितीय एवं ततीय--अट्टाई-महोत्सव वीसस्थानकपद-तप के 
उद्यापन के निमित्त शाह प्माजी सदाजी तथा चैनाजी वभूतमल को परी 
श्राविका रखवीबाई की तरफ से किया गया । वीसस्थानकपद-तप दस वर्ष 


वागरा में गुरुदेव का ३९ वां चातुसोस और उपधानवपोत्सव .[ वह४ 


तक किया जाता है।। प्रतिवर्ष इसकी दो ओ्ोली वंथाशक्ति उपवास से होती 
हैं। दो श्रोली करने से दस वर्ष में यह तप पर्ण होने. पर अन्त में उद्यापन 


( उजमणा ) करनी पड़ता है। ..#. 


के 


चौथा एवं पाँचवाॉ--अड्टाई-महोत्सव उपधान तप के निमित्त 


उसके आदि और अन्त में बागरा नगर के श्रीसंघ की ओर से किये गये । 
वर्द्ममान-आयंविल-तप के निमित्त शा० प्रतापचन्द्र ( ओ्रोठ्मल ) धूड़ाजी 
की ओर से किया गया । ये सभी श्रशह्विक्रा महोत्सव भारी ग्रभावक हुए । 


॥| 


नी 


्। 


“-जड़ावों की-रकम २४/हजार से ऊपर हुई। 


छुठा--अटटाई-महोत्सव उपधानतप के मध्य में हुआ । 
पयुपणपर्वाराधन 


की 


४--यह प्रर्व॑ सर्व पर्वों में प्रथम मंगलकारी है । यह भी आठ दिन तंक 


मनाया जाता है। प्रत्येक जैन उपवास, बेला अट्टरुम, आयंबिल 
आदि तप करके इसकी आराधना करता है। मन्दिरों, धर्मस्थानों की 
आय भी प्रमुख रुप से इसी श्रवसर पर हुआ करती है । गुरुदेव 
के यहाँ विराजने से इस वर्ष आय भी अधिक हुई, जो गत वर्षो के 
पर्यूषणों में कमी न हुई थी । खम; पालना, कल्पसृत्र आदि के 


हि 


मिडिल स्कूल का योजना 


५--थहाँ जो अ्रीराजेन्द्र जैन गुरुकुल नाम का शिक्षणालग चल रहा है, 


वह गुरुदेव के कर-कमलों से ही सं० १६६४ की आश्रिन शुक्ला 
छठ को संस्थापित हुआ था। उसका-अष्टवर्षीय जंन्मोत्सव भी आपकी 
तत्तावधानता में ही संपन्‍न हुआ । इस श्रवसर पर गुरुदेव, की 
गुरुकुल की वर्चमान स्थिति, भूत के इतिहास पर एवं भविष्य पर 
मार्मिक भाषण हुआ, जिसके फलखहूप गुरुकुल को मिडिल स्कूल 
बनाने की योजना वनाई गई और इस दिशा में प्रयक्ष भी प्रारम्भ 
कर दिया गया। विद्यालय का नया भवन और दात्रालय का अलग 
नूतन छात्रावास भवन भी चनाना विचारा गया । 


औै२ 


श्५० ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित॑ 
दो सहस्र का सराहनीय दान 


६--इसी चातुर्मास में पं.लालारामजी, प्रवन्धमंत्री-हिन्दू धर्म-रक्षिणी सभा, 
इन्दौर का संस्था के ग्रचार के निमित्त आना हुआ। आपको पधारे 
के लिये श्राग्रह शा० हजारीमल वनेचंदजी भंडारी की ओर से किया 
गया था । पंडितजी की बागरा से दो सहख रुपयों की आधिक 
सहायता उपलब्ध हुईं | हजारीमलजी से १९००) रुपया और शेष 
रहती रकम अन्य सजनों की ओर से प्रदान हुई । 


मुनि हंसविजयजी का स्पर्गारोहण 


७--देह त्याग करना वैसे तो साधु-महात्माश्रों के लिये गमनागमन की 
एक क्रिया है। लेकिन महात्माश्रों का जो अभाव इस प्रकार पता 
है, वह हम संसारियों के लिये तो अवश्य दुःखद है। मुनिराज श्री 
हंसविजयजी वस्तुतः हंस ही थे। पूज्य उपाध्याय श्री गुलाबविजयजी 
के साथ आपका चातुर्मास इस वर्ष स्ीनमाल में था । वहीं आपका 
देहावसान डबल निमोनिया के आ जाने से तिथि कार्रिक शुह्ठा 
६ ता० ११-११-४९५ रविवार की रात्रि में १० जजे हुआ । 
तारीख १२ को तार से खबर आते ही श्रीराजेन्द्र जेन गुरु की 
ओर से शोकसभा मनाई गई और उसमें दिवंगत आत्मा को शान्ति 
प्रदान करने की प्रार्थना अर्हन्‌ मगवान्‌ से करके सभा विसर्जित हुई | 


उपधानतप और उसका महत्त 


जैन शास्त्रों में अनेक प्रकार के ब्रतों एवं तपों का उल्लेख है। 
बह ्थाति्‌ 
वैसे सीधे रूप से तप का अर्थ तपना क्रिया से लगाया गया है। तपना श्र 
कष्ट सहन करना । किस लिये ? आत्म-कल्याण के लिये । आत्म-कल्यायण 
की साधना में संसार के सभी प्रकार के प्राणियों का हित अपने आप स॒ध 
जाता है। ये साधना मोटे रूप से तीन प्रकार से संपादित की जाती है-तन्‌, 
मन और वचन से । विशेष अंश में तन से कर्म, मत से संकल्प ओर वचन से 
संभाषण-क्रियाओं के माध्यमों द्वारा वह कर्म करना, जिससे आत्म-कत्याण 


बागर। में गुरुदेव का ३९ वां चातुमोतत और उपधानतपोत्सत [ २५१ 


होता हो । ऐसे कर्म के करने में शरीर को अत्यधिक तपना पड़ता है; अतः 
इसका नाम तपस्या है ए८ मन से इस प्रकार की तपस्था का दृढ़ संकल्प करना 
ही त्रत है ओर तपस्या और व्रत का आलोचनापूर्वक परिषालन एवं पर्यवेक्षण 
करने का नाम ही पौषध है । ऐसे जीवन को व्यतीत करने का जिछ्का 
लक्ष्य हो, जिसने कुछ समय के लिये संकल्प कर लिया हो या ऐसे जीवन 
को व्यतीत करने के लिये जो दीक्षित हो गया हो-ऐसे ध्रत एवं तपस्या करने 
वालों के तीन वर्ग किये जा सकते हैं । श्रावक, उपतपखी ओर साधु । जेन 
बन्धुओं की श्रावकों में, उपधानादि तप करनेवालों की उपतखियों में ओर 
दीक्षितों की साधु मुनिराजों में परिगणना होती है। 'ठप' से अर्थ समीप- 
भाव से है, समीप-भाव से अर्थ किसी के पार में रह कर तप-साधना करने 
से है। पूरे 'उपवान' शब्द का अर्थ आधार या आश्रय से है, अर्थात्‌ किसी 
के आश्रय में रह कर या किसी के आवार-सहारे से तप-साधना करने को 
'उपधानतप' कहते हैं। ऐसी तप-साथना आलोचना एवं पर्यवेक्षणा के साथ होनी 
चाहिये, जिसे पोषव कहते हैं | इस प्रकार समूचे उपधानतप का अ्रर्थ गुरु 
के आश्रय में पौषध-क्रिया सहित तप विशेष से श्रुत , अर्थ उमय की नियमित 
समय तक साथना-आराघना करनी होती है। अत्र आधार किसका, किस के 
पास रह कर यह तप-साधना करना ? जो ब्रती हो, तपस्वी हो, जो अपने 
आश्रित को साधना में सव प्रकार का सहयोग देने में समर्थ हो। ऐसे तपखी 
पुरुष तो वे ही हो सकते हैं, जिन्होंने पाचों इन्द्रियों को जीत लिया हों, 
जो नव प्रकार का ब्रह्मच्य॑ पालन करते हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह से 
रहित हों, प्रमिति, युप्ति के धारक और पंच महात्रतों के पालन में दृढ़-प्रतिज्ञ 
हों । ऐसे पुरुष को हमारे शास्त्रों में साधु, मुनि की संज्ञा दी है, जिन्हें गुरु, 
आचार्य, पृज्य कह कर मानते हैं अर्थात्‌ उपथानतप का आराधन साधु- 
आचार्य के समीप में रह कर ही किया जाना चाहिये | ऊपर के विस्तृत 
विश्लेपण से यह तो प्रकट हो ही गया कि उपधानतप किसे कहते हैं । अब 
यह रहा कि इस तप के आराधन में कैसी-कैसी क्रियायें होती हैं ? इस तप 
की क्रियाओं को विशेष रूप से छः विभागों में विभक्त कर दिया है, जिन्हें 
महाश्रुतस्कन्य भी कहते हैं। 


रएर ] ' . श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-धरित . . ; 


१, पंचमंगलमहाअ्रतस्कन्ध>-इसमें एक लक्ष नवकारमंत्र का 
जाप और उंसका सार्थ शुद्ध अध्ययन-आराधन होता. है । 


२, प्रतिक्रमणश्रतस्कन्ध--इसमें 'इरियावही, तस्सउत्तरी, अन्नत्य 
इन सूत्रों का भेदोपभेद के सहित साथ अध्ययन एवं आराधन दीता है। 


३. शक्रस्तवश्र॒तस्कन्ध--इसमें आराधनापर्वक नमुत्युणं' सूत्र 
का सार्थ अध्ययन किया जाता है । ै 


न 


. ४. चेत्यसतवश्रतस्कन्ध - इसमें अरिहंतचेइ्याणं' सूत्र के मूलाथ 
का श्रध्ययन एवं आराधन होता है, साथ ही उसके हेतु, उदाहरण आदि 
का ज्ञान करना पड़ता है । 


् 


४, नामस्तप्रश्रतस्कन्ध--इसमें चतुर्विशतिस्तव (लोगस्स) सूत्र का 
हेतु, दशन्त के सहित मूलाथ संयुक्त अध्ययन एवं आराधन किया जाता है शरौर 
तीर्थकरों का जीवनखरूप संक्षेप में समकना पड़ता है। 


६, श्रतरतव-प्रिद्धस्तवश्रुतर्फन्ध- इसमें श्रथ॑ सहित पुक्खखर 
दीवड्ढे' और 'सिद्धाणुं' दोनों सूत्रों का अध्ययन एवं आराधन किया जाता है । 


इस तरह उपधानतप के छः प्रकार हैं। वत्तेमान परिपाटी के श्र 
सार उक्त उपधानों में पंचमंगलमहाश्रतम्कन्ध, प्रतिक्रमणश्रतस्कत्प, चेल- 
स्तवश्र॒तस्कन्ध और श्रतस्तव-सिद्धस्तवश्रतस्कन्ध ये चारों उपधान एक सा4 
ही किये जाते हैं, शेष अलग-अलग । प्रथम, द्वितीय उपधान १८-१८ दिन 
का है, उनमें १२॥-१२॥ उपवास की भरती करनी पड़ती है। चौथे और 
छठे उपधान के क्रमशः ७ और ६ दिन हैं, उन में २स्‍॥ और ४॥ उपवास 
की पूर्ति करनी होती है। ये चारों उपधान ४७ दिलों में वहन किये जाते 
हैं और कुल ३२ उपवास की तपस्या करनी पड़ती है। तृतीय उपधान ३६ 
दिन का ओर पाचवां उपधान २८ दिन का होता है । इनमें क्रमशः ११॥ 
और १५॥ उपवास की तपस्या की जाती है। सभी उपधानों में पौषध, 
पोषध सम्बन्धी एवं उपधान सम्बन्धी क्रिया करने के उपरान्त १०० खमा- 


बागरा में गुरदेव का ३९ वां चातुमोसत और उपधानतपोत्सवः [२५३ 


समण, १०० लौगस्स का कायोत्सर्ग और २० माला गरिनना श्रादि क्रिया 
भी सदा नियम से करनी पड़ती हे । 


उपर्धीनतप कितना बड़ा आत्म-कल्याणुकर है, इस पर अब अधिक 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । सक्षेप में फिर भी इतना कह 
देना उचित है कि इस तप से कर्मो' का क्षय, शरीर-शुद्धि, श्रुतज्ञान की आरा- 
धना, श्रमणभाव का अनुभव, इन्द्रियों का दमन करने की शक्ति की प्राप्ति, 
गुरु श्रोर देव-भक्ति का रसानन्द हो जाता है। ये सब मोक्ष की प्राप्ति के साधन 
कहे जाते हैं । 


जो बन्धु यह तप आराधन करते हैं ओर ऊपर के ६ विभागों में से 
जैसा उपधान वहन करते हैं, तप के जितने दिन निश्चित हैं, उतने दिन के 
लिये उस बन्धु को संसार के सब प्रकार के भंमटों से दूर रहना पड़ता है । 
थोड़े में यों समका दिया जाय कि ऐसे तप करने वालों को निश्चित श्रवधि 
तक संसार छोड़ कर गुरुदेव के समीप रह कर उपधानतप की क्रिया साधन 
करनी पड़ती है । 


उपधानतप का महोत्सव 


ऊपर के लेख में यह बताया जा छुका है कि उपधानतप किसे कहते 
हैँ? यह तप क्‍यों किया जाता है? इसका मदत्त कितना बड़ा दे ? 
आदि । इस लेख में यह वताया जायगा कि उपधानतय-महोत्सव बागरा नगर 
में किस :्रकार मनाया गया । 


ऐसे विशेष अवसरों पर बागरा-श्रीसंघ किसे प्रकार की व्यवस्था करता 
है, उसका कुछ परिचय 'श्रीमहावीरादि प्राणप्रतिष्ठोत्सव' प्रकरण में आलेखित 
है । ठीक वैसी ही व्यवस्था इस श्रवसर पर भी की गई थी । मुख समिति” 
ओर उस की सहायक समितिया जैसे मणडप-समिति, भोजन-समिति, तपखी- 
व्यवस्थापक-समिति, ओपषघ-विभाग, वरघोड़ा -- विभाग, संगीत एवं नाटक- 
विभाग, खय॑सेवक-विभाग, फोटोकपण-विभाग श्रादि की सुव्यवस्था की गई 
थी । विभाग, समिति एवं मंडलों में इस महोत्सव का कार्य वंटा हथ्ा था 
जिसका यहाँ विशेष वर्णन न देकर संक्षेप में बृतल्लाया जायगा | 


२५४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


धार्मिक उत्सवों की सूचना के लिये प्रति-ग्राम में आमंत्रण-पत्रिकायें 

वितरित करने की मर्यादा त्राचीन काल से चली आ रही है । ऐसा उत्सव 

जनता की दृष्टि में अच्छा माना जाता है। आमंत्रण- 

आमंत्रण-पत्रिका पत्रिकाओं में उत्सव सम्बन्धी सब तरह की सजावट का 

ओर नवकारशियाँ होने का उल्लेख होने से लोगों की 

हार्दिक भावनायें उस उत्सव को देखने के लिये लालायित हो उठती हैं । 

लोग अपना अवकाश निकाल कर एवं आकर उत्सव की शोभा में वृद्धि 

करते हैं। बागरा-संघ ने भी सर्व प्रथम आमंत्रणु-पत्रिकायें छुपवा कर देश, देशान्तर 

में भेज दीं। आमत्रणु-पत्रिका में यह भी सूचित कर दिया था कि कारिक 

क्ृ० ८ तदनुसार ता० २८-१०-४४५ रविवार को प्रथम प्रवेश और कार्तिक 

कृ० १३ तदनुसार ता० २-११-४४ शुक्रवार को द्वितीय प्रवेश निश्चित किया . 

गया है । 

उपधानतप-मण्डप की रचना जैन धर्मशाला जो चौहटे पर आई हुई 

है, उसी में की गई थी । मण्डंप की रचना भव्य और चित्ताकर्षक थी । चतु- 

दिंकू भित्तियों पर सजीव-से रंगीन चित्र विशाल पट्टों पर 

| मरणठप् रचना ऐसे लगाये गये थे, जो दीवारों पर ही चित्रित किये गये 

चित्रों-प्े प्रतीत होते थे । मंडप के मध्यभाग में दिव्य 

सिंहासन रचा गया था, जिसके चारों ओर नृत्य करती हुईं, हाथों में पुष्पमाला 

ली हुई एवं बाजे बजाती हुई' देव-परियाँ लगी हुई थी, जो निरीक्षकों को 

आकर्षित करती थीं। इसके आगे रघ्चशाला के लिये स्थान छोड़ा गया था, 
जहाँ सच्चीत-मंडली के अभितय ओर पूजा भणाने की सुब्यवस्था थी । 


उपधानतप करने वाले तपखियों के लिये सोने-बेठने की व्यवस्था 
मंडपवाली वड़ी धर्मशाला में ही की गई थी और तपस्विनियों के लिये 
श्री राजेन्द्र जेन गुरुकुल के मवन में | सर्दी का समय था, 

उपधानगहक। की परन्तु व्यवस्था सुन्दर होने से किसी को कुछ भी कष्ट न 
व्यवत्था हुआ । जिधर-जिधर खुला भाग था उघर-उघर विशाल 
वस्त्रपष्ट लटका दिये थे । उपधानवाहक भाई बहिनों की 

संख्या ३४७ (तीन सौ सैंतालीस) थी | कुछ तपस्री एवं तपसखिनियाँ मध्य में 


व्याख्यान-वाचस्पति चरितनायक श्रीमद विजययतीन्द्रसरीश्वरजी महाराज 





रे 
डा 
श्र 
रा 
0 
। 
है| 
! का ॥| ' 
/ /्िन-+ । हे 
5 ( 
"न ॒ | ) ही 
के 


। 
न्ज्य 
०-नजलमलनल 5 भला न + अल लस जन नन+ 


५ ३.७५... - ->०५+-  ++>>०ञ४ँव३ल्‍००० हार 


। 
हे 
बज नस3+>>-. 23--3समनत+र2+कमलली+०->बू ७०3 34+०७++.-००+११७००टफे १०२५०“८१०”“”“' 
$। 


भ 
। 


मा 


बागर उपवानतप के अवसर पर बवि० स८ २००२ 








५ 








न $+.. ८, + * 


बन न 


3७ 


+ 


कड़े फ ५ ॥9॥२-॥०७|॥ (9 ४ 03॥5-2!5[॥: 


[५ 


औ+ रिके ऐै० 


५३०९५ एन ९, 





३ 


तक 


प 


कि 








बागर में गुरुदेव का ३९ वां चातुमोस और उपघानतपोत्सव [२०७ 


ही अपना तत्र पूरा हो जाने से चले भी गये थे | उपधानतप वहन करने के 
लिये वागरा, आहोर, जालोर, सियाणा, गुढ़ाबालोतरा, हरजी, तखतगढ 
संदरिया, पावटा, खुडाला, नाडोलाई, खिमाडा, कोगिलाव, वाली, आकोली 
साधू, नून, थावला, बलदूट, सिरोड़ी, कालच्छी, भेसवाडा, विशनगढ़ 
माडवला, गोल, केसवणा, भूति, डूडसी, माडाणी, चॉँदना, दोरला, चोदराई, 
तलाबवी, खाद छोटी, रतलाम, मन्दसोर, राजगढ, सायला, विलाडा, सुमेरयुर 
लास इन गाँवों के भाई-बहिन उपस्थित हुए थे । बगीचे के विशाल भमितल 
पर पटमंडप तेयार किया गया था और उसी में तपखियों के योग्य भोजन 
(पारणा) की व्यवस्था थी, जो शा० जेठमल खुमाजी के अधिकार में थी । 


मार्गशीर्प शुक्ला अष्टमी, नवमी, दशमी को नवकारशियों के प्रीतिभोज 

थे। सहस्नों की संख्या में जनता एकत्रित थी। स्त्री एवं पुरुषों के लिये भोजन 

करने की व्यवस्था रस्सिया बाथ कर श्रल्नग-अलग मडपों 

उत्सवारम्भ में की गई थी । भोजन परोसने का कार्य श्रीवागरा- 

पाइवनाथ सेवा-मंडल के अधिकार में था। नगर में दीपकों 

की सुन्दर प्रवन्ध स्थान-स्थान पर कर दिया गया था। सर्वत्र मुख्य-मुख्य 
मार्गों पर अर्धरात्रि तक गेस की वत्तिया जलती रहती थीं । 


आगन्तुक सजनों के उतारे का अबन्ध सुन्दर ढंग पर किया गया 
था । सभी जैन बन्धुओं के घर आगन्तुक सजनों के लिये खुले हुए थे । 
ओढ़ने, विछाने की भी व्यवस्था अच्छी थी | किसी को किसी प्रकार का 
कोई कष्ट हुआ हो ऐसी कमी भी कोई विवरण-पत्रिका अमुख समिति के 
समक्ष नहीं आई । 


उपधानतप का समारंभ ओर पूणाहुति पर्यन्त का सोपिप्त परिचय 


जैसा विवरण से ही पाठकंगण समझ सकेंगे कि वागर-संथ्र ने 
उपधानतपोत्सव में अपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं तन, मन, धन को योग देकर 
उसमें सम्मिलित हुवे दूर २ के तपस्वरी स््रो एवं पुम्षों की पूरी २ सवा की 
थी । उपवानतप में सम्मिलित हुये तपस्ती जन एवं तखिनी स्तरों की 
भोजन एवं तपोकरण आदि से सेवा एवं मान निम्न प्रकार किया गया था । 


ए०६ |... , अ्रीक्रद्‌ ,विजययतीन्द्रसूरि->जीवन-चरित 


प्रथम तीन नरवेकारशियाँ , 


न्‍ 


। (१) कार्त्तिक कृ० ६ शुक्रवार को शाह सिरेमल रत्नचेन्द्र पूनमाजी 
की ओर से । 


(२) कार्तिक कृ० ७ शनिश्वर को शाह साकलचन्द्र क्रेसरीमल 
नत्थमल, फूलचन्द्र, बाबूलाल, देवी चन्द्र, माँगीलाल, चुन्नीलाल, हुक्माजी की 
ओर से । 


(३) कात्तिक कृ० ८ रविवार को उपधानतप का समारंम्भ और 
शा० केसरीमल, चैनाजी की ओर से कार्तिक कृ० अमावस्या तंदलुसार 
ता० २८-१०-४५ से ता० ४-१ १-४५ तक उनका विधि विधान । उपधानतप 
में प्रविष्ठ हुये श्रावक एवं श्राविकाओं को तप के उपकरण आदि निम्बवत्‌ 
भेंट किये गये;-- 


(१) रेशमी मालायें--शा ० खुशालचन्द्र, मंशालात्, भबूतमत, 
मिश्रीमल, नरसिंह जी की ओर से सादर भेंट । 


(२१) नवकरवाली-शा० नत्थमल भाणाजी की''शर पे 
भपादर भंट | 2005: । ५ 0) 


!. (३) संथारिया--शा० भभूतमल, कपूरचन्द्र, पूनमचन्द्र, तारा- 
चन्द्र, प्रतापचन्द्र, ऋषभचन्द्र, मगनलाल, हस्तिमल, शांतिलाल, शुकंराज, 
भ्रुमल, पुखराज, बाबूलाल वीरचन्द्रजी' की ओर से सादर मेंट । 


(४ ) चरला--शा ० भीमराज, चुन्नीलाल, जवानमल, गणेशमत 
गेनाजी की ओर से सादर भेंट । 

(५ ) कठासणा--शा० ल्करेश्ाजी की 
ओर से सादर भेंट । हे 


९ 


स्वाम 


( १) शा मिश्रीमल साल 
| 
(२) 


बागरा में गुरुदेव का ३९ वां चातुमोस और उपघानतपोत्सत | २५७ 


(३) शा० गेनाजी, ताराचन्द्र देलाजी के १३ शुक्र० 
(४) ,, मगाजी नर॒सिंहजी ३० रवि० 
(५) ,, केशरीमल,खरूपचन्द्र,जवेरचन्द्र ऊ्ताजी ,, का.गु.दि, १मंगल० 
(६) ,, प्रेमचन्द्र, जेरूपचन्द्र मालाजी हे ३ गुरु० 
(७) » देवीचन्द्र, शांतिल्ाल, कांतिलाल नवाजी ,, ४ शनि० 
(८) ,, श्रचलदास, ऋषभदास लादाजी मा ७ सोम० 
(६) ,, श्तापचन्द्र, वरदीचन्द्र, पेराजमल,फ़्लचन्द्र, खीमचन्द्र, 
दीराचंद्र,चंदनमल, हरकचंद्र खूमाजी . ,, & बुध० 
(१०) » पूनमचन्द्र, लखमीचढ्र केशाजी ४»... १९ शुक्र० 
(११) ,, जेठमल, चंदनमल खूमाजी हि १४ रवि० 
(१२) ,, मंशालाल, चुन्नीलाल दलाजी » मार्ग ०कृ० १मंगल० 
(१३) , दइल्ला, नथमल खशाजी ि ३ गुरु० 
(१४) ,, ताराचंद्र,बोगमल,नत्यमल,मूरमल गोमाजी ,, ५ शनि० 
(१४) ,, हकक्‍्मीचंद्र, ताराचन्द्र, चुन्नीलाल, शंकरलाल 
पेराजी हि ७ सोम० 
(१६) ,, वरदीचंद्र, नत्थमत्, मयाचंद्र पेषजी . ,, ६ बुध० 
(१७) ,, जूँवचन्द्र, उमेदमल, गुलावचन्द्र चमनाजी ,, ११ शुक्र० 
(१८) , खूमचंढ्र, जसराज, नत्थमल नरसिहजी ,, १३ रवि० 
(१६) ,, फरतिंग, हिम्मतमल, छंगनलाल, शुकराज 
पुखराज मथराजी ५... ३० मंगल० 
(२०) ,, दीराचन्द्र, मॉगीलाल चैनाजी » मार्ग शु० २ गुरु० 
(२१) ,, वनेचंद्र खशाजी हे ४ शनि० 
(२२) १99 सॉकलचंद्र, फ़लचंद्, गणेगमल हाँसाजी के ६ सोम० 
(२३) ,, हजारीमल, लालचंद्र, छुगनलाल, सुमेर्मल 
वनाजी हे ८ बुध० 
(२४७) ,, देजारीमल, लालचन्ड्र, छगनलाल, सुमेरमल 
पनाजी हि १० शुक्र० 
(२४) , जन्नीलाल, ताराचन्द्, ग़करलाल जैरूपनी ,, १२ रबि० 


३३ 


२५८ ] श्रीमद्‌ विजययतीनद्रसूरि--जीवन-चरित॑ 
बीच-बीच में स्वामीवात्सल्य श्री सकलसंघ की ओर से होते थे । 


अंतिम अट्टाई-महोत्सव मार्गशीर्ष शु० हे शुक्रवार से मार्गशीर्ष 
शु० १० शुक्रवार पर्यत शा० छोगमल, हजारीमल, भूरमल लालाजी की 
ओर से हुआ तथा अंतिम तीन नवकारशियाँ निम्नवत्‌ हुईं :-- 


( १) मार्ग० शु० ८ बुध०ता4« १२-१२-४४५ को शाह०ताराचंद्र, 
चुन्नीलाल, वेजराज, मिश्रीमल, बाबूलाल, हजारीमल, मगनलाल, गेनाजी 
की ओर से । ह 


(२) मार्ग० शु० ९ गुरु० ता० १३-१२-४५ को शा० हीराचंद 
जेठमल, किशनलाल, नरसिंग, वेजराज, गुलाबचंद्र, वरदीचंद्र, छुगनलाल, शांति- 
लाल जेताजी की श्रोर से । 


(३ ) मार्ग० शु० १० शुक्र० ता० ४-१२-४४ को शा० जुहारमल, 
पुखराज, शुकराज, बाबूलाल सांकलाजी की श्रोर से । 


उपरोक्त प्रकार कार्यक्रम के साथ उपधानतप मार्ग० शु० १० गुक्र० 
ता० १४-१२-४४ को महान्‌ हर्ष एवं अपार आनंद के साथ में समाप्त हुआ । 


उपधानतप-समिति, श्री पार्र्वनाथ-सेवामरडल, श्रीराजेन्द्र जैन गुरुकुल 
संगीत-मणडली ओर अन्य ही ऐसे अंगों की सेवाओं का परिचय देने के स्थान 
में स्थानाभाव के कारण उन सब के कार्यों का उपसंहार कर देना अधिक 
उचित समभता हूँ। 


संक्षिप्त यह है कि वरघोड़े मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया से निकलने आरंभ 
हो गये थे। जैनपताका, चांदी का बना हुआ रथ, हाथी, दासपा-ठिकाने 
के घोड़े मय सुन्दर साज, श्रीपार्श्वनाथ जैन बैरड, बागरा, श्रीराजेन्द्र जैन 
गुरुकुल संगीत-मण्डली, बागरा, अंग्रेजी वाजा, गुरुकुल का छात्र-दल एवं 
खर्ण के बने हुये वेड़े आदि वरघोड़े की शोभा के प्रमुख साज थे। वरघोड़े 
धराबर आठों दिन तक सज-धज से निकलते रहे । 


- जनता का रज्जनादि करने के लिये अभिनय, नाटक एवं पंगीत आदि की 


बागग में गुरुदेव का ३९ वां चातुमोस और उपधघानतपोत्सत [ २५९ 


भी व्यवस्था थी । श्रीराजेन्द्र जेन गुरुकुल के छात्रों ने अ्रष्टमी की रात्रि को 
अमरसिंह राठौड़' का ड़ामा किया था तथा सुन्दर एवं शिक्षाग्रद गायनों 
का भी श्रायोजन था | नवमी को बागरा के जेन युवकों की ओर से सत्यवादी 
राजा हरिश्वन्द्र का नाटक खेला गया था। पात्रों की संख्या लगभग तीस 
थी | नाटक बड़ा ही चित्ताकर्पक ढंग से अभिनीत किया गया था । यह नाटक 
गये-बीते लेखक का लिखा हुआ होकर भी इन बागरा युवकों के पात्रों में 
पड़ कर चमक उठा था । तारा के रुदन पर शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा, 
जिसकी शआाखों में आंसू न छुल-छुला उठे हों और हरिश्िन्द्र की ता देख 
कर जिसकी श्रात्मा को बल न मिला हो । 


मार्गशीर्ष शुक्ला दसमी के दिन मालापरिधान का द्थयथ बडा ही 
दर्शनीय था । इस अवसर पर सहसोरं स्त्री एवं पुरुष इस ध्व्य को देखने के 
लिये चारों ओर उपस्थित थे । मध्य में गुरुदेव आचार्यप्रवर विराजमान थे । 
इधर-उधर साधुवर्ग एवं साध्वीवर्ग विराजमान्‌ था। इनको घेर कर उपाधन- 
वाहकों का वर्ग शान्ति प्रवर्ता रहा था । तप के तेज से तपसियों के मुखमण्डल 
दीप्र थे । उनके वक्षस्थलों पर पड़ी हुई मालायें मानो उनके तपोतेज की 
ज्योतिष्मरडली थी | तपखी एवं तपखिनियों के निकट संवन्धियों की श्रोर 
से इस अवसर पर अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्रभावनायें वितरित की गईं 
थीं । अवसर-अवसर के फोट भी लिये गये थे। 


इसी दिन रात्रि को मण्डप में श्रीवर्द्ममान जेन वोर्डि्न, सुमेरपुर की 
संगीत-मंडली एवं श्रीराजेन्द्र जेन गुरुकुल, बागरा की संगीत-मंडली ने एक 
ही स्थान पर वारी-बारी से नृत्य के साथ कीर्तन, गायन, स्तवन आदि किये। 
अन्यत्र जो प्रतियोगिताओं की भावनायें ऐसे अवसरों पर जहर घोल देती हैं, 
वे यहाँ देखने को तो दूर, कल्पनाओं में भी न थी । 


इस उपवानतपोत्सव पर दासपा-ठिकाने का भी अच्छा प्रवन्ध था । 
श्रीमान्‌ कंंचर चिमनसिहजी साहब उत्सव में पधारे हुए थे । पुलिस थानेदार, 
सिपाही आदि सब का ग्रवन्ध सराहनीय था । चोरी आदि ऐसी कोई घटना 
न घटी । इस अवसर पर ओपवियों का भी समुचित प्रवन्ध किया गया था । 


२६० ] ह श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


एक चिकित्सक भी नियुक्त थे। वे हमेशा उपधानतप करनेवालों का निरीक्षण 
करते रहते थे और भोजन के समय मी उपस्थित रहते थे | तपस्या करनेवाल्ञों 
का एक छोटा-सा ग्राम बसा हुआ था, सब ही तपस्या के कष्ट से क्षीणकाय अवश्य 
प्रतीत होते थे, परन्तु उनके चेहरों से यह आभासित होता था कि रक्त 
निर्विकार एवं तप से शुद्ध होकर एक नई कान्ति उनमें भर रहा था । शरद्‌-ऋतु 
का मध्यभाग था, फिर भी ऐसी कोई उल्लेखनीय दु्घटना नहीं घटी । वस्तुतः 
प्रमुख व्यवस्थापिका-समिति का निरीक्षण-कार्य बड़ी सतकंतापूर्ण था। इस 
प्रकार यह उपधानतप का आराधनोत्सव साननद पूर्ण हुआ | 


फल» कक. ५++»-००++मनननमननक-नप 


आकोली ९ मारवाड़ ) में उपधानतप ओर दीक्षा 
वि० से० & २४००२ रे 

छ कद 
श्राकोली बागरा से दक्षिण में लगभग १॥ या दो कोस के अंतर 
पर एक छोटा-सा ग्राम है। यहां के श्रावक जब बागरा उपधानतप चल रहा 
था कई बार आये थे । उपकेशज्ञातीय मंडारी श्री लालचंद्र मिश्रीमल का 
विचार अपनी ओर से उपधानतप का आराधन कराने का हुआ और उन्होंने 
अपनी शुभेच्छा आकोली के संघ के समक्ष प्रकट की । इस पर आकोली-संघ 
के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति चरितनायक की सेवा में बागरा में उपस्थित हुये भ्रौर 
आकोली में भी उपधानतप का आराधन कराने की ग्रार्थना की । चरितनायक 
ने आकोली-संघ की विनती खीकार कर ली और उपधानतप के प्रारंभ 
करने का शुभ मुहूर्त वि० सं० २००२ माघ शु० ४ बुधवार तदनुसार 
ता० ६-२-१९४६ निश्चित कर दिया और फरमाया कि बागरा का उपधानतप 
समाप्त करके हम लोग अवसर देख कर सीधे आकोज्ली आजावेंगे। चरितनायक 
की उपधानतप करवाने की खीकृति पाकर आकोली का संघ श्रति ही हर्पित 

हुआ ओर आकोली आकर उपधानतप संवंधी तैयारियों में लग गया । 


शआ्रकोली के संघ ने थोड़े ही दिनों में उपधानतप संबंधी सर्व 


आकौली (मारवाड) में धपधानतप और दीक्षा [ २६१ 


तैयारिया कर डालीं और तपखी श्रावक एवं श्राविकाश्रों के लिये उपकरण- 
सामग्री भी जुटा ली। संध ने वि० सं० २००२ माघ क० २ शनिश्वरवार 
को सकल संघ तथा श्री लालचंद्र मिश्रीमल के नाम से श्री उपधानतप- 
समाराधन-थामंत्रणपत्रिका' प्रकाशित की और दूर २ प्रान्त एवं ग्राम, 
नगरों में उसको सथर्मी चंधु एवं संधों को प्रेषित की । 


चरितनायक भी उपधानतप के समारंभ के पूर्व ही बागरा से विहार 
करके अपनी साधु मण्डली एवं शिष्यसमुदाय के सहित आकोली पधार गये । 
शआकोली के संघ ने चरितनायक का ग्राम-अवेश अभूतपूर्व भक्ति एवं श्रद्धा से 
करवाया । 


बागरा में उपधानतप करने वाले श्रावक एवं श्राविकाओ्रों के लिये जेसी 
सुन्दर व्यवस्था की गई थी, उसी पंक्ति पर ॒यहां भी की गई । अंतर इतना 
ही रहा की वागरा में हुये उपधानतप का व्यय वागरा-संघ ने एवं अमुक २ 
श्रीमंत सजनों ने वहन किया था;परन्तु यहाँ आकोली में होने वाले उपधानतप 
का समस्त व्यय आकोली के संघ की भ्राज्ञा लेकर श्रीमंत शाह लाल्षचंद्र 
मिश्रीमल ने ही वहन किया था । 


.. उपधानतप माव शुक्ला ४ (पंचमी) बुधवार को प्रारभ हुआ और 
सेतालीसा उपधान करने वाले श्रावक और श्राविकाशरों का प्रवेश इसी दिन 
हुआ ओर उन्हें चरवला, क/सणा, माला, आसन और मुखवस््िकायें सादर 
भंठ दी गईं । श्री देवेन्द्रशीनी की लघ॒ुदीक्षा भी इसी दिन हुईं थी, जिसका 
वर्णन यथाग्रसंग आगे किया जावेगा । उपधानतप के पंचमी को प्रारंम किये 
जाने के उपलक्ष मे माव शुक्ला ४ (चतुर्थी) को ग्राम-नवकारशी की गई और 
प्रथम भ्र्टाई-महोत्सव प्रारंभ किया गया । 


पँतीसा उपधान करने वालों का प्रवेश फा० कृ० २ सोमवार को, 
अठावीसा उपधान करने वालों का प्रवेश फ्ा० कृ> १४ शनिश्चर को किया 
गया था । द्वितीय एवं अ्रंतिम अड्टाई-महोत्सव फा० कृ० १२ गुरुवार से 
फा० शु० ४ गुस्वार पर्यत किया गया ओर अंतिम दिन एक सो आठ 


१६२ ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


श्रमिषेक वाली महाशान्तिस्नात्रपजा भणाई गईं तथा मंत्रपत जल की धारा 
ग्राम के चतुर्दिक शान्तिस्थापनाथ दी गई | फा० शु० ३-४ बुधवार और 
गुरुवार इन दोनों दिनों में नवकारशियां हुईं तथा फा० शु० ४ को मालापरि 
धानोत्सव भी मनाया गया । सम्पूर्ण उपधानतप भर संघ एवं तपस््री एवं तप- 
खिनीवर्ग में पूर्ण आनंद एवं शांति रही। इस ग्रकार महानंद के साथ आकोली 
में हुआ उपधानतप समाप्त हुआ । सियाणा के श्रीसंघ की अतिशय विनती 
थी; अतः आपश्री उपधानतप की समाप्ति के पश्चात्‌ सियाणा पधारे श्रौर 
वहाँ कुछ दिनों के लिये विराजे | पुनः वहाँ से आपश्री आकोली, डूडसी 
होकर बागरा पधारे । 


आकोली में भी देवेन्द्रभीजी की दीक्षा-बागरा से पश्चिम में 
लगभग दो कोस के अंतर पर सरत एक छोटा सा ग्राम है। वहाँ श्रे० गेन- 
मलतजी की पर्मपत्नी लहरबहिन की कुक्षी से वि०सं० १९८४ कार्तिक के कृष्ण 
पक्ष में इनका जन्म हुआ और दीपावली बहिन इनका नाम रक्‍खा गया। 
वि० सं० १९९६ आधषाढ़ कृ० १ को इनका शुभ विवाह गोलवासी मंगाजी 
ओ्रोसवाल के साथ में कर दिया गया, परन्तु दो ही वर्ष का सौभाग्य भोग 
कर यह वि० सं० १९९८ ज्येष्ठ क्ू> ४ को विधवा हो गई । विधवा होने 
के पश्चात्‌ इन्होंने समस्त सांसारिक विषय वासनाओं से मन को हटा कर मन को 
धर्म-ध्यान में लगाना प्रारम्भ किया । अंत में इनमें मागवतीदीक्षा अहण करने को 
भावनायें जाग्रत हो गई । अपने संरक्षकों से आज्ञा लेकर श्राकोली में चरितनायक 
के कर-कमलों से इन्होंने वि>सं० २००२ माघ शु० ५ को उपघानतप के समारम्भ 
के प्रथम दिन पर लघु भागवती दीक्षा ग्रहण की और श्री देवेन्द्रश्ी नाम पे 
प्रसिद्ध होकर गुरुणीजीश्री कमलश्रीजी की आप शिष्या बनाई गईं । 


बागरा और हरजी मे दीक्षाय [ २६३ 
बागरा ओर हरजी में दीक्षायें 


वि० सं० २००३ 
छे 

बागरा में दो दौक्षायें 
श्री कुसुमश्रीजी की दीक्षा--बागरा में प्राग्वाठज्ञातीय लक्ष्मी 
चंद्रजी की पत्नी सदीबहिन की कुछ्की से वि० सं० १६६५ भाद्रपद 
गु० ६ के दिन इनका जन्म हुआ । इनका ग्रहस्थ नाम नवी बहिन 
रखा गया था। वि० सं० १९७८ मागे० कृ० ८ मी को वागरावासी 
मंशालाल के साथ में इनका शभम विवाह कर दिया गया, परन्तु ६ वर्ष 
ही सौभाग्य भोग कर वि० सं० १९८४ चेत्र कृ० ८ के रोज यह 
विष्या हो गई' । पति की मृत्यु से दुःखी होकर इनने अपना मन तप 
और ब्रत करने में लगाया । धीरे-धीरे संसार से इनका मन ऊबने लगा 
और अंत में विगसं० २००३ बै० शु० ३ के दिन शुभ मुहूर्त में चरितनायक 
के करकमलों से लघुभागवती दीक्षा इन्होंने ग्रहण की और श्री कुसुमश्री के साध्वी 

नाम से प्रसिद्ध होकर गुरुणीजी श्री कमलश्रीजी की यह शिष्या बनाई गई । 


श्री कुमुदश्रीजी की दक्षा--वागरावासी अ्राग्वाटज्ञातीय अमीचंद्रजी 
की धर्मपत्ली फ़्दी चहिन की कुक्षी से वि० स॑ं० १९७४५ आश्िन शु० ११ 
को इनका जन्म हुआ ओर इनका रंभा वहिन नाम रक्‍्खा गया । योग्य वय 
को प्राप्त होने पर इनका शुभ विवाह बागरावासी शाह भभूतमलजी के साथ 
में वि० सं० १९८८ ज्येष्ठ शु० ६ को संपन्न किया गया। पांच वर्ष 
सोभाग्य भोगकर यह वि० स० १९९३ भाद्रपद क्ृ० ८ को विधवा होगई। 
ससार इनके लिये सचमुच असार हो गया । इनने धर्म-ध्यान में मन लगाया और 
साध्वी महाराजों की संगत में अपना दुःखपण समय व्यतीत करना ही इनका 
ध्यान हो गया । अंत में इन्होंने भी चरितनायक के हाथों श्री कुम्मश्रीजी के 
साथ में ही बागरा मे वि> सं० २००३ वें० शु० ३ को लघु भागवती दीक्षा 


२६४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


अहरण की और श्री कुमुदश्री के नाम से गुरुणीजी श्री कमलश्रीजी की आप 
शिष्या बनाई गई । 


हरजी में तीन दोीक्षायें 


मुनि सोभाग्यविजयजी की दीक्षा--चरितनायक बागरा से विहार 
करके हरजी पधारे ओर वहाँ पर ज्येष्ठ शु० ६ को आपश्री ने इनको और अन्य दो 
को दीक्षायें प्रदान कीं । इनका ग्रहस्थ नाम जेठमल था । इनके पिता ज्ञाति पे 
भट ब्राह्मण थे । उनका नाम माणिकलाल था । इनकी माता का नाम रेवाबहिन 
था । इनके माता-पिता बम्बई-श्रान्त के ताल्लुका ठासरा, प्रगणा खेड़ा के 
अन्तर्गत आये हुये ग्राम अन्लाड़ी के निवासी थे। रेवाबाई की कुक्षी से 
इनका जन्म वि० सं० १६८४ में हुआ था। चरितनायक के कर-कमलों से 
इन्होंने हरजी में वि० सं० २००३ ज्येष्ठ कृ० ६ को दीक्षा अहण की भर 
ये मुनि सौभाग्यविजयजी नाम से प्रसिद्ध हुये । 


मुनि शान्तिविजयजी की दीक्षा-इनका गहस्थ नाम देवीचंदर 
था । इनके पिता ज्ञाति से रेबारी थे । पिता का नाम भगवानजी और माता 
का नाम जयंतीबाई था। ये पेथापुर ( सिरोही-राज्य ) के निवासी थे। 
इनका जन्म वि० सं० १९८३ में हुआ था। इन्होंने भी मुनि० सौभाग्य- 
विजयजी के साथ में वि० सं० २००३ ज्येष्ठ कृ० ६ को चरितनायक के 
कर-कमलों से लघु भागवती दीक्षा ग्रहण की ओर मुनि शान्तिविजयजी नाम 
से प्रसिद्ध हुये । 


श्री च्माश्रीजी की दीक्षा--वि० सं० १९७५ फाल्गुन कु० ८ को 
इनका जन्म आहोरे में प्राग्वाटज्ञातीय केसरीमलजी की धर्मपत्नी ंगार बहिन 
की कुक्षी से हुआ था और इनका संसारी नाम भूरी बहिन रक्खा गया था । वि० 
सं० १९८९ माघ शु० ४ मी को इनका शुभ विवाह हरजीनिवासी शरहि 
लक्ष्मीचंद्रजी के साथ में कर दिया गया । लगभग तीन वर्ष सौमाग्यावस्था 
का सुख मोग कर यह वि० सं० १९९२ में विधवा हो गई । जगत्‌ में 
इनके लिये एक अन्धकार छा गया । निदान संसार के मोह, माया के जाल 
को तोड़ कर वि० सं० २००३ ज्येष्ठ कृ० ६ को हरजी में श्री पुण्यश्रीजी 


भूति मे ४० वां चातुमोस और अन्य कारये [ २६५ 


के सदुपदेश से चरितनायक के कर-कमलों से लघु भागवती दीक्षा ग्रहण की 
और श्री क्षमाश्री नाम से प्रसिद्ध होकर गुरुणीजी श्री कमलश्री जी की शिष्या 
बनाई गई । 


... हरजी में भूति के प्रतिष्ठित सज्जन वहाँ के संघ की ओर से विनती 
करने के लिये आये थे। चरितनायक ने कारण-कार्य पर विचार करके 
आगामी चातुर्मास भूति में करने की मति-संघ के प्रतिनिधियों की विनती 
सखीकार करली । दीक्षा-उत्सत को समाप्त कर चरितनायक भूति की ओर 
पधारे । मार्ग में आहोर, गुढ़ा, तख़तगढ़, कबराड़ा में थोड़े २ दिनों का 
विश्राम करते हुये भूति में आपने आषाढ़ शु० १४ को नगर-प्रवेश किया । 


4 -->५००ा> पननन++म«»»»»»++भ «बम, 


भूति में ४० वां चातुर्मास ओर पाठशाला की स्थापना तथा 
प्रतिष्ठा-महोत्सव ओर दीक्षा 
वि० सं० २००३ 
छे 


चरितनायक का इस वर्ष का चातुर्मास भूति में हुआ । इस चातुर्मास 

का सम्पूर्ण व्यय सदग्रहस्थ श्रीमंत शाह० प्रतापमलजी मिश्रीमलजी ने श्रपूर्व॑ 

भाव-भक्ति से वहन किया था । श्रागंतुक दर्शकंगण के 

भोति में ४० वा लिये भोजन की सुन्दर व्यवस्था थी श्ौर उन्हें अत्याग्रह 

चातुमास और प्राठ- करके कई दिन ठहराया गया था । चातुर्मास पर्यत भूति 

शाला की स्थापना में आनंद का अतिरेक रहा । आचायश्री व्याख्यान में 

का अस्ताव त्तराध्ययनसूत्र ओर भावनाधिकार में 'धर्मबुद्धिपाप- 

बुद्धिचरित' का वाचन करते थे | लेखक को भी इस 

चातुर्मास में आचार्यश्री एवं साधुमएडल के दर्शन करने का भूति में सौभाग्य 

प्राप्त हुआ था । उक्त सदुगृहस्थ ने आचार्य श्री के सदुपदेश से जैन-जगती के 

स्थायी प्रकाशन-खांते में लेखक को रु० २४०) की सराहनीय आर्थिक 
३४ 


28६ ] श्रीमद्‌ विजय॑यतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


सहायता प्रदान की थी । लेखक को भी आचायश्री ने व्याख्यान-सभा में 
विद्यालयों की आवश्यकता पर बोलने का आदेश दिया था । मेरे भाषण कर 
लेने के पश्चात्‌ आचार्यप्रवर॒ का सारगर्भित एवं मार्मिक व्याख्यान हुआ। 
जिसका अभाव तत्काल यह हुआ कि उसी दिन भूति में जैन पाठशाला 
खोलने का निश्चय किया गया ओर लेखक को उक्त पाठशाला के लिये तत्काल 
विधान बनाने के लिये आचार्यश्री का आदेश प्राप्त हुआ। विधान बना लिया 
गया, सद्गृहस्थों का वार्षिक अर्थ-सहाय लिखा जाने के पश्चात्‌ पाठशाला 
चांलू करने का शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया । 


भूति में वह पाठशाला निश्चित मुहूर्त में चालू की गई और उसने 
थोड़े ही समय में इतनी अच्छी उन्नति की कि उसको राजकीय श्र्थ॑सहायता 
प्राप्त होने लग गई और आज वह पाठशाला राजकीय विद्यालय में परिणित 
होकर भूति, कवराड़ा आदि ग्रामों के छोटे, बड़े लड़कों को मिडिल-कक्षा 
तक का शिक्षण प्रदान कर रही है। इस प्रकार सूति में छोट-बड़े अनेक धर्म 
एवं पुरय व लोकहितकारी कार्य चातुर्मास भर होते रहे । चातुर्मास सानंद 
पूर्ण हुआ । परन्तु चरितनायक को अ्रीसंघ-भूति ने शुभ मुहूर्त निकाल कर 
१ श्रीराजेन्द्रसूरि-प्रतिमा २ श्रीधनचन्द्रसुरि-प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाने की 
विनती की | चरितनायक ने विनती योग्य समझ कर उक्त प्रतिमाश्रों को 
प्रतिष्ठित करने के लिये मार्गशीर्ष शु० पंचमी का लग्न निश्चित किया । 


थ्राचार्यश्री अति ही आधुनिक विचारों के जैनाचार्य हैं। आ्राप में 

वह रूढ़िचुस्तपन और हठाग्रह नहीं है, जिसके आगे बुद्धिमान्‌ श्रावकों को 
भी नीचा देखना पड़ता है। आपओ्री ने भूति-संब से 

भूति में प्रतिष्ठोत्तव॒ स्पष्ट कहा कि जमाने के अनुसार कम व्यय में प्रतिष्ठोत्सव 
करके कार्य पर्ण किया जाय; इसी में शासन की महत्ता 

है। मार्ग० कु० १३ से अट्टाई-महोत्सव चालू किया गया । इन आठ दिलों 
में चार वार संघ-भोजन हुआ ओर मार्गशीर्ष शु० पंचमी को शुभ मुहूर्त मे 
उक्त दोनों प्रतिमाओं की चरितनायक ने प्रतिष्ठा की और उनको श्री आदि 
नाथ-मंदिर में स्थापित करवाया । इस दिन केबल बाहर और भूति के लगभग 


भूति में ४० वां-चातुमोस और अन्य काथे [ २६७ 


१००० ज्ज्ी, पुरुषों की संख्या थी। इसी रोज एक सौ आठ ( १०८ 2 
अभिषेक वाली बड़ी शान्तिस्नात्रपुजा भणाई गई ओर अभिमंत्रित-जल की 
धारा ग्राम के चतुर्दिक दी गई । इस प्रकार अतिष्ठोत्सव सानंद पूर्ण हुआ । 
प्रतिष्टोत्सव॒ के सानंद पूर्ण होने के हर्ष में मार्ग० शु० ६ को ग्राम-भोजन 
किया गया । 


इनका ग्रहस्थ का नाम शांतिल्लाल था । इनके पिता भेंरुलालजी 

ज्ञािति से ओसवाल वृहदशाखीय धारीवालगोत्रीय जावरा ( मालवा ) 

के निवासी हैं | इनका जन्म धर्मिष्ठा माता प्यारी बाई 

देवेन्द्रावेजयजी की की कुक्षी से वि० सं० १६८८ में हुआ था। चरितनायक 

द्ज्षि। ने इनको इनके पिता की आज्ञा से तथा पिता की 

उपस्थिति में प्रतिष्ठोत्मव के शुभ द्विस मार्ग शु० ५४ को 

लथु भागवती दीक्षा प्रदान की और मु? देवेन्द्रविजयजी इनका नाम रक्‍्खा 
गया | 


अब सर्दी बड़े जोर से पड़ने लग गई थी; अतः आपमश्री माघ मास 
के अंत तक भूति में ही विराजे और फा० कु० ४ को आरपश्री ने श्रपनी 
साधु-मरण्डली के सहित भूति से पावा की ओर विहार किया । 


कीशीलाव में शान्ति-स्नात्र 
धि्‌ ० सं ० २०० ३ 


पावा में चरितनायक ने कुछ दिवस का विश्राम किया और सार- 
गर्मित व्याख्यानों से वहाँ के श्रावक एवं श्राविकाओं के धार्मिक मनों को 
तुष्ट किया । वहाँ से विहार कर कौशीलाव पधारे । कौशीलाव में आपश्री का 
नगर-अवेश बड़े ठाट से करवाया गया । आपओश्री के पदार्पण से वहाँ पर्मश्रद्धा 
में जागति हुईं। कौशीलाव के संघ ने एक सौ आठ अभिषेकवाली महाशान्ति- 
स्नात्रपूजा आपश्री के कर-कमलों से वि० सं० २००३ फाब्युन शु० & को 


तीन दिवस पर्यत महोत्सव करके करवाई और अमिमत्रित जल की धारा ग्राम 
के चतुददिक दी गई। 


अीना_->+ब-मनकनमकपफथ. लनापतिननतसनजिना 


२६८ ] श्रीमद्‌ू- विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


श्री गोडवाड़-पंचतीर्थी के लिये लघु संघ-यात्रा ओर ततश्रात्‌ 
थ्राद में 9१ वां चातुर्मास 
वि० सै० ब्‌ ००४७ 


कौशीलाव से चरितनायक अपनी साधुमण्डली के सहित विहार 
क्रके धणा, ब्राह्मी होकर खिमेल ग्राम में पधारे | खिमेल के संघ ने आपश्री 
का भव्य खागत किया । यहाँ आपश्री कुछ दिवस विराजे और व्याख्यानों 
से शासत्रवाणी के प्यासे श्रावक एवं श्ाविकाओं के हृदयों को तृप्त किया । 
पावानिवासी प्राग्वाट्जञातीय शाह ताराचन्द्र मेघराजजी श्रोर खिमेलनिवासी 
ओसवालज्ञातीय भरडारी शाह भीमचन्द्र भभृतमलजी ने गुरुदेव से श्रीगोड- 
वाड़-पंचतीर्थी की यात्रा करने की विनती की । उक्त सज्जनों की धार्मिक 
भावनाओं को मान देकर चरितनायक ने उनकी भावना को खीकार किया 
ओर फलतः यह लघु संघ-यात्रा खिमेल से शभ मुहूर्त में चें० शु० ४ को 
प्रारम्भ हुईं | यह लघु संघ निम्नलिखित नगर एवं तीथ्थों के दर्शन करता हुआ 
चेत्री पूर्णिमा को मरुपर-देश के प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्रीधरणविहार-नलिनी- 
गुल्मविमान चौमुखा श्री आदिनाथ-राणकपुरतीर्थ को पहुँचा :-- 


चैत्र शुक्का ४ राणी स्टेशन से मरडी 
७ ४ १ वरकाणातीर्थ 

9 ७; ८ नाडोल 

9 ११० नडूलाई 

0 घाणेराव 

» १२,१३३ मुठाला महावीर तीर्थ 
9 (हें सादड़ी 

१५ और वैशाख कू० १ श्रीराणकपुरती रथ 


उपरोक्त नगर एवं आरमों के संघों ने इस लघु संघ का सराहनीय मान- 


श्री गोडवाड़-पंचतीर्थी-यात्रा और थराद में चातुमास....[ २६९ 


सत्कार किया । चरितनायक ने अपने धामिक व्याख्यानों से जिज्ञासु श्रोतागण 
को आनंदित किया । श्री मुद्दाला महावीर तीर्थ में श्री महावीर-जयन्ती का 
उत्सव इस लघु संघ ने चरितनायक की तत्तावधानता में अतिशय श्रद्धा एवं 
भक्ति से मनाया। संघ की ओर से पजा पढ़ाई गई एवं रात्रि को आँगी 
रचवाई गई । श्री राणकपुर तीर्थ में संघ ने चेत्री पर्णिमा मनाकर अपनी शुभ 
भावना को तृप्त किया । दिन भर पूजा का ठाठ रहा और रात्रि को अत्यन्त 
सुन्दर श्रॉगी-रचना करवाई गई। संघ राणकपुर में दो दिन ठहरा। इस 
प्रकार इस लघु संघ की यह पंचतीर्थी-यात्रा बड़ी ही सुखद एवं शान्ति 
पूर्ण रही । 


श्री राणकपुर तीर्थ से विहार करके लघु संघ सादड़ी, मंडारा, कोट 
होता हुआ वै० कृ० ७ को बाली आया । नगर के संघ ने चरितनायक एवं 
लघु संघ का सराहनीय खागत किया । ल्घु संघ बाली 
लघु संघ-यात्रा का आकर विसर्जित हो गया। चरितिनायक यहाँ अश्षय 
तमाति, थराद में तृतीया अर्थात्‌ वै० शु० ३ तक विराजे। यहाँ से आपश्री 
चतुर्मात्त होगे का ४ थी को विहार करके खुडाला पधारे । खुडाला के 
निश्चय और थराद संघ ने आपश्री का श्रति ही भव्य खागत किया। 
के लिये विहार यहाँ चातुर्मासार्थ बाली, कौशीलाव, थराद के संघों की 
विनतियाँ हुई । कार्य-कारण पर विचार काके चरित- 
नायक ने थराद-संघ की विनती खीकार की । थराद खुडाला से बहुत अन्तर 
पर है। चातुर्मास में अब थोड़े ही दिन रह गये थे । चरितनायक ने खुडाला 
से तुरंत थराद के लिये विहार कर दिया । चरितनायक खुडाला से; विहार 
करके बिलपुर, बीजापुर, बैड़ा, चामुण्डेरी होते हुये नाणा पधारे | नाणा का 
जिनालय गोडवाड़ की छोटी पंचतीर्थी में एक तीर्थ माना जाता है। वहाँ 
आप्नी ने प्रभु-प्रतिमा के दर्शन किये एवं धर्मोपदेश दिया । नाणा से आपश्री 
मालणुतीर्थ के दर्शन करके श्री वामनवाडतीर्थ में पधारे । सिरोही-राज्य में 
वामनवाड़्तीर्थ सिरोही-रोड़ पर एक श्रति प्राचीन एवं सुन्दर जेन तीर्थ है। 
यहाँ से नांदिया और नांदिया से लोथणा होते हुये तथा उक्त दोनों ग्रा्मों 
के प्राचीन जिनालयों के दर्शन करते हुये तथा पर्मोपदेश देते हुये दयाणा 


२७० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीव॑न-चरित 


नीतोड़ा, काछ्ोली, भारजा, आबूतलहटी, आरण-चोकी होते हुये अबुदगिरि 
पर स्थित ग्राम देलवाड़ा में पधारे और वहाँ पर विनिर्मित अनन्यकलावतार 
जगद्विख्यात श्री विमलवसहि एवं लृणसिहव्सहि तथा श्री पित्ततहखसहि 
एवं खरतरबसहि की प्रतिमाश्रों के दशन किये | वहाँ आपश्री चार दिवस 
पर्यत विराजे । देलवाड़ा से अचलगढ़ पधारे और वहाँ आपश्री एक दिन 
ठहरे । अचलगढ़ से आपश्री पुनः लौट कर देलवाड़ा आये और हणाद्रा-चोकी 
की ओर उतर कर सेलवाड़ा पधारे । सेलवाड़ा से प्रसिद्ध तीर्थ जीरापत्ली 
पधारे । यहाँ आपश्री कुछ दिनों के लिये विराजे और वहाँ पर विराजित 
सर्व प्रतिमाओं के लेखों को शब्दान्तरित किया । जीरापल्लीतीर्थ से ही चरित- 
नायक ने यह निश्चय-सा कर लिया ग्रतीत होता है छि यहाँ से थराद तक 
के विहार में जितने ग्राम, नगर आवें उनमें विनिर्मित जिनालयों में विराजित 
प्रतिमाओं के लेखों को शब्दान्तरित किया जांय, क्योंकि श्रापश्री ने इस 
विहार में आये सर्व ही ग्राम, नगरों के जिनालयों में विशाजित प्रतिमाश्रों के 
लेख लिये हैं और ये लेख थराद नगर के जिनालयों के २७३ लेखों के साथ 
में संग्रहीत होकर पुस्तकारूढ़ किये गये और “श्री. जैन-प्रतिमा लेख-संग्रह' 
नामक पुस्तक के रुप में वि० सं० २००८ में प्रकाशित हुये । लेखक को 
उक्त पुस्तक का संपादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था 


जीरापत्ली तीर्थ से थराद पर्यत विहार-दिग्दर्शन 


वि सं० २००४ 

ग्राम, नगर अन्तर ( कोस ) जैन-मंदिर जेन बस्ती (घर) 
वरमाण अं १ ३ 
मंडार ४ २ २४० 
आरखी २॥ १ १४ 
कूचावाड़ा ३ ० ध 
फनदोतरा १ ० २ 
राबो १ ० ३ 
जावतल १॥ ० 


श्री गोडवाड़-पंचतीर्थी-यात्रा और थराद में चातुमोल* [ २७१ 


बईवाड़ा २ ० ५. 
बनोड़ा २ ० ॥। 
वड़नाल ४ ० २ 
भीलड़िया १ र्‌ १] 
नेहड़ा १॥ १ २० 
शेरगढ़ २ ० इ्‌ 
मानपुर १॥ ० ० 
नारायण १ ० ० 
वात्यम १ १ २५ 
वासणा १॥ १ श्५ 
लुआणा ३ २ २५ 
खोरला ३ मर १ 
मलुपुर डे ० ० 
थराद १ १२ ६०० 


थराद में पहुँचकर आपश्री वहां से पावड़ मोटी, जेतडा और पड़ादर 
नामक निकट के ग्रामों में विचरे ओर वहां के संघों को धर्मोपदेश दिया । 
आपाढ़ शु० १४ को श्रापश्री अपनी साधु-मण्डली के सहित थराद पधारे 
और वहा आपका अद्भुत ढंग से नगर-प्रवेश करवाया गया, जिसका वर्णन 
आगे पढ़िये। 


२७२ ] श्रीमंद्‌ विजययतीन्द्रसूरि -जीवन-चरित 

थराद में 9१ वां एवं 9२ वां चातुर्मास, आपकश्री का अति- 

शय बोमार पड़ना, समाज में खलबली का मचना गौर 
थराद में हुई प्रतिष्ठाग्जनशलाका 


वि्‌ ०0 स्‌० २००४-१९ 
७ 
४१--वि० सं० २००४ में थराद में चातुर्मास:-- 
जैन-समाज में इस समय भी अनेक आचार्य हैं और चातुर्मास के 
लिये उनका नगर-प्रवेश पूरी सज-धज के साथ प्रत्येक नगर-ग्राम श्रपनी र 
शक्ति एवं भावनानुसार करता है। परन्तु चरितनायक का जो नगर-प्रवेश इसे 


वर्ष थराद में थराद के समस्त नगर द्वारा ही नहीं, राज्य के अनेक अ्रो्मों से 
आकर जैन, अजैन सदुशहस्थों ने किया, वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। 


नगर के जिन २ मार्गों में होकर आचार्यदेव को लेजाना था, वे सब 
रेशम एवं जरी के सुन्दर पट्टों से ओर तोरण-द्वारों से सजाये गये थे। ठेट नगर के 
बाहर से श्री भृदरभाई जवेरी के विशाल नव विनिर्मित भवन तक मार्ग के 
ऊपर चन्द्रवा बॉध कर सूर्य की धूप को रोका गया था । बाजार की ढुकानों 
की सजावट तो और भी अद्भुत थी । किसी दुकान पर रजत्‌-तोरण, किसी 
पर नकद रुपयों की भूलती हुई मालायें, किसी की दुकान परे दस २ के नोटों 
की बनी हुई कूल और किसी दुकान पर चांदी और खर्ण के बने हुये पुष्पो 
की हारमालायें लटकती थीं । नगर और आसपास के लगभग ४० आमों की 
जनता ने नगर-प्रवेश-महोत्सव्‌ में १०००० की संख्या में भाग लिया था । 
ठौर-ठौर पर अगणित गुहलियाँ की गईं थीं। लगभग १००० से ऊपर श्रीफल 
ओर २०००) से ऊपर रुपयों का चढ़ावा हुआ था । इस प्रकार आचायश्री 
दर्शकगण के नेत्रों को पावन करते हुये, जब नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भूदुरभाई 
जवेरी के भवन के आगे पघारे, कई वर्षों से शीलब्रत के धारण करने वाले 
इन दोनों स्त्री-पुर्षों ने पक्के मोतियों का खस्तिक बना कर गुरुदेव को 
बधाया । लगभग एक बजे गुरुदेव सहमुनिमण्डल जवेरी-भवन में पधारे। 


थराद में दो चातुमोस, ओपभ्री का बीमार होना, तत्पश्ात्‌ अंजनशलाका [ २७३ 


श्री भूद्रभाई जबेरी ने उसभवन को एक लक्ष रुपयों का व्यय करके अभी 
दो मास के अल्प समय में ही विनिर्मित करवाया था और केवल इस दूष्टि से 
कि वह गुरु महाराज साहब के चातुर्मास-विश्राम के लिये उपयोग में भी 
आरा सके । ३2 


£ 5 


थराद के-वि०सं० २००४ के इस चातुर्मास में गुरुदेव की निश्रा में 
कृविमुनि श्री विद्याविजयजी, ज्योतिषपंडित श्री सागरानंद्विजयजी, व्योवृद्ध 
श्री तर्वविजयजी, श्रीचा रित्रविजयजी, बालमुनि श्री मणिविजयजी, श्री कान्ति- 
विजयजी, श्री शान्तिविजयजी, श्री सौभाग्यविजयर्जी, श्री देवेन्द्रविजयजी, 
श्रीं सुरेन्द्रविजयजी इस प्रकार १० मुनिराज थे। व्याख्यान में गुरुदेव 
“श्री भगवतीसत्न' का वाचन करते थे और मावनाधिकार में श्री विक्रमचरित्र' का 
श्रवण कराते थे। चातुर्मास में दर्शनार्थ आने वाले दर्शक एवं भक्तगण के 
लिये थराद-संघ ने ठहरने एवं सोने-बेठने तथा भोजन सम्बन्धी अत्यन्त ही ग्रशंस- 
नीय व्यवस्थायें की थीं | बम्बई, अहमदाबाद आदि बड़े २ प्रसिद्ध नगरों में 
बड़े २ धंधे करने वाले थराद के श्रावक इस वृष अपने २ धंधों को अपने 
विश्वासपात्र मुनीम एवं कर्मचारियों-पर छोड़ कर चातुर्मास पर्यत्‌ थराद में ही 
आकर ठहरे थे और अत्यन्त भक्ति भाव से दर्शनार्थ आनेवाले संघ एवं खथर्मी 
सद्गृहस्थों की सेवा करने का अनुपम लाभ लेते थे। लेखक भी भरादु में 
गुरुदेव एवं मुनिमरडल के दर्शनार्थ जानेवाले व्यक्तियों में था । मैं-धराद के 
संघ की श्रोर से किये जाने वाले आतिथ्य से श्रत्यन्त ही प्रभावित हुआ.था 
श्रौर गुरुदेव में उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर तथा सपर्मी बंधु- के 
साथ उनका स्नेह एवं आत्मीय व्यवहार का अनुभव करके श्राश्चर्यान्वित रह 
गया था। मालवा, गुजरात, मारवाड़, मेवाड आदि भ्रान्तों के अनेक - नगरों 
से दशक आये थे। दर्शकंगण की ओर से ओर स्थानीय संघ की ओर से 
दी गई प्रभावनाओं का और श्रीतिभोजों का अपूर्व ही समा बंध गया था । 


प ग्र ही क, (५ 6 | / 
नग्र-त्रवेश के दिन से लगाकर चातुर्मास के पूर्ण होने के दिन तक 

थराद नगर में ही नहीं, थराद-राज्य के समस्त राज्य भर में ्रपर्व आनंद 
) 


उल्लास, उत्साह रहा और इसका रसाखादन जैन, अजैन दोनों पदक 
के ! अजेन दोनों समाजों ने 


२७४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित.. 


एक-सा लिया । इस प्रकार आनंदमय चातुर्मास के पूर्ण होने पर श्री सदृग्रहर्थ 
भूदरभाई जबेरी की ओर से १०८ अमभिषेकवाली बड़ी शान्तिस्नात्रपृजा 
पढ़वाई गई और उन्हीं की ओर से नगर-प्रीति-मोजन दिया गया । श्री जबेरी 
एक अच्छे श्रीमंत गुरुमक्त श्रावक हैं । राज्य भर में इनका बड़ा मान है। 


थराद में आचार्य श्री के चातुमांत्त में हुए तप एवं ब्रतों की पी 


प्रतिक्रण. ४०००१ तेल्ा १००१ सोलह उपवास २ 
पौषध १००१ चार उपवास १०१ पंचरंगी ! 
बेश्रासणा २००१ पांच उपवास ५१ मोटी पूजा २१ 
ऐकासणा ५००१ अट्टाई १०१ प्रभावना १४१ 
आयंबिल. ४०५१ नव उपवास १ चेत्यप्रवाड़ी ११ 
उपवास १०००१ दस उपवास ४ देशावगासिक. ३०१ 
बेला २००१ ग्यारह उपवास २ सामायिक. ३०००१ 


यह तो पाठकों को भल्लीविध परिचय करा दिया गया है कि 

विं० सं० २००४ का चातुर्मास चरितनायक को थराद में था। कात्तिक मास्त में 
आपभ्री डबल निमोनिया से इतने अधिक पीड़ित हुये कि 

चरितनायक का आते जीवन की आशा भी नहीं रही। दूर-दूर के नगर, ग्राम 
बमिर होना और एवं प्रान्तों से अनेक भक्‍्तगण दर्शनार्थ दौड़े जा रहे थें। 
श्रीजिन ग्रतिमा-लेख- उस अवसर पर मैं भी सपरिवार गया था। आचार्यश्री 
संग्रह का संपादन की स्थिति यद्यपि सुधार पर थी; परन्तु फिर भी आपभ्री 
इतने दुर्बल एवं अशक्त थे कि साधारण श्रम से भी 

आपको अति पीड़ा होती थी और बड़ा कष्ट होता था। आपश्री को अधिक 
भाषण करने से तथा आये हुये भक्तजन को दर्शन तक देने में होने वाले 
भ्रम तक से बचने की चिकित्सकों की सम्मति थीं। मुझको दर्शन 
करने की आज्ञा मिल गई थी । चिकित्सक आचार्य श्री के पास ही 
खड़े थे। आचार्यदेव ने मुझको कर-संकेत से धर्मलाभ देकर चिकित्सक 
की ओर देखा । चिकित्सक आचार्यश्री की अमिज्ञापा को समझ 
गये ओर मुझसे कुछ क्षणों के लिये वात-चीत करने की सम्मति दे दी । 


थराद में दो चातुर्मास, आपभी का घीमार होना, तत्पश्यात्‌ अ्ंजनशलाका [ २७५ 


ञ्राचार्यश्री ने हस्तलिखित पुस्तकों का एक बण्डल खोला और उसमें से 
शिला-लेखों की दो अक्षरान्‍्तर-प्रतियाँ मुझको देखने को दीं। मेंने उन प्रतियों 
को सहज दृष्टि से देखा तो वे इतिहास एवं पुरातत्त की दृष्टि से अमूल्य 
प्रतीत हुई' । बात-चीत के अन्तर में आचार्यश्री ने कहा, “में इतना अ्रखस्थ 
श्र अशक्त हूँ कि शिला-लेखों का अनुवाद, संशोधन और अनुक्रमणिका आदि 
तैयार करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। मेरी प्रार्थना पर वे मुझको दे दी 
गई । आचार्यश्री यथ्यपि धीरे-धीरे खस्थ हो रहे थे, परन्तु वृद्धावस्था के 
कारण चलने, फिरने की शक्ति विलकुल ही नही आ पाई थी । उधर शरदू- 
ऋतु आ छुकी थी । ऐसी विवशता में चरितनायक को सरदी का काल थराद 
में ही व्यतीत करने का निश्चय करना पड़ा । यहाँ यह कहना पड़ेगा कि 
आचार्यश्री के उपचार में श्री थराद-श्रीसंघ के प्रत्येक श्रावक ने तन, मन से 
ही नहीं धन से भी सेवा-भक्ति का पूरा २ परिचय दिया। घन पानीवत्‌ 
वहा दिया गया और उसी का यह परिणाम था कि श्राचार्यश्री डबल 
निमोनिया में श्राकर तथा असाध्य जैसी स्थिति के निकट में पहुँच कर भी 
बच सके और समाज के सदूभाग्य में अन्तर नहीं पड़ने पाया। आचार्यश्री 
की सेवा में दो चिकित्सक रहते थे । एक चिकित्सक तो प्रतिक्षण, जब तक 
आधचार्यश्री आशाजनक स्थिति में नहीं आ गये उपस्थित रहता था । आचार्य श्री 
के खस्थ होने एवं दीर्घायु होने की शुभाकांक्षा में थराद के श्रांवक और 
श्राविकाओं ने इतने तप, व्रत, पीषधादि धर्मकझृत्य एवं क्रियायें कीं कि उतनी 
कदाचितू ही इस वर्तमान काल में किसी अन्य आचार्य के दीर्घायु होने के 
निमित्त किसी विशाल नगर में भी की जा सकती हों । 


४२--वि० सं० २००५ में थराद में चातुर्मौस:ः -- 


चैत्र मास में जब आचार्य श्री पूर्ण खस्थ और विहार करने के योग्य 

हो गये तो विहार की तैयारियाँ होने लगीं और विहार का दिन भी निश्चित 
हो गया। विहार करने के दिन में कोई दो या तीन 

शनिततायरानन्दविजयर्जा दिन ही अवशिष्ट रहे होंगे कि श्री सागरानन्दविजयज़ी 
का वार होना का पेट इतना दर्द करने लगा कि लाख उपचार करने 


२७६ ] : श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


और थराद में ही पर भी वह ठीक नहीं हुआ और वे मरणासन्न-से हो 
चातुर्मास का निश्चय गये । मुनि सागरानन्द्विजयजी का मान साधु-मण्डल् 
आर जय में अच्छा है और वे समाज के प्रतिष्ठित साधुओं में पे 
हैं । गुरुदेव की वैयावच्च में मुनि विद्याविजयजी श्रोर 
आप दो ही साधु हैं, जो गुरुसेवा करने में श्रद्धितीय हैं। ऐसे सेवाभावी 
वैयावच्चीय साधु को गुरुमहाराज साहब उनकी विषम एवं अ्रति वेदनाकारी 
अवस्था में अकेला या किसी साधु तथा योग्य श्रावकों के भी ऊपर बोड़कर 
कैसे विद्वर करने का निश्चय कार्यरूप में ला सकते थे । निदान विहार स्थगित 
करना पड़ा और मुनि श्री सागरानंदविजयजी क्षीण होते ही गये और पेट 
का रोग ठीक नहीं हुआ, इतने में चातुर्मास सन्निकट आरा गया । थराद के 
पास में ऐसा कोई समृद्ध एवं समुन्नत ग्राम अथवा नगर नहीं था जहां वयो- 
वृद्ध आचायदेव भी पहुँच सकते थे ओर मुनिराज सागरानंद्विजयजी का 
उपचार भी कराया जा सकता था और इन सर्व के ऊपर थराद का श्रीसंष 
आपश्री को विहार ही नहीं करने दे रहा था, अन्त में इस वर्ष के चातु्माप 
की जय भी थराद में ही चातुर्मास करने की विवशतापुर्वक बोल्ानी पड़ी । 


इस प्रकार वि० सं० २००५ का गुरुदेव का चातुर्मास उपरोक्त 
मुनिमरडल के साथ में पुनः थराद में ही हुआ | वि० सं० २००४ के 
चातुर्मास में जैसा आनन्द और उल्लास था बेसा ही आनंद और उल्लास 
इस चातुर्मास में भी छाया रहा । वरन्‌ उपवास, त्रत और पोषपष आदि 
तपस्याओं की संख्या गत चातुर्मास से भी अधिक रही । दर्शकगण ओर 
बाहर से दर्शनार्थ आनेवाले सधर्मी बंधुओं का समा बंधा ही रहा । व्याख्यान 
में गुरुदेव श्री भगवतीसूत्र' बाचते-थे और भावनाधिकार में श्री धन्नाचरित ।' 


इस चातुर्मास में उल्लेखनीय एक यह बात रही कि एक जैन साधु, 

जो कभी आपश्री के सम्प्रदाय में थे और पीछे से वे वहिष्क्ृत कर दिये गये 
थे गुरुदेव और कवि मुनि श्री विद्याविजयजी का श्रनिष्ट 

एक पाखंड जैन साधु करने के लिये अनेक छल-छमंद दूर बैंठे करवाते रहे 
का युरदेव का अनिष्ट और अनेक जादू-टोना करते रहे; परन्तु गुरुदेव के पावन 


थराद में दो चातुमोस, आपभी का बीमार होना, तत्पश्चात्‌ अंजनशलाका [ २७७ 


करने के लिये छल- तेज के आ्रागे उनके समस्त कुयत्न निष्फल सिद्ध हुये और 
छुमंद करना अरे अ्रन्त में पोपलीला का भण्डा-फोड़ हो जाने पर उनके 
उनकी निष्फलता लिये मुँह लेकर भाग जाने जेसी स्थिति उस्नन्न हो गई । 
नाक-कट हो जाने पर आवक एवं गृहस्थ से भी साधु 
या संन्‍्यासी अ्रधिक निर्लज्ज होकर चेशयें करता रहता है, दूर बैठे उन 
कुचक्री साधु का भी यही रूप रहा। ऐसे साधुओं से धर्म कलंकित होता है 
ओर समाज विनाश को प्राप्त होता है । परन्तु जब पाप बढ़ने का अवसर आा 
जाता है, तव समाज में से कुछ निबुद्धि, दम्भी, पाखण्डी जन ऐसे कुचक्री, 
पड़यंत्री, अनीति पर चलने वाले, यंत्र मंत्र-तंत्र पर जीवित रहने वाले वेषधारी 
गहत्यागी को साधु रूप में पूजते हैं | चाहिए तो यह कि साधु-वेष 
को लज्ञित करने वाले ऐसे साधु को उचित शिक्षा दें । 


चातुर्मास सकलतापूर्ण हुआ और संघ-भोजन” करके संघ ने 

अपना आनन्द प्रकट क्रिया। परन्तु जब गुरुदेव ने विहार करने का 

निश्चय किया तो थराद-संघ एवं थराद नगर की 

पराद के राज्य में श्रजैन जनता ने आकर गुरुदेव को कुछ दिनों के लिये 

विहार थराद-राज्य के प्रान्त में ही अ्रमण करके ग्रामों में बसने 

वाली जैन, अजेन जनता को धर्मोपदेश देने की विनती 

की । ऐसी विनती करने का कारण यह था कि माघ मास में थराद में प्रतिष्ठा- 

कार्य कराये जाने का आयोजन भी निश्चित-सा हो चुका था। निदान 

गुरुदेव श्री थराद-संघ एवं प्रजा की विनती को मान देकर थराद के निकट 

के ग्रामों में विचरण करने लगे और धर्मोपदेश देकर शास्त्रों की वाणी सुनने 

के लिये आतुर एवं प्यासे जनों की प्यास बुझाने लगे | जब प्रतिष्ठा के दिन 

समीप आ गये तब थराद नगर में गुरुदेव का पुनः पदार्पण थराद-श्रीसंघ 
ने बड़ी धूम-धाम एवं अपूर्व श्रद्धा एवं भक्ति के साथ करवाया । 


अजनशलाका ओर दौीक्षायें 


वि० सं० २००५ माघ शुक्ला ५ गुरुवार को अट्ढाई-महोत्सव- 
पूर्वक अतिष्ठा करके आहोर ( मारवाड़ ) से लाई गई जिन प्रतिमा श्रीमुनि- 


२७८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


सुब्र॒तखामी के जिनालय में जो थराद की चकला सेरी में बना हुआ है 
स्थापित की तथा सखुनारों की पेरी में बने हुये श्रीपार्वनाथ-जिनालय पर 
उसी दिवस शुभ मुहूर्त में दस्डध्वजारोहण और खर्णंकलशारोपण करवाये 
तथा गुरुदेव श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिजी की प्रतिमा की अज्ननशलाका की। 


माघ शु० ६ को शुभ लग्न में मुनि विमलविजयजी, मनि सौभाग्य 
विजयजी, म॒० शान्तिविजयजी, मनि देवेन्द्रविजयजी एवं साध्वीजी श्री 
प्रसन्नश्रीजी, देवेन्द्रभजी, कुसुमश्रीजी, कुमुदश्रीजी और क्षमाश्रीजी को 
चरितनायक ने बड़ी दीक्षायें प्रदान कीं तथा आकोलीनिवासी श्रोसवाल- 
ज्ञातीय श्रेष्ठी अब्बाजी की धर्मपत्नी धर्मीबाई को लघु भागवती दीक्षा प्रदान 
करके उनका नाम चन्द्रप्रभाश्री रक्‍्खा। 


माघ शु० ७ को एक सो आठ (१०८) अभिषेकवाली महाशान्ति- 
स्नात्रपूजा पढाई गई तथा अभिमंत्रित जलन की धारा थराद नगर के चतुर्दिक 
दी गई । थराद का उक्त लघु प्रतिष्ठोत्सव इस प्रकार व्यस्त कार्य-क्रम के साथ 
सानन्द पूर्ण हुआ। 


प्रुनि रासेकावेजयजी की लघु भागवती दीक्षा 


इनका ग्रहस्थ नाम कानजी था । इनके पिता का नाम कैरिंगजी 
ओर माता का नाम मलुबाई था । इनका जन्म १६४६ के आश्रित कृ० १३ 
को हुआ था। इनके माता-पिता जालोर ग्रगणान्तर्गत मोरसिम नामक ग्राम 
के रहने वाले थे । अट्टाई-महोत्सव के साथ में इन्होंने वि० सं० २००४ माप 
शु० ८ को थराद में ही चरितनायक के कर-कमलों से लघु दीक्षा अहण की 
ओर रसिकविजय नाम धारण किया । 


मरुधर की ओर विहार 


उक्त चातुर्मास में बाली मारवाड़ के भ्रविष्ठित श्रीमंत श्रावक श्री 
कुन्दनमलजी ताराचन्दजी गुरुदेव के दर्शन करने के लिये थराद गये 4 
तथा उन्होंने अपने नवविनिर्मित गृह-मंद्रि की प्रतिष्ठा गुरुदेव के कर-क्मर्ली 
से हो, ऐसी गुरुदेव से विनती की थी तथा साथ में ही वाली-नंगर मं 


५ ट श्र 
बाली में ४३ वां चातुमोस और प्राण-प्रतिछोत्सव [ २७९ 


चातुर्मास करने की बिनती भी की थी । गुरुदेव ने प्रतिष्ठा कराने की विनती 
तो खीकार करली थी, परन्तु चातुर्मास की विनती पर अभी चातुर्मास के 
आने में कई मास होने के कारण आगे विचार करने की कही । थराद में 
प्रतिष्ठा-कार्य सानन्द पर्णा करके भी गुरुदेव सर्दी कम होने तक वहीं विराजे ओर 
फा० कृ० १० को थराद से विहार करके मरुधर-प्रदेश की ओर पथारे । इस 
विहार में गुरुदेव को चार मास से ऊपर दिन लग गये। मार्ग में आये हुये आम एवं 
नगरों में विश्राम ग्रहण करते हुये एवं धर्मोपदेश देते हुये अनुक्रम से आपाढ़ 
ग़ु० १० को वाल्ली में आपने पुर-प्रवेश अति ही धूम-पाम एवं विशाल जन- 
समूह के मध्य किया । विहार मार्ग में आये हुये प्रमुख २ ग्राम रामसीण 
थानेरा, मडार, जीरावला, सिरोड़ी, सिरोही, कोलर, पालड़ी, धनापुरा, फताह- 
पुरा, कोर्णजीतीर्थ, जोयला, शिवगंज, सुमेरपुर, जाकोड़ा, सीन्द्र, खुडाला के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इन ग्रामों में चरितनायक ने दो-दो, चार-चार दिनों का 
विश्राम अहण किया था । इन सर्व ग्रामों के संघों ने चरितनायक एवं साधु- 
मण्डली का ग्राम-प्रवेश भी अति उत्साह एवं धूम-धाम से करवाया था। 


वाली में ४३ वां चातुर्मास ओर श्राण-अ्रतिष्ठोत्सव 
व्ि० स्‌० २००६ 
७ 


खुडाला में आपश्री कुछ दिन विराजे शौर आपाढ़ शु० १० को 
हमुनिमरडल खुडाला से वाली जो ५ मीक्ष के अंतर पर है, पथारे। 
आचायश्री का चातुर्मास भी वाली में ही होना अब निश्चित हो चुका था-। 
आपश्री का वाली में नगर-प्रवेश अति ही धूम-बाम और शाही समारोहपर्वक 
कराया गया था | इस चातुर्मास के करवाने में अधिकतम श्रम भ्रीर यत्र 
शाह वुदनमलजी ताराचंद्रजी की ओ्रोर से जैसा पर्व ही लिखा जा चुका हे किया 
गया था और उसका प्रमुख कारण यह था कि उन्होंने श्री वासुपज्यखामी 
की घर-मदिर विनिर्मित करवाया था, जो बनकर पूर्ण हो चुका था और 


२८० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


उसकी प्रतिष्ठा करवानी थीं। चातुर्मास का अतिरिक्त व्यय भी इन्हीं श्रीमंत 
सदग्ृहस्थ ने किया था | 


बाली के अति प्रतिष्ठित श्रीमंत कुल्ों में शाह प्रेमचंद्र गोमाजी का 
कुल भी अधिक प्रसिद्ध है। शाह प्रेमचंद्रजी के श्री ताराचंद्रजी और उदय- 
भाणजी नाम के दो पुत्र हुये। श्रीकुन्दममलजी स्व० श्री ताराचंद्रजी के 
सुपुत्र हैं । प्राव्वाटज्ञातीय समाज में इस घर की अ्रच्छी प्रतिष्ठा है। 


आचार्यश्री की निश्रा में इस चातुर्मास में मुनि श्री विद्याविजयजी, 
मुनि सागरानंदविजयजी, कान्तिविजयजी, सौभाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, 
देवेन्द्रविजयजी थे। आचार्य श्री चातुर्मास पर्यत व्याख्यान में श्री उत्तराध्ययनजी 
सूत्र” एवं भावनाधिकार में श्री विक्रमचरित' वाचते थे । श्रोताश्रों की संख्या 
सदा व्याख्यान-परिषद्‌ में सैकड़ों की रहती थी। ग्रभावनाओं का भी क्रम 
अच्छा रहा था । लेखक को चरितनायक के दर्शन करने के लिये २ बार जाने 
का सुयोग प्राप्त हुआ था । आनेवाले दर्शकगण का आतिथ्य श्रति भक्ति एवं 
तत्परता से किया गया था। समयानुसार चातुर्मास में तप और व्रत भी अच्छे 
हुये थे। सुमेरपुर से श्री वर्दमान जेन बोर्डिझ्अ! की संगीत-मण्डली भी श्राचार्यश्री 
की भंक्ति करने के लिये भेजी गई थी । निरीक्षकरूप में मर्डली ,के साथ 
में भी था। मरडली ने जिनालय और गरुसेवा में तीन दिन पर्यत 
स्तवनों, कीर्ततनों एवं अमिनयों से अच्छी सेवा-भक्ति की थी। थराद, कुकी 
खाचरोद, जावरा, रतलाम आदि दूर २ के नगरों से भी अनक सद्गहर्थ 
आचारयश्री एवं साधु-मण्डल के दर्शनार्थ संख्याबंद आये थे । ग्रतिष्ठा का 
निश्चय हो चुका था और लग्न-महूर्त भी वि० सं० २००६ .मार्गशीर्ष शु० 
६ शुक्रवार का निश्चित कर दिया गया था। चातुर्मास के सानंदपूर्ण होते 
ही ग्रतिष्ठोत्सव॒ संबन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया; अतः आचार्यश्री को 
तद्पयेन्त वहीं रुकना पड़ा । 


... बाली में अजनशलाकाप्राण-प्रातिष्ठोत्सव 
जैसा पूर्व लिखा जा चुका-है कि बाली नगर में श्री वासुपृज्यखामी 


जा भह्ायराज 


/5 


हि. 


गीखर 


है 


ट्रसृरी 


यतार 


वेजययती 


ट 


सूद 


कक 


क श्री 


मटर या 


न-वाचस्पति चरितनाय 


्ट 
र 


य| 


बट 


5 


३७ न्जे जज, (१ ः 
प्र कफ 20 
५:०0 के आई 20 मा 
*> 0... 
रे 


थ्र््ट नर 
2४ जी 


है 

िट 
हट 

£॥ 


को 
८ 


र 


पक 
( के है. हे 


मद २ 


का 
८4:< ४४ 





त्रि 


हे 


£ 3292 7) 
;7४ /#$ 


सत्र कर अवसर पर 5 


है, 
८ 
ध्ट्र्य 
५ हि 
4 ड 
जा 


2 सं, 
प्राग॒-प्रति 


ली प्रार 


रे 9१0 # का 
छा झा ०३७ 4...>> 
20022 8 टन 


चर 


3००० रे गये २० आम 5३ 8२8 “]97%2>>52 ०४ 


ड़ 

२7205)2]20:0॥४: ७ पर का 2 ला न2)६ ० (एन प्सई 3... ०००५५ ]|& ।शरि भ-- ७ ॥&3 50 
हरे ८ न्‍ के कि 

(नगर 20/2॥ 6 ।टडि & १[६॥2502॥5)३ ॥६ 'सुरि है फ ३8४ ६ शुडि ७ “0750४ ॥६ ।स५ि ॥-- ७ ॥&3 ९६ ४४0 29 


3 23 ह हलक कक 35 पढाई 
4४४२८ ४०००५ ५ ०8९ 5. है 
"हक 


ऊ -* 
ध्यक + हर घ 








्ख बट अर ब्बड 
अ 9 52०24 00 कक 
रू £ हर 752 
किक न 3 हि ) न्> १ 


शी 





या 7 26 कि 
- आअज. , १ आटी5 
जप एएए 





रे पे 4 ५ कर + १ 
० ्प आय 
| ५८८( न ( हट 


22४7 ५३८: 


- अल ५० 


|] 





़ 52 | 
है । 
[ 
रे 


882७० न. २. ० ज्क धं 





45 


> ९५. ै। 


]9॥8४ ॥22000- 50 |) ॥0०809॥36| ३४ ५॥२॥०|३|).. ॥२]॥>।०॥।२-।०|॥२३:]।३० 


वाली में 2३ वां चातुमास और प्राण-प्रतिष्ठोत्सव [ २८१ 


के धरमंदिर की ग्रतिष्ठा का शुभ महूर्स मार्गशीर्ष शु० ६- शुक्रवार निश्वित 
किया जा चुका था। तदलुसार ग्राणु-प्रतिष्टोत्सव मार्ग ०शु० ? सोमवार से प्रारंभ 
हुआ ओर शु० ११ गरुवार को सानन्‍्द सम्पर्ण हुआ उस का संक्षिप्त परिचय 
निम्नवत्‌ है 


प्रतिष्ठोत्तत की शोभा बढ़ाने वाले सारे शोभोपकरण जैसे हस्ति, 
अश्व, नगारा-निशान, बेण्ड, खर्ण-रजत्‌ के रथ और कलश और परण्डाल के 
सजावट के सामान सव विद्यमान्‌ थे और यथास्थान उनका उपयोग किया गया 
था । मण्डप एक सद्गृहस्थ के आराम-उद्यान में, जो वाली के पश्चिम 
द्वार से दक्षिण को जाती हुई सड़क के ठीक मध्य में था और जो सुन्दर, 
विशाल भवन से युक्त था विनिर्मित करवाया गया था। मर्डप की रचना 
सुन्दर और चित्ताकर्षक थी । मण्डप सभी प्रकार की शोभा-सामग्री से सर्जाया 
गया था । अष्टाह्िका-महोत्सव और प्रतिष्ठा संबन्बी कार्य-क्रम निम्नवत्‌ रहा । 


मार्ग० शु० १ सोम०-वेदिकापजन, जवारारोपण, मरंडप में वेदिका 
के ऊपर नवर्वियों की स्थापना, जलयात्रा का वरधोड़ा । 


मार्ग० शु० २ मंगल०-- नवग्रह-दशदिग्पाल और नन्‍्दावर्त्तमुएडल 
पजन । 


मार्ग० शु० ४ बुध० -व्यवन-कल्याणक और जन्म-कल्याणक । 


मार्ग० शु० ५ गुरु०--अपष्टादशामिपेक, दीक्षा-कल्याणक, अधि- 
वासना, केवलज्ञान-कल्याणक आदि । 


मार्ग० शु० ६ गुक्र०--मंगलकलशस्थापन, नूतन प्रतिमाओं और 
गुरुविंव की अंजनशलाका | 


भाग० शु० प्र० ७ शनि०--विशृतिस्थानकपदतप-उद्यापन, मंडल॑- 
पजनादि । 


हलक 


मार्ग० शु० हि० ७ रवि०-नवपदमण्डल-घंटकर्णमएडलपजन, 
आग्मपजा । 
३६ 


२८२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 
मार्ग० शु० ८ सोम--वास्तुकपूजा, द्वादशश्राद्धब्रतपजा आदि। 


मार्ग० शु० &£ मंगल०-द्वादशभावनापूजा, सभा का श्रायोजन, 
उपदेशादि । 


मार्गणशु० १० बुध० --श्री सुपारवनाथग्रभु-प्रतिमा तथा गुरु-मूर्ति की 
ससमारोह स्थापना । 


मार्ग० शु० ११ गुरु० -अरशेत्तरशतशान्ति-स्नात्रपूजा, मंत्रपृत 
जलधारा का नगर के चतुर्दिक्‌ लगाना और उत्सव की विसर्जन-क्रिया । 


ऊपर लिखे अनुसार कार्य-क्रम के श्रतिरिक्त मंदिरों में आंगी-रचनायें, 
विविध पूजायें और संगीत-मण्डली के कीर्तन, गायन, स्तवन हुये और समय २ 
पर अ्रभिनयों का अच्छा ठाट रहा । 


: इसी प्राण-प्रतिष्ठोत्सव के अवसर पर मार्ग शु० १० को श्रीकुल्दन- 
मलजी की सुपुत्री लीलावती का शुभ विवाह भी बाबाग्रामवासी श्रीमंत 
शाह कपूरचन्द्रजी रत्नचन्द्रजी के सुपुत्र सागरमल्त के साथ संपन्न हुआ था । एक 
सांसारिक श्र द्वितीय पारलौकिक कृत्यों का मेल एक अदुभ्ुत भावम्रद 
प्रतीत होता था । दोनों उत्सवों के मेल से शु० १० को सारे दिन भर ओर 
रात्रि भर अच्छा ठाट रहा था | लेखक भी उस दिन वहीं उपस्थित था श्रौर 
श्री वर्दमान-जैन-बोर्डिज्ल, सुमेरपुर को, जिसका लेखक गुहपति था श्रीमान्‌ 
कपूरचन्द्रजी ने अपने पुत्र के शुभ विवाह के उपलक्ष में रु० २५१ ) की 
सराहनीय दान दिया था। 


इस ग्रतिष्टोत्सव में चरितनायक के विशाल दृष्टिकोण और समयश्ञता 
का पता लेखक को अच्छा मिला था । बाली के पास में ही बीजापुर में भी 
इन्हीं दिनों प्रतिष्ठा का उत्सव करवाया जा रहा था। दोनों में यही अंतर 
था कि इधर समयानुसार ग्रीतिमोजनों की व्यवस्था थी और उधर वे ही बड़े माप 
पर नवकारशियों और खामीवात्सल्य हो रहे थे। इधर आ्ड्वर में मिंत- 
व्ययता थी और उधर अधिक व्यय करके आडंवर को साकार वनाया जा रहां 


बाली में ४३ वां चातुमोस और प्राण-प्रतिप्ठोत्सव [ २८३ 


था । चरितनायक समय और स्थिति को देखकर वर्तते हैं, यह अधिक सराह- 
नीय और अनुकरणीय है । 


बाली से विहार और शेषकाल में कई महत्तशाली कार्य 


खिमेल में वीशस्थानकतप-उद्यापनः--चरितनायक बाली से विहार 
करके खुडाला और पंणी होते हुये पौ० शु> ७ को खिमेल पधारे । 
शा०जावंतराजजी ढोलावत की ओर से श्री वीशस्थानकपत-उद्यापन करवाया गया 
था। आपश्री वहां लगभग १५ दिवस विराजे और वहा से माघ कृ० ७ को 
के करके सारडेराव, दूजाणा, तखतगढ़, सेद्रिया होते हुये गुढ़ाबालोतरा 
पधारे । 


गुढ़ा में ज्ञान-भण्डार की स्थापनार्थ भवन का निर्माणः--यहां 
आपश्री कुछ दिवस-पर्यत विराजे । गुढा के ध्षंघ ने एकत्रित होकर श्रीचरित- 
नायक द्वारा प्रकाशित एवं संग्रहीत विषुल साहित्य को प्रतिष्ठित करने 
के लिये श्री यतीन्द्र जेन ज्ञान-मरडार” नाम से एक सुन्दर भवन बनाने की 
योजना बनाई और उसको तत्काल कार्यान्वित किया । चरितनायक वहा सदा 
धर्मोपदेश देते थे । शा० लखाजी दोलाजी के वंशज प्रीढ़वयग्राप्त माह गजमत 
केसरीमलजी ने एक दिन व्याख्यान परिषद्‌ में चरितनायक से झीलब्रत अं पी५ 
किया, यह एक उल्लेखनीय बात है । 


बागरा मे महाशान्तिस्तात्रपुजआ - गढ़ मे सिद/ पक ५ हा 
श्राहोर, भेसवाड़ा, जालोर को स्पर्शते हुये एव टन ली मर्ग हों हैं: दे 
का विश्ाम लेते हुये बागरा पार । बागरा में श्रीत्र ने हल भ 
तत्तावधानता में ण्‌क मो आठ अभिषेक वाली मद्दाशान्तिस्नात्रपृत्रा हव० झु 
२ पंचमी का पढ़ाई और अभिमंत्रित जल की धारा आम के चतुर्दिक्‌ दी गई। 


सियाणा में दो वीशस्थानकतप-उद्यापनः चरितनायक अपनी 
साधु-मण्डली के सहित बागरा से विहार करके आकोली होते हुये सियाणा 


पधारे। सियाणा में आपश्री को निश्ना में दो वीशस्थानकतपपों का उद्यापन हुआ । 
एक शा० ताराचंद्र सुरतिंगनी की ओर से किया गया था और द्विंतीय' शाह 


२८४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


गेनाजी चांदनावालों की ओर से किया गया था दोनों उद्यापन द्वितीय आपषाढ़ 
कृ० ५ से १२ पर्यत साथ २ निर्वेहित रहे । 


अब चातुर्मास भी संनिकट आ ही रहा था । यहां पर ही चातुर्मास 
की विनतियां बागरा, आहोर, गुढ़ा, भीनमाल, आकोली तथा सियाणा के 
संघों की ओर से हुईं । चरितनायक ने कारणु-कार्य पर विचार कर गुढ़ में 
चातुर्मास करना खीकृत करके गुढ़ा के संघ की विनती को खीकार किया । 


न्‍क०-22० ०-५ नया .6्लपमन्‍म++--+०--मरपम 


गुढाबालोतरा में ४४ वां चातुर्मास ओर 
श्री यतीन्द्र जेन ज्ञान-भण्डार की प्रतिष्ठा एवं अन्य कई पर्मकल 
घवि० सं० है ००७ 
| छ 

.. चरितनायक का जैसा ऊपर लिखा जा चुका है वि०सं० २००७ का 
चातुर्मास का होना गुढ़ाबालोतरा में प्रसिद्ध किया जा चुका था।आपश्री अपने 
शिष्य एवं साधु-मएडल के सद्दित सियाणा से बिहार करते हुये अलुक्म पे 
गुढ़ाबालोतरा में आषाढ़ शु० ७ को पधारे | विशाल जन-समारोहपूर्वक 
आपश्री का आम-प्रवेश करवाया गया था। ग्राम में स्थान २ पर सुन्दर 
द्वारों की सजावट करवाई गई थी। जिन मार्गों में होकर प्रवेश करवाया गया 
था, उनको खच्छ किया गया था और श्रृंगारा गया था । मंदिर में पजा पढ़ाई गई 
थी। गुरु के शुभागमन से घर २ में आनंद्र “व की ज्योति दिखाई देती 
थी । इस चातुर्मास-काल में आचार्य श्री की नि भ्री लक्ष्मीविजयजी 
विद्याविजयजी, सागरानंद्विजयजी, कान्तिवि . बज. गान्ति 

विजयजी, देवेन्द्रविजयजी, रसिकविजयजी १ है 


व्या में आचाय॑श्री सटीक 
का श्रौर भे . में श्री शत्रश्नय-मा 
व्याख्यान-पा अजन जिज्ञासु जन 


- 


गुढ़ा में ४४ वां चातुमोस, ज्ञान-मंदिर की प्रतिष्ठा और अन्य काय [ २८५ 


बना, तप, व्रत एवं पौषध आदि का अच्छा क्रम रहा था। आचार्य श्री के तेज 
एवं प्रभाव से इस वर्ष ग्राम में ७ अट्टाईतप, १ पंचरंगी, २ नव-उपवास, 
१ सोलह-उपवास, ११ मोटी पूजा और १०१ प्रभावना, २ ग्रवाड़ी और १०१ 
दिशावकाशी पौषध हुये थे । 


श्री यर्तान्द्र जेन ज्ञान-भेंडार मंदिर का निर्माणः--इस चातुर्मास 
में विशेष उल्लेखनीय कार्य यह हुआ कि श्री चरितनायक द्वारा लिखित, 
संग्रहीत, संशोधित एवं संकलित साहित्य का भंडार गुढ़ा में था और वह 
अभी तक संगमरमर-प्रस्तर की वनी हुईं अलमारियों में ही रक्‍्खा जाता रहा 
था । आपश्री के सहुपदेश से श्री सोधमंवृहत्तपागच्छीय बड़ी धर्मशाला के 
एक कक्ष में मकराणा के संगमरमर-प्रस्तर के कक्ष की भीतरी दीवारों में आलय 
घनाकर शुभ मुहुर्त कात्तिक पूर्णिमा को श्री यतीन्द्र जेन साहित्य ज्ञान-भंडार 
मंदिर का निर्माण ग्रातःवेला में प्रारंभ किया गया । इस ज्ञान-भरडार-मवन के 
निर्माण में लगभग रु० १४०००) (पन्द्रह सहस्र) का व्यय हुआ। आचायतश्री 
के महत्त्वपूर्ण साहित्य को इस प्रकार सुरक्षित एवं चिरस्थायी बनाने का 
यह प्रयक्ष गुढ़ा के श्रीसंघ का ग्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। इसी प्रकार 
भूतकाल में ज्ञान-भण्डारों का निर्माण किया जाता था भर उनमें साहित्य 
को रक्‍्खा जाता था । आ्राज जो जैन साहित्य इतने वर्ष, युग शोर आततायी 
विधमियों के आक्रमणों और विनाशकारी धरमविरुद्ध कुचालों को सहन कर 
तथा उन से बचकर हमारे सामने है, वह ऐसे ही दूर्‌दर्शी सद्प्रयत्नों का 
ही तो परिणाम है। 


अन्य धर्मकृत्य 


ज्ञान-भणर्डार की संस्थापना हो जाने पर चरितिनायक ने विहार 
करने का विचार किया, क्‍योंकि आज चातुर्मास भी पूर्ण होता था; परन्तु संघ 
के आग्रह से आपश्री को फिर वहीं ठहरना पड़ा, कारण कि कई-एक सदू- 
गहस्थ वीशस्थानकतप-उद्यापन करवाना चाहते थे तथा विंव-अतिष्ठा कराने 
की भी विचारणा चल रही थी। फलतः आपश्री सहसाधु-मर्डल स्थान- 
परिवत्तेन करके वहीं ठहरे । 


२८६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित _ 


१ शाह जीवाजी लखाजी के सुपुत्र रावतमल्जी की पत्नी ने पौष 
मास, में अड्टाई-महोत्सव करके वीशस्थानकतप का उद्यापन किया । 


२ माघ शु० १३ को दो गुरु मूर्तियों की, एक जिनेश्वर-प्रतिमा की, 
दो यक्ष-यक्षिणी-प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा की गईं एवं श्री धर्मनाथ-जिनालय 
की चार देवकुलिकाशं में एक-एक त्रिगढ़ा अर्थात्‌ १२ जिन-अतिमा और एक 
राजेन्द्रसूरि-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। 


३ माघ शु० १३ को ही शाह राजमलजी केसरीमलजी की श्रोर 
से अड्टाई-महोत्सव किया गया एवं वीशस्थानकतप का उद्यापन भी किया 
गया और इनकी ओर से ही नवकारशी भी हुई । 


चरितनायक को बेदना 


चरितनायक अब वहाँ से विहार करने का विचार ही कर रहे थे कि 
फा० कृ० ५ को एकाएक आपको असद्य मृत्रावरोध-वेदना उत्पन्न हो गई। 
इस वेदना को ठीक करने में ओर आपश्री के खस्थ होकर विहार योग्य समर्थ 
बनने में कुछ दिवस ओर लग गये । 


भेखवाड़ा मे उद्यपान, जालोर में प्रतिष्ठा और भास्डवपुर तीथे की यात्रा [ २८७ 


गुदा से श्री भाण्डवपुर तीर्थ की यात्रार्थ विहार ओर तीथ 
का परिचय तथा भेसवाड़ा में उद्यापन ओर जालोर में प्रतिष्ठा 
वि० सं० २००७-२००८ 
€े 


भेसवाड़ा में उद्यापनः--चरितनायक का विचार श्री भारडवपुरतीर्थ 
की यात्रा करने का हो रहा था; श्रतः आपश्री खस्थ होने पर ग्रुढ़ा से विहार 
करके आहोर पधारे ओर वहाँ कुछ दिवस पर्यत विराजे । आहोर से भेसवाड़ा पधारे। 
भेसवाड़ा में शाह रत्नाजी किस्तूरजी की ओर से अड्ढडाई-महोत्सव करके वीश- 
स्थानकतप का उद्यापन करवाया गया और श्रन्तिम दिन को एक-सौ आठ 
(१०८) अभिषेकवाली महाश्ञान्तिस्नात्रपूजा पढ़ाई गई और अभिमंत्रित जल 
की धारा आम के चतुर्दिक्‌ दी गईं। 


जालोर में प्रतिष्ठा:-- चरितनायक अपनी साथुमण्डली के सहित 
भेसवाड़ा से विहार करके जाल्लोर पधारे और वहाँ लगभग १॥| मास भर 
विराजे । वि० सं० २००८ वे० शु० ४ पंचमी को आपश्री ने अपने कर- 
कमलों से तपावास के श्री महावीर-जिनालय में २५ पच्चीस जिन बिंबों की 
प्रतिष्ठा ( स्थापना ) की और मन्दिर के ऊपर कलश एवं दरड-ध्वजारोपण 
करवाये । डेढ़ मास की स्थिरता के पश्चात्‌ यहाँ से आपश्री ने भारडवपुर तीर्थ 
की ओर प्रयाण किया । 


गुदाबालोतरा से भाण्डवपुर तीथ॑ तक का 
विहार-दिग्दशन 
वर्ण से ० २००७-२००८ 
आम, नयर अंतर जैन घर जेन मंदि पर्मशाला व उपाश्रय 
गागावा | & कर के 
चरली १ ३० ! ््‌ 
आहार १॥ ४४० ध्‌ ह। 


२८८ ] ' श्रीमदूं विजययतीन्द्रसरि--जीवंन-चरित 








भेसवाड़ा ॥। ७० १ २ 
भूता अरठ १ ० ० ० 
सकराना १॥ ० १ १ 
नाथुबाव १ ० 0 ० 
जालोर १॥ . ६२५४ १२ ५ 
गौड़ी जी ] ० हु १ 
मोबला-कुआ १ ० ० ० 
सीपीकुओा र्‌ ० ० ० 
मांडवज्ञा.. १॥. _ ६०- १ र्‌ 
डांगरा १ २ ० ० 
ऐलाणा १. ३४ २ १ 
गोल १॥ १४० २ ३ 
खरल १ २ ० ० 
ग्रोटबाड़ा* १॥ . ३० १ २ 
सायल्ला . शा १२५ र्‌ ३ 
मालीबाब १ ० ७ ० 
चतरा कुआ १ ० ० ० 
चोराऊ १ ४०  - १ १ 
वरत्ती प्युऊ. १। ० ० ० 
मींठा कुआ १॥ ७ ० ० 
मेंगलवा १॥ 9० आओ २ 
भांडवपुर तीथ १॥ ० १ २ 
र६ १६८६ श्२ २६ 


गुरुदेव का भ्री- भारडबपुर तीथे में पदापण और श्री भाण्डवपुर तीर्थ का 
इतिहास की दृष्टि से वर्णन 

गुढ़ावालोतरा से गुरुदेव सहमुनि-मरडल विहार करके आ्रामों में 

विचरण करते हुये धर्मोपदेश देते हुये एवं धर्मकृत्य करवाते हुये अलुक्रम से 


भैतवाड्ा में उद्यापन, जालोर में प्रतिष्ठा और भागडवपुर तीथ की यात्रा [ २८९ 


श्री भारडवपुर तीर्थ पवारे | लखक के हृदय में भी श्रीभाण्डवपुर तीर्थ के 
दर्शन करने की उत्कट लालसा कई वर्षों से लग रही थी । भाग्योदय एवं 
गुरुदेव के प्रताप से उसके तृप्त होने का अवसर आ गया था । ग्राग्वाठ-इतिहास 
के निमित्त श्री सिरोही, अर्वृदाचल तीर्थ, गिरनार, प्रभाषपत्तन आदि प्रमुख 
तीथथों का शोध की दृष्टि से पर्यटन करना था ) अतः में ता० ९-६-१९४१ को 
भीलवाड़ा से रवाना हुआ यह विचार लेकर कि श्रीभारड्वपुर तीर्थ के 
दर्शन करके टथर से बागरा होकर सिरोही पहुँच जाऊँगा | ता० ९-६-१९५१ 
को में मेंगलवा पहुँचा, जहाँ गुरुदेव सह-मुनिमर्डल विराज रहे थे । गुरुदेव 
के दर्शन करके हृदय को आनन्द हुआ । ता० १०-६-१९४१ को गुरुदेव ने 
श्रीमांडवपुर तीर्थ के लिये प्रातः मेंगलवा से विहार किया श्रौर लगभग हम 
सर्व दिन के १०॥ बजे भारडव आम में पहुँचे श्रोर तीर्थपति के दर्शन करके 
अति ही आनंदित हुये । 


यद्यपि भाडवपुर में जेन वैश्य का एक भी घर नहीं है; परन्तु जिस 
भक्ति एवं श्रद्धा से श्री भाडवपुर की अजेन जनता ने, जिसमें शद्र से लगाकर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण संमिल्ित हैं, जो स्वागत किया, ऐसा हार्दिक खागत होता 
मेंने कही भी किसी आचार्य का नहीं देखा । उसका यहाँ कुछ परिचय देना 
नितान्त आवश्यक समझता हूँ। 


श्री भांडवपुर के ठाकुर साहब ने नंगे पैर कुछ साथियों के सहित 
एक कोस आगे आकर गुरुदेव एवं साथु-मर्डल के दर्शन किये । हम थोड़ें 
ही कदम ओर बढ़ पाये होंगे कि ग्राम की जनता के भी दर्शन होने लगे ओर 
भांडवग्जाम अर्थ कोस के अंतर पर रहा होगा कि जनता की भीड़ वृढ गई। 
प्रत्येक बालक, युवा, युवती, वृद्ध पुरुष एवं स्त्री दोनों हाथ जोड़ कर कुक २ 
कर, जमीन पर लेट कर गुरुदेव को और साधु-मर्डल को अति ही भक्तिपृर्वक 
प्रणाम करते थे । गुरुदेव अधिक अखस्थ रहने के कारण विहार के कष्ट को 
अब अधिक सहन नहीं कर सकते हैं । फिर जहाँ चलने को रेगिस्तान हों, 
कदम २ पर कोई न कोई भक्त आकर हटाने पर भी नहीं हट कर भक्तिपुर्वक 
नमस्कार करता हो, वहा अत्यधिक थकावट का बढ़ जाना कोई आश्चर्य की 

३७ 


३२९० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


बात नहीं । ढोल, थाली और भेरी जो ग्रामीण वाच्ययंत्र हैं, इनके सुमधुर 
निनादों के मध्य गुरुदेव ने ज्ये० कृ० ६ को श्री भांडवश्नाम में प्रवेश किया। 
गरुदेव के दर्शन करके वहाँ की अजैन जनता कितनी मुग्ध एवं आनंदित थी, 
यह लेखनी उस आनंद का शब्दों में माप नही कर सकती । उस दिन समस्त 
भांडवग्राम ने अपना क्ृृषिकर्म गुरुदेव के पदापण के शुभोपलक्ष में बंद रक्‍्खा 
ओर समस्त दिन भर ग्रुदेव की सेवा में ही सारी जनता रही । ग्राम में घर२ 
मंगल गीत गाये जाते रहे, गलियों में ग्राम-बालार्य गीत गाती हुई इधर-उपर 
श्राती जाती रहीं । 


इन सब सद्भावनाओं का फल मेंने यह अनुभव किया कि वहां के 
लोग अपेक्षाकृत अधिक सुखी, संतोषी और स्वस्थ हैं। घी ओर दूध के साधन 
अधिकतर घरों में विद्यमान हैं। अन्न का मेंने वहाँ कोई कष्ट नहीं देखा । 


गुरुदेव वहाँ ता० १०, ११, १२ तीन दिन विराजे | मेंगलवा, 
धाणसा, सायला, बागरा और थराद के संघों के ग्रतिनिधि चातुर्मास की विनती 
करने के लिये आये थे । श्रीमांडवपुरतीर्थ दियावट्ट-पट्टी में है, जिसमें ४८ ग्राम 
हैं। पट्टी में फूट एवं कुसंप होने के कारण वहां का संघ एकमत होकर चातु- 
मास की विनती करने के लिये जब समय पर नहीं आरा सका, तो यह भांड्व- 
पुर की अजेन जनता को अपनी पट्टी का अपमान-सा लगा। भांडव के 
मुखियों ने समस्त ग्राम को एकत्रित किया और गुरुदेव को श्री भांडवपुरतीम 
में ही चातुर्मास करने के लिये विनती करने का निश्चय किया । इतना ही 
नहीं एक कृषक ने तो यह भी कह दिया कि चातुर्मास में बितना गेहूँ का 
व्यय होगा सब वह देगा, एक ने कहा कि जितना गुड़ और शक्कर का व्यय 
होगा वह देगा । इस प्रकार चातुर्मास में होने वाले व्यय तक का लगभग 
प्रबंध-सा करके भांडव के प्रमुख २ कृषक एवं क्षत्रिय गुरुदेव के चरणों में चातु- 
मांस की विनती करने के लिये उपस्थित हुये | उन भोले, सरल, सजनों की 
विनती और विनती करने का छलरहित खत्नंत ढंग देखकर श्रत्येक दर्शक 
मुग्ध हो गया; जिसमें में तो अत्यन्त ही प्रभावित हुआ। गुरुदेव का चातुर्मास 
कारणों पर विचार कर के अंत में थराद के लिये निश्चित हुआ और तत्काल 


भैसवाड़ा में उद्यापन, जालोर में प्रतिष्ठा और भाण्डवपुर तीथे की यात्रा [ २९१ 


जय-ध्वनियों से उसका समर्थन भी हो गया । थराद के संघ की ओर से विनती 
करने के लिये थाने वालों में प्रमुख खय भूदुर भाई जवेरी थे, जिनका परिचय 
पूर्व के प्रष्ठों में कुछ २ आचुका है ओर कुछ २ आगे के पूृष्ठों में भी 


आवबंगा ही । 


इन पंक्तियों के लखक ने तीर में विराजित प्राचीन प्रतिमाश्रों के लेख 
भी लिये हैँ, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। भारडवपुर में गुरुदेव तीन 
दिवस विराजे ओर ता० १३-६-१९५१ को प्रातःकाल विहार करके थराद 
की ओर अग्रसर हुये । 


श्री भांडवपुर तीथ से थराद तक का विहार-दिग्दर्शन 


ग्राम, नगर 
पुनावा 

नाभु कुश्रा 
सुराणा 
तल्ोडा 
दाधाल 
वागोडा 
चेनपुरा नया 
राउता जूना 
मोरसिम 
मंगलाढदाणी 
वाली जूनी 
अणुखोल 
जाव 
जागठ्गोलियो 
खीरोडी 


अंतर 


१। 
१। 
१। 
१॥ 
२ 
१ 
१॥ 


व्ि ० सं ० ्‌ ००८ 


जेन घर जिनालय धर्मशाला व उपाश्रय 


७ 6 ० 
७० ० ७ 
४० हे ९ 
१५ १ ९ 
२४ २ १ 
६० १ ! 
० >] ५ 
० ७ ० 
८० हर २्‌ 
० ० ० 
२५ ० ० 
० ७ ० 
89 २ । 
० ७6 & 


२९२ ] 


करावड़ी 
जाखल 
कारोज्ञा 
साचोर 
पारपड़ा 
गोलासन 
वातडाऊ 
वाधघासन 
पीलूड़ा 
मांगरोल 
दूधवा 
जाणुदी 
बूढ़नपुर 
नाणुदी 
थराद 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


१ 
्‌ 
२ 
२ 

१। 


१॥ 
१॥ 


१॥ 


१।। 


४५4। 


० 
१४ 
२० 

१२४ 

० 

्‌ 

५ 
१० 
१५ 

। 
र्र 


६४० 


११८७ 





७0 


७ ७ <«< ७ ७ 


७ 


0 “४७ (७ »४७० ९७ 


११ 
२५ 





ाचि) 
ं । 4८ >> 0 0 छ 0 ७छ 0 6 0 0 >»९७ «४७3 “>> 06 


थराद में ४५ वां चातुमासाथे विद्ार, अन्य काये और थराद में प्रतिष्ठा [ २९३ 
थराद में ९५ वां चातुर्मासार्थ विहार ओर विहार में किये 
गये उल्लेखनीय कार्य एवं थराद में अंजनशलाकाप्रतिष्ठा 
का होना 


वि 6 से ० २००८ 


€ 


धराद में जैसा पूर्व के पष्ठों में लिखा जा छुका है कि वि० सं० 

२००४,४ में गुरुदेव के दो चातुर्मास लगातार हो ही चुके थे। फिर 
वि०सं० २००८ में जो इतना जल्दी चातुर्मास थराद में 

थराद के लिये चातु- हुआ उसका कारण यह था कि थराद में श्री महावीरखामी 
मात्तार्थ विहार की एक प्राचीन कायोत्सगंस्थ प्रतिमा की प्रतिष्ठा, जो 
भूमि से निकली थी, करनी थी और उसके साथ में अन्य 

कई-एक प्रतिमाओ्रों की अन्ननशल्लाका-प्रतिष्ठा करनी थी। थराद का श्रीसंघ 
यह महत्तपरण कार्य गुरुदेव के कर-कमलों से ही सम्पन्न करवाना चाहता था। 
श्री भांडवपुर से थराद लगभग ४५ कोस के अन्तर पर पड़ता है। मार्ग 
रेतीला और ऊंचे-नीचे धोरोंवाला है। गुरुदेव बीमार होने के पश्चात्‌ अब 
अधिक लम्बी यात्रा करने में अशक्त रहते हैं और फिर शरीर में आपक्री 
स्थृूल हैं । दिन में आप बड़ी कठिनाई से प्रातः और मध्याह्न के पश्चात्‌ करके 
दो कोस अथवा ४, ५ मील से अधिक लंबा विहार नही कर सकते हैं,। 
इतना भी चलकर आप इतने थक जाते हैं कि शरीर से पसीना पानी की 
तरह भरने लगता है और समस्त तन पर के वस्त्र भरने लग जाते, हैं..। 
परन्तु देव और गुरु भक्तों के अधीन होते हैं । थराद-संघ का अत्याग्रह देख 
कर आपश्री ने अतिशय शारीरिक कष्ट एवं मार्ग की विषमता की तनिक भी 
चिंता नहीं करते हुये ज्ये० शुक्ला १० के दिन श्री भाडवपुर तीर्थ से थराद 
के लिये अपने शिष्य-समदाय के साथ में विहार कर दिया। चातुर्मास करे 
वेंठनें में लगभग एक मास शेष रह गया था। मर्ग में पड़ते हुये आम, नगरों 
यथाकारण एवं ययावसर कम-अधिक विश्राम लेते हुये चरितनायक्र 


२९४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


आपषाढ़ शु० ६ को थराद में पहुँचे | प्रथम थराद-नगर में नगर-प्रवेश का 
अथवा चातुर्मास का वर्णन लिख यह आवश्यक है कि इस विहार में आपश्री 
के प्रभाव से मार्ग के आमों में जो धर्म-कार्य श्रथवा सुधार के कार्य हुये हों 
उनका भी संक्षिप्त परिचय देना समुचित समभता हूँ। 


ग्रुदेव श्री भांडवपुर से विहार करते हुये अनुक्रम से बागोड़ा पपारे। 

बागोड़ा में ६० जैन घर हैं। यहाँ के श्रीसंघ ने गरुदेव का अति ही भव्य 
खागत किया और अच्छी गुरुभक्ति की । बागोड़ा और 

बायोडा और मोराप्तेम वहाँ से ६ कोस के अन्तर पर मोरसिम नामक आम के 
के संघों के बीच में पड़े श्रीसंघ में बहुत प्राचीन झगड़ा पड़ा हुआ था। ये 
हुये ७० वर्ष पूराने दोनों ग्राम चौहाण पड्टी में गिने जाते हैं। यह भगडा 
झगड़े को शांत करना बढ़ते २ समस्त पट्टी का भंगड़ा हो गया था । दोनों 
ग्रामों के संघों ने कगड़े को शान्त करने का अनेक बार 

यत्न किया; परन्तु विफल ही रहे । परस्पर भोजन का व्यवहार बंद हो गया। 
विवाहादि कार्यों में नाती-ज्ञाति का आवागमन बंद हो गया । विषमता 
बढ़ती ही जा रही थी । जब इस भगड़े की कहानी गुरुदेव के समक्ष कही 
गई तो गुरुदेव ने बागोड़ा के संघ को एकत्रित करके झगड़े को शान्त करने के 
सम्बन्ध में उपदेश दिया । अत्यन्त हर्ष की बात यह हुई कि बागोड़ा के संघ ने 
यह स्वीकृत कर लिया कि गुरुदेव जिस प्रकार मी झगड़ा शान्त करना चाहेंगे 
वह गरुदेव की कठोर से कठोर आज्ञा एवं निर्णय का पालन करके भी भंगड़े 
का हर प्रकार से अन्त करना चाहता है । बागोड़ा से गरुदेव विहार करके 
राउता आम में पधारे । बागोड़ा का संघ भी राउता ग्राम तक साथ में गया 
था । मोरसिम के श्रीसंघ ने आकर अत्यन्त ही श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण गुरुदेव 
का स्वागत किया और अतिशय धूम-धाम, मंगल गीत, वादययंत्रों के मध्य 
गुरुदेव का आम-प्रवेश करवाया । मोरसिम के श्रीसंघ की श्रमोघ मक्ति एवं सेवा- 
सुश्रषा देखकर गुरुदेव एवं उनके साधु-मण्डल की आत्मायें अत्यधिक सन्तुध 
हुईं और संघ की भूरे २ प्रशंसा की । यहाँ गुरुदव को दो दिन ठहरना 
पड़ा । भारी श्रयत्रों, उदवोधन, उपदेश एवं गुरुअमाव के कारण अंत में उक्त 
भंगड़ा निपट गया। गुरुदेव ने अपना अंतिम निर्णय जो दिया, दोनों ग्रार्मा 


थराद में ४५ वां चातुमासाथ विद्वार, अन्य काये और थराद मे प्रतिष्ठा [ २९५ 


के संघों ने जय-ध्वनियाँ करके एक-खर से अनुमोदित एवं खीकृत किया। 
हर्प एवं आनंद का पारावार बढ़ा और दोनों की ओर से राउता आम में 
अलग २ खामीवात्सल्य हुये । यह झगड़ा लगभग ७० सत्तर वर्ष प्राचीन 
था। भगड़ा निपटा कर गुरुदेव ने राउता से विहार किया ओर मोरसिम में पधारे । 


भगड़ा निपट गया था, अतः मोरसिम के श्रीसंघ में अपार आनन्द 
छाया हुआ था । प्रत्येक स्त्री, पुरुष प्रसन्‍त एवं अतिशय आनंदित था । 
धर २ मंगलाचार हो रहे थे । गुरुदेव का आम प्रवेश इतनी भव्यता के साथ 
में किया कि मोरसिम की भक्ति ओर श्रद्धा देखकर गुरुदेव ओर साधु- 
मण्डल आल्हादित एवं आश्चर्यान्वित हो गये । यहाँ गुरुदेव को दो दिन 
ठहरना पडा। इस प्रकार गुरुदेव उक्त घातक भगडे का अन्त करके आगे बढ़े । 


श्री भारडवपुर से थराद का मार्ग पूर्ण रेतीला है। गुरुदेव जहाँ भी 
विद्वार करते हुये थक्ष जाते और एक पद भर चलने में भी अशक्त रह जाते, 
अतिशय वेयावच्ची एवं अति गुरुमक्त काव्यग्रेमी मुनिराज सा० विद्याविजयजी, 
सागरविजयजी, कान्तिविजयजी, सोभाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, 
देवेन्द्रकिजियजी, रसिकविजयजी और कभी २ वयोवृद्ध मुनिराज लक्ष्मीविजयजी 
गुरुदेव को डोली में विठाकर चलते थे । इस प्रकार विहार करते हुये गुरुदेव 
अपनी मण्डल्ली के सहित जाखल् ग्राम में होते हुये साचोर में पधारे । विहार 
में मोरसिम के अनेक प्रतिष्ठित सद्‌गृहस्थ साथ में थे । जाखल में यद्यपि जेन 
संघ के केवल १६ ही घर हैं; परन्तु वहाँ के श्रावक एवं श्राविकारयें अत्यन्त 
भावुक और श्रद्धालु है । मोरसिम के संघ की जैसी ही श्रद्धा शोर भक्ति जाखल 
के श्रावक एवं श्राविकाशों में गुरुदेव एवं साधु-मण्डली को देखने को मिली। 


साचोर अथवा सत्यपुर जोधपुर-राज्य का अति ग्राचीन एवं ऐतिहा- 

सिक नगर है। यहाँ राजकीय उच्च अधिकारी ( हाकिम ) रहता है। साचोर 
अपने प्रगणा का पाटनगर ह। यहाँ के जैन संध में कई 

साचोर में विश्राम वर्षों से कई कारणों को लकर घातक फ्रट पड़ी हुई थी। 
चरितनायक का जत्र पदा८ण साचोर में हुआ तो दोनों 

पक्षों न मिलकर आपश्री का नगर-प्रवेश अति धूम-धाम से करवाया । इस 


२९६ ] श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


नगर-प्रवेश के लिये दोनों पक्नों को सम्मिन्नित करने में भीनमालवासी शाह 
दानमलजी पथ्वीराजजी ने, जो सरकारी कर्मचारी थे बड़ा श्रम किया था। 
गुरुदेव के पदार्पणु के उपलक्ष में साचोर के संघ के दोनों पक्षों की ओर पे 
अलग २ खामीवात्सल्य हुये तथा तीसरा खामीवात्सल्य उक्त शाह दानमलजी 
पृथ्वीराजजी की ओर से हुआ । 


चातुर्मास के १४ दिन अवशिष्ट रह गये थे ओर थराद अभी साचोर पे 
४० मील था | अतः गुरुदेव अब मार्ग के ग्रामों में थोड़ा २ विश्राम लेते 
हुये लगातार विहार करके थराद आपषाढ़ शु० ६ को पार गये । थराद 
तक मोरसिम ओर जाखल के संधों के प्रतिनिधि एवं सदग्ृहस्थ गुरुदेव की 
सेवा में साथ थे । थराद के संघ के प्रतिनिधि एवं वहाँ के अनेक सदगुहस्थ 
भी गुरुदेव की सेवा में मार्ग में ही जा पहुँचे थे | इस प्रकार अनेक प्रामों में 
धर्मोपदेश देते हुये, कंगड़ों एवं कलहों का अंत एवं अन्त करने के सुप्रयल 
करते हुये गुरुदेव सह-साधुमण्डल थराद में पधारे। 
४५--वि० सें० २००८ में धराद में चातुर्मास । -- 


थराद नगर में गुरुदेव का यह गत पाँच वर्षों में ही तृतीय चातु्मास 
था। गत दो चातुर्मासार्थ गुरुदव के पदारपण पर जो नगर-निवासियों ने जन 
अजैन तथा समीपवर्त्ती ग्रामों की जनता ने आर्हाद भरे नगर-प्रवेशोत्सव की 
भव्य तैयारियाँ की थीं, उनका परिचय भलीविध पर्व ही कराया जा छुका 
है । इस वर्ष तो गुरुदेव का चातुर्मास ग्रतिष्ठा के महान्‌ उद्देश्य को लेकर 
हुआ था, यह अपेक्षाकृत अधिक विशेषता थी । पाठक खर्य॑ समझ सकते दे 
कि इस वर्ष के अवेशोत्सव की तैयारियों में समस्त नगर ने अतिशय भाव-भक्ति 
पे तन, मन, धन का योग देकर भाग लिया था । शोभा की दृष्टि से अवरणनीय 
तैयारियाँ की गई थीं। नगर को अमरपुरी-सा बना दिया गया था। स्थान२ पर 
तोरण,उन्नत द्वार,गृहद्वारों पर मालायें,निवासों पर ध्वजायें,दुकानों पर रेशमी वस्त्र 
द्वारा अ्तिष्ठित शोमा, अमूल्य आभूषण धारण की हुईं, मंगलगीत गाती हुई 
सुन्दरियों के समूह, सुन्दर वस्त्रों में पुरुष, वाल-बच्चे ऐसे भव्य प्रतीत होते 
थे, मानो नगर की ऋद्धि ही उस दिन मुरुदेव के दर्शन करने के लिये अतिश 
भक्ति से प्रेरित होकर प्रकट हुई हो । अलग । 


ड ह] शै ऑ, जप 
थराद्‌ में ४५ वां चातुमासा4 विहार, अन्य काय और थरद मे प्रतिष्ठा [ २९७ 


इस वर्ष आपश्री की सेवा में संयम-स्थविर मुनि श्री लक्ष्मीविजयजी, 
कब मुनि श्री विद्याविजयजी, ज्योतिपपंडित मुनि श्री सागरविजय जी, 
मुनि श्री चारितविजयजी, मुनि श्री कान्तिविजयजी, मुनि श्री सौभाग्य- 
विजयजी, मुनि श्री शान्तिविजयजी, मुनि श्री देवेन्द्रविजयजी, मुनि श्री 
रसिकविजयजी ९ (नव) साधु प्रवर थे । गुरुदेव व्याख्यान में उत्तराध्ययन! 
सूत्र सरीक और भावनाविकार मे पद्यवद्ध विक्रमादित्य-चरित्र' वाचते थे । 
व्याख्यान-परिपद्‌ में जैन-अजैन जनता पूरी संख्या में नित्य उपस्थित होकर 
गुरु-सुख से अमूल्य शास्त्रोपदेश श्रवण करती थी । आयः प्रत्येक तिथि पर 
प्रभावनायें वितरित की जाती थी। पौपध, सामायिक, प्रतिकमण, व्रत, 
आयंबिल व उपवास, वियासणे, अ्रष्टमतप आदि विविध तपस्यथायें अतिशय 
भाव-मत्तिपूर्वक सहस्तों की संख्या में हुईं थी | गुरुदेव के दर्शनार्थ गूजर- 
देश, मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदि अनेक प्रान्तों से सस्यावंध श्रावकगण 
आये थे, जिनकी थरादसंघ ने अ्रति प्रशंसनीय भक्ति की थी | इस प्रकार 
श्रनेक प्रकार के धर्मकृत्य, पुएय, तपस्या, स्वामीवात्सल्य के साथ गुरुदेव 
का चातुर्मास सानद पूर्ण हुआ । 


जैसा ऊपर लिखा जा छुका है कि गुरुदेव का थरादनगर में 
वि० स० २००८ का चातुर्मास ग्रतिष्टात्सत कराने के उच्श्य को लेकर ही 
प्रमुखतः हुआ था। चातुर्मास में प्रतिष्ठा संबवी अ्रनक 
थरादनगर में प्रतिष्ठा- कार्य किये जाते रहे। जैसे जयपुर से जिनर्विब, 
अजनशलाका-  अधिष्ठायक-प्रतिमा, गुरु-मूत्तिया, मकराने से तीथ्थपष्ट 
महोत्सव आदि का वनवाना, सामग्री का एकत्रित करना । 
प्रतिष्ठोत्सव॒ का मुहूर्स तो चातुर्मास के पूर्व ही जब 
चरितनायक जालोर में विराज रहे थे उस समय ही माघ शु० ६ झुक्र० का 
निकलवा लिया गया था । चातुर्मास में चरितनायक की उपस्थिति में 
श्री प्रतिष्ठा-समिति का निर्वाचन हुआ ओर स्वयसेवक-मण्टल तथा २१ 
जैन युवकों से श्री यतीन्द्र जेन सगीत-बैन्ड की स्थापना भी उन्हीं दिनों 
में की गई | थराद्री-प्रदेश में ज्ञाति एवं ग्राम तथा नगर में जो अग्रणी (आगे- 
वान्‌ ) व्यक्ति अ्रथवा कुल या बर होते है, उन्हें खुदा कद्दा जाता दे । 
३८ 


२९८ ] श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चारित 


प्रतिष्ठोत्सनव के समय निम्न आगेवान्‌ ( खंटा ) घरों के प्रतिनिधियों ये 
श्री प्रतिष्ठा-समिति का निर्माण हुआ था । थराद के जैन आगेवानों के नाम 
और प्रत्येक के कुल के घरों का अनुमान नीचे अनुसार है। 


आगेवान्‌ व्यक्ति उनके घर (लगभग) 
शाह मेघराज जेताजी पारख 8० 
» जीवा बल्लू बोहरा २२ 
» दौरा वाहा डोसी २० 
,» आँबा मोती मधाणी पारख (संघवी) १० 
» जादा धनजी भर्डशाल्ली २० 
» मियाचंद्र प्रेमचन्द्र देसाई १०० 
» पलचंद्र पानाचंद्र परू १० 
» निद्वालचंद्र सवाईचंद्र बोहरा ७ 
» डॉबरदास कुअरजी अद्दाणी १० 
» किस्तृरचंद्र हरजी संघवी १४ 
» टैक्मचंद्र चंदाजी संघवी १० 
» भोतीचंद्र अमीचंद्र संघवी १५४ 
» पेला मेघाणी अद्दाणी २० 
» पीताम्बर जसवंत महाजनी ८ 
» दोला बोहरा २२ 


» जांधा रंगानी बोहरा २० 
» रतनसी खुशाल मोदी हे 


चातुर्मास के समाप्त होते ही नगर में प्रतिष्ठा संबंधी तैयारियाँ की 
जाने लगीं। वैसे वि० सं० २००४ के थराद में हुये चातुर्मास से ही प्रतिष्ठा 
कराने की विचारणा तो चल ही रही थी और मंदिरों का निर्माण एवं जीणणेंद्धार 
कार्य प्रारम्भ भी हो चुका था; परन्तु अब अवशिष्ठ कार्य शीघ्रता से ससन्न 
कराया जाने लगा । अभी प्रमुख महावीर-जिनालय का जीरणोंद्धार अर्थपृर् 
भी नहीं हो पाया था, उसको तुरन्त रात्रि एवं दिवस कार्य करवा कर पर 


थगद में ४५ वाँ चातुमासाथ विहार, अन्य काये और थराद में प्रतिष्ठा [ २९९ 


करने के प्रय् होने लगे । निदान वह प्रतिष्ठा के शुभ दिवस तक पूर्ण हो 
गया । इस जिनालय के जीर्णोद्धार में लगभग संघ को एक लक्ष रुपया व्यय 
करना पड़ा । उक्त व्यवस्थापिका-प्रतिष्ठा-समिति ने समस्त नगर में मुख्य २ 
मोहल्लों एवं नगर के राजमार्गों में कापमय उन्नत द्वार बनवाये और उन्हें 
व््राभूपित करके उन पर ध्वजा-पताकार्यें फरकाई गई और तोरण बांधे गये । 
श्री महावीर-जिनालय के ठीक सामने श्री जैन धर्मशाला में विज्ञाल दिव्य-मंडप 
की रचना करवाई गई । मर्डप में सुन्दर एवं विविध रंगीन चित्र जैन 
कथा एवं आख्यायिकाशों के आधार पर बनाये गये थे, जैसे सिद्धगिरि, 
गिरनार, अष्टापद, समवशरण, सुमेरुपर्तेत आदि ओर वेदिकायें बनवाई 
गई थीं । मरडप में ही आधुनिक उद्घोषकनयंत्र (,0006-896७४० ) का 
एवं विद्युत्‌-प्रकाश का ग्रवंध था। स्नात्रियों एवं इन्द्र और इन्द्राणियों के 
लिये सेवा-पूजा के अर्थ खड़ा रहने के लिये स्थान रक्खा गया था एवं संगीत, 
कीर्तन ओर नृत्यादि अभिनय-कर्ता पात्रों के लिये भी स्थान रक्खा गया था। 
ताप यह है कि मण्डप विशाल था और उसके अंगों की रचना बहुत ही 
बुद्धिमत्तापूर्ण करवाई गई थी । प्रतिष्ठा संबन्‍्धी समस्त तैयारियां समय पर 
पूर्ण हो गई । थराद-संघ ने उत्तम पत्र पर सुन्दराक्षरों में कुंकुमपत्रिका छुपया 
कर गूर्जर, मालव, मेवाड़, मारवाड, वम्बई, मद्रास, बंगाल, मेसूर आदि 
प्रान्तों में अपने सथर्मी बन्धुओं को एवं श्रीसृघों को प्रेषित कीं 


पीष कृ० १२ (गुजराती) से दसदिनावधिक-महामहोत्सव का माघ 
गु० ७ तक किया जाना प्रारभ किया गया । कार्य निम्नवत्‌ संपादित किये गये । 


१ माघ कृ० १२ गुरु० को वेदिकापूजन, दुंभस्थापना, जवारारोपण, 
जलयात्रा, क्षेत्रपालस्थापनादि । 


२ माव कृ० १४ शुक्र० को नंदावर्त्तमंडल, अप्टमंडल, नवपदमंडल- 
पूजन-स्थापनादि। 


३ भाव ० १५ शनि० को वीशस्थानकपद-दसदिग्पाल-नवग्रह- 
“उल-पजन-स्थापना आदि तथा च्यवनकल्याणकोत्सव-विधान आ्रादि । 


३०० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


४ माघ शु० १ रवि० को छंप्पनदिक्कमारी, चौसठ इन्द्र और 
इन्द्राणियां आदिकृत जन्मोत्सव । 


५ माघ शु० २ सोम० को भूपालपिताइृत जन्मोत्सव, निशाज्- 
स्थापना, विवाहोत्सव, राज्य-स्थापनोत्सव आदि । 


६ माघ शु० ३ मंगल० को दीक्षाकल्याणक, केवलज्ञानकल्याणक- 
महोत्सव आदि । 


७ माघ शु० ४ बुध० को निवार्णकल्याणक-महोत्सवादि । 


८ माघ शु० ४ भुरु० को नवीन जिनबिंब, अधिष्ठायक-अतिमा, 
गुरु-मूत्तियां, तीर्थादि पड्चों की अंजनशलाका । 


& माघ शु० ६ शुक्र० को बिंब-स्थापना, खर्णकलश-दरडध्वजारोपण | 


१० माघ शु० ७ शनि० को एक सौ आठ (१०८) अभिषेकवाली 
श्री शान्तिस्नात्र-महापूजा और नगर के चतुर्दिक्‌ मांगलिक मंत्रामिविक्त जलधारा | 


नित्य पूजायें पढ़ाई जाती थीं, आंगी रचना की जाती थी, दिव्य 
रोशनी करवाई जाती थी और खामीवात्सल्य होते थे । 


लेखक को भी उक्त प्रतिष्ठोत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
उत्सव की शोभा जैसी देखी जा सकी थी, वैसी यहां लिखी नहीं जा 
सकती । गुरुदेव परिश्रम करते २ थक जाते थे; परन्तु कार्यों का अंत नहीं 
आता था। गुरुदेव दर्शकों को दर्शन देते २ क्लान्त हो जाते थे, लेकिन 
दर्शकों का तांता बंद ही नहीं होता था । जवेरी भूधर भाई महामंत्री के समान 
खुले मस्तिष्क प्रतिष्ठा संबंधी समस्त व्यवस्था का संचालन करते थे; परल्तु 
कार्यों की वृद्धि बढ़ती ही जाती थी । नगर के सर्व श्रावक आगन्तुक दर्शक 
एवं सधर्मी बन्धुओं की शयन, स्नान, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्थायें 
अफुछवदन करते थे; परन्तु थकते नहीं थे। नगर में सर्व मुख्य मार्गों, 
मुहलों, मंदिरों, स्थानों पर गैस लगाये गये थे। महावीर-जिनालय के 
मण्डप में विद्युतू-प्रकाश का ग्रवंध करवाया गया था । रात्रि के समय प्रखर 


थगद में ४५ वां चातुमोसाथ विहार, अन्य काये और थराद में प्रतिष्ठ [ ३०१ 


विद्युत-पकाश में मरडप और नवीन-सा बना हुआ त्रिशिखरी जिनालय 
श्रतिशय शोभायुक्त अतीत होते थे । मर्डप में विराजित प्रतिमायें, रक्‍्खे हुये 
पट्ट और मर्डप के पर्दे ओर तोरण विद्युत्‌-प्रकाश में वस्तुतः श्रमरलोक का 
ही आभास करवाते थे । 


मण्डप में तीर्थादि के १४ पट्ट और ७७ प्रतिमाययें थी । तीर्थ-पट्टों 
में भगवान्‌ महावीर के सत्ताईस भवों का पट्ट एक नवीन सूक का परिचायक 
था और वह वहुत ही मनोहर वनाया गया था ।। ग्रतिमाश्रों में श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रसूरि-गुरुअतिमा जिसके अगल-बगल में एवं नीचे अन्य आचाये-- 
१ श्रीमद्‌ धनचन्द्रसूरिजी २ श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी ३ श्रीमद्‌ उपा० मोहन- 
विजयजी ४श्रीमद्‌ यतीन्द्रसूरिजी ५ श्रीमद्‌ गुलावविजयजी की प्रतिमायें उस 
ही एक ही प्रस्तर में निर्मित की गई थी, वे वडी ही कलापूर्ण एवं अद्भुत 
प्रतीत द्वोती थी । 


खयंसेवक दल का कार्य भी अति ही सराहनीय था। उनकी 
छ 6 (6 
कार्य तपरता, निरालखता, श्रद्धापूवक कर्त्॑व्यनिष्ठा मुझ को प्रभावित किये 
बिना नहीं रही । 


श्री यतीन्द्र जैन सगीत-वेरड, थराद ने संगीत एवं उत्सव सम्बन्धी 
कार्यों को बड़ी ही तत्परता से निर्दहित किया था । थोडे समय में बैणड- 
पार्टी ने वेण्ड बजाने में असाधारण कुशलता प्राप्त करली थी | तालय्य॑ यह 
है कि थराद की समस्त जैन जनता आवालबृद्ध स्त्री-पुरुप सर्व दत्तचित्त 
होकर प्रतिष्ठोत्मव की व्यवस्था में लगे हुये थे । 


श्री भूदर भाई जबेरी का परिश्रम वस्तुतः लिखने योग्य है। वैसे 
तो समस्त थराद-संघ ही प्रतिष्ठा सम्बन्धी व्यवस्था में जुटा हुआ था; लेकिन 
इस व्यक्ति का कार्य और उसका निर्वाह अत्यन्त ही प्रभावक और अब- 
लोकनीय था | मण्डप की बगल पर एक कोण में एक कुटी बनाई गई 
थी, उसमें यह दृढ़ व्यक्ति बैठा रहता था। हाथ में नोट, जेब में नोट, 
पलंग पर नोटों के थौक और क नोों से उबका हुआ । जिसने मांगे 


३०२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि - जीवन-चरित 


उसको दे दिये और जिसने दिये उससे ले लिये । अद्भुत स्मरणशक्ति देगे 
श्रौर लेने में । विलंब एक क्षण का नहीं । आये हुये की पूरी बात सुने और 
जाने वाले का पूरा कार्य करे । मुख पर अक्षुरण प्रफुछता, थकान की रेखा 
तक नही और व्यक्ति क्षीणकाय एक पसल्ली । इस दु़ात्मा ने तन से तो योग 
दिया ही, लेकिन द्रव्य से भी अर्धलक्ष से ऊपर व्यय करके संभाग लिया। 
इस दढ़तात्मा में गुरुमक्ति का प्रबल तेज था, जो प्रतिपल्ल चमकता था श्रोर 
प्रस्फुटित होता रहता था। 


प्रतिष्ठा के अंतिम दिन पर चरितनायक को एक दम असह्य ज्वर 

हो गया । कारण इसका अतिशय थकान थी । ग्रतिष्ठोत्सव भर अविरल श्रम 

करना, दर्शकंगण को दर्शन देना, ग्रतिष्ठा सम्बन्धी 

चारितनायक का. क्रिया-काण्ड का सम्पन्न करवाना आदि इन श्रमसाध्य कार्यों 

बीमार होना और से आप की थकान बढ़ती ही गई । वैसे आप में अशक्ति 

संघ की सराहनीय तो पूर्व से थी ही, एक दम आपभ्री बीमार हो ग्ये 

सेवा | मरुधर-देश की और वह ही ज्वर पुनः निमोनिया में परिवर्तित हो 

ओर विहार गया। थराद के संघ ने आपश्री के उपचार में अपने 

की लगा दिया और ऐसी सुन्दर एवं समुचित उपचार 

की व्यवस्था की कि आपश्री के खस्थ होने में समय तो लगा; परन्तु संघ 

के सोभाग्य से आपश्री पूर्ण खस्थ हो गये और निदान आपश्री ने अपनी 

साधु-मण्डली के साथ में मरुधर-प्रदेश की ओर वि०सं> २००६ वै०कृ० ८ 
को सानंद विहार किया । 


लेन-प्रातिमा लेख-संग्रहः -- चरितनायक और लेखक” प्रकरण में 

इस पुस्तक के बारे में कुछ कहा जा चुका है। यह पुस्तक प्रतिमा-लेख संबंधी 
प्रकाशित अद्यावधि पुस्तकों में अपना मी स्थान रखती है। 

वि०से० १००८ में अनुक्रमणिकायें, अनुवाद, अवलोकन से यहडमलीविप 
प्रकाशन सज्जित हैं । भावनगर, श्री महोदय प्रिं० ग्रेस से मरुपर- 
देशान्तर्गत बालीनगरवासी प्राग्वाटज्ञातीय सौधम- 

वृशत्तपगच्छीय ख्वेताम्बर जैन संघ द्वारा प्रद अर्थ-सहायता से श्री वतीरे- 


$ कु रच डे न [ 
थगद में ४५ वां चातुर्मासाथ विहार, अन्य काय और थराद में प्रतिष्ठा | ३०३ 


साहित्य-सदन, धामणिया (मेवाड़) ने उत्तम कागज पर छपवा कर पक्की 
जिल्द में इस दी वर्ष इसको ग्रकाशित की है। ए०सं० ३१९ । मूल्य रू० ३) 


“चरितनायक ओर लेखक प्रकरण के वाचन से पाठक समझ 

गये होंग कि गुरुदेव की मेरे पर कैसी सुद्ृष्टि रही । मेरा साहित्यिक काय 

अक्षुरण-प्रगतिशील रहे और अर्थ-कष्ट के कारण उसकी 

लेखक को पाच हजार गति में रुकावट उत्न्न नहीं हो जावे इस पावन उद्देश्य 

रु० की भेंट और को दृष्टि में रखकर गरुदेव ने ता० २० मार्च सन्‌ १६५२ 

श्री य्तीन्द्र-साहित्य- को थरादनगर से पत्र लिख कर भेजा, जिसमें इस प्रकार 

सदन, धामाशिया को स्वहस्त से लिखा, तुमको श्री यतीन्द्र-साहित्य-सदन, 

हद नाव धामणिया (मेवाड़) द्वारा प्रकाशित होने वाले ग्रथों के 

प्रति ग्रकाशनार्थ रु ५०००) पांच हजार भेंट रुप से 

अर्पित करवाये जाते हैं, सो स्वीकृत करना और यह निधि अंथ प्रकाशन में 

ही व्यय हो ऐसी हमारी इच्छा है। शुभमस्तु ।' गुरुदेव ने यह अमूल्य 

भेंट देकर मेरा मूल्य कितना बढ़ाया, मेरे भविष्य में कितनी आशा बांधी 

तथा श्री यतीन्द्र-साहित्य-सदन की नींव कितनी सुदृढ़ की यह सर्व सिद्ध 

करना अब मेरे पर निर्भर रह गया है। यहाँ तो पाठकों के समक्ष यह ही 

प्रकट करना है कि चरितनायक के हृदय में समाज में उदय होने वाले 

होनहार दिखाई देते हुये युवकों के प्रति कितना गहरा भुकाव है और 
साहित्योन्नति के लिये आपकी कितनी ऊची दुष्टि है। 


थराद से श्री भांडवपुर तीथ ओर वहाँ से बागरा तक का 


विहार-दिग्दशन 
ग्राम,नगर अतर कुल आवादी जैन घर मंदिर व धर्मशाला दिनांक 
नाणदेवी ॥ ० ० ० वे० कृ० ८ 
जाणदी. ४ १२५ हज ९ 
द्थवा ४ १४० ३० पर्मगालागत मंदिर. १०-११ 
मागरोल २॥ १५० ४ 6 


१२ 


३०४ ] 


पीलुड़ा 
करवोन 
नारोली 
वाधाहन 
वाकिडाऊ 
हनुमान 
पारपड़ा 
सांचोर 
कारेला 
जाखल 
हरियाली 
भादरून 
दोड़ाउ 
बाली 
मोरसिम 
धूमड़िया 
वागोड़ा 
दाधाल 
तलोड़ा 
सुराणा 
भांडवपुर 
मेंगलवा 
पोणा 
ऊनड़ी 
पाथेड़ी 
थल्षवाड़ 
धाणसा 
सेरणा 


२ 
७॥। 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


१७५ 
१७9४ 
१२४ 
&० 
८० 


उजड आम 


छ० 


१०००५ 


० 
१२४ 
१७४ 

८० 
२०० 
२०० 
५०० 
३०० 
३५० 
३०० 
२४० 
३०० 
३०० 
२०० 
२५० 
२३० 
३०० 
१४० 
६०० 
२०० 


(५ 
१४ 
१० 
९० 

७ 


छ 


२०० 


२४ 
१५ 

६्‌ 
११ 
२० 
१०० 
३५ 
६ 9 
रबर 
१७ 
९७० 
७५ 
४४ 
३० 
३५ 
२० 
ब््छ 


१५ 


१ ग्रहमन्दिर बे० कु० १३-१४ 


१ धर्मशाला ३० शु० १ 
१ गृहमन्दिर बे० शु० २-३ 
१ धर्मशाला ४-१ 
० ् 
७ 9० 
० ० 


३ जेन मन्दिर ८-११ 
एक जैनधर्मगाला १२ 


ध १३-१५ 
१ जिनालय ज्येष्ठ कृ० १ 
० २ 
० ३-४ 
१ गृहमन्दिर ५-८ 
२ गृहमन्दिर १० से शु० २ 


१ गरृहमन्दिर. ब्येष्ठ शु० ३ 
१ शिखरबद मंदिर ४-५ 


१ ५) ७८ 
१ एक गृहमंदिर €& 
१ रे १०-११ 


? जिनालय १२ आ० #$्ृ० १ 
१ शिखरबद्ध जिना,आ.क्ृ० ३-४ 


१ गृहमंदिर ५-६ 
१, ७-८ 
१ छोटा देवालय ९-१० 

० ११-१२ 


२ शिखरबद्ध जिना० !३से गु०२ 
१ शिखरबद्ध ,, ३ 


कप ५ के बढ 
थराद में ४५ वा चातुर्मासाथ विद्वार, अन्य काय और थराद में प्रतिष्ठा [ ३०५ 








सुरत ४ ४५१९५ ७४५ १ जिनालय आ० शु० ४ 

सरा २ २०० २३२० १ जिनालय 

बागरा ६ १००० २५० २ सशिखर जि० ््से 
१३१४॥ ८१४४ १२९४ ३२ १ मास १४ दिन 


उपरोक्त विहार में उल्लेखनीय वर्णन निम्न प्रकार हैः -- 


चरितनायक ने वे० कृ० & को अपनी साधुमणडली एवं शिष्यवर्ग 
के साथ में थराद से विहार किया | थराद के लगभग ७४ श्रावक श्रोर 
श्री यतीन्द्र जैन बैर्ड के १८ युवक चरितनायक के साथ में थे, जो यथपि 
धीरे २ कम होते रहे; परन्तु करवोन तक थराद के कतिपय श्रावक साथ 
रहे । थराद वालों ने दूधवा में २-२ सेर शक्कर की प्रभावना, मांगरोल में 
थराद, पीलूड़ा, वामी, कुंभारा, लेडमेर आदि आमों की ओर से २-२ पेर 
शक्कर की ल्हाड़ियों, पीलूडा में थराद वालों की ओर से खामी-वात्सल्य और 
ग्राम वालों की ओर से ११ ग्यारह रहाड़ियाँ, करवोन में थराद वालों की श्रोर 
से एक नवकारशी और ग्यारह ल्हाणियाँ हुईं। थराद वालों की चरितनायक में 
अगाध भक्ति एवं श्रद्धा है का परिचय उक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। 


नारोल और वाधाहन के ठाकुरों ने चरितनायेक के व्याख्यान से 
प्रभावित होकर मांस-मद्रिा-सेवन का आजीवन त्याग किया । 


वांकड़ाऊ में कई-एक कृषकों ने सूड ( खेत में एकत्रित किया हुआ 
कचरा, जिसमे असंख्य जीव छिपे हुये रहते हैं ) को जलाने का त्याग किया । 


धराद का श्री यतीन्द्र जेन वेए्ड और २१ श्रावक साचोर तक साथ 
आये । यहाँ से वे लोग विसर्जित होकर थराद लौटे । साचोर तक के ग्रामों 
में श्री वरतीन्द्र जेन वैरड-मण्डल के कारण श्री चरितनायक का पुर-प्रवेश 
का ठाट बड़ा ही आकर्षक और मनोहर होता रहा तथा प्रत्येक आम में 
बंरड-मण्ठल के युवक रात्रि को प्रभुभक्ति भी करते रहे । निस्संदेह वे सर्वे युवक 


हार्दिक धन्यवाद एवं सराहना के पात्र हैं । 
३९ 





३०६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरितं 


जाखल में श्रे० कनुजी ओर खेंगारजी ने अपनी २ धर्मपत्नियों के 
सहित यावज्जीव सविधि चौथा व्रत ग्रहण करके श्रीफलों की ग्रभावना दी। 


देउड़ा में जाखल, हरियाली, थराद, बागरा के श्रावकों की ओर से 
२-२ सेर शक्कर की प्रभावनायें हुईं । 


बाली ( साचौर ) में जेन संघ में दो पक्ष पड़ रहे थे । चरितनायक 
के श्रम एवं उपदेश से संघ में मेल हो गया । वहाँ के ग्रह-मन्दिर में चरित- 
नायक ने वि० सं० १७४४ वे० शु० ७ की प्रतिष्ठित श्री पार््वनाथर्बिंब 
ओर श्री चन्द्रग्रभ-बिंब तथा बालीसंघ द्वारा स्वयं चरितनायक के कर- 
कमलों से वि० सं० १९९८ में प्रतिष्ठित करवाई हुई श्री वासुपूज्य-प्रतिमा 
को ज्येष्ठ कु० ६ के दिन विजय मुहूर्स में घूमधाम-पूर्वक संस्थापित किया । 


_ मोरसिम बड़ा ग्राम है। यहाँ आपश्री लगभग ७-८ दिवस पर्यत 
विराजे । यहाँ चरितनायक के व्याख्यानों का अच्छा प्रभाव रहा । यहाँ के 
ठाकुर साहब की ठकुराणियों ने चातुर्मास में रात्रि-भोजन एवं हरा शाक का और 
एकादशी को राजिभोजन का एवं आजीवन मदिरा और मांस के सेवन का त्याग 
किया । यहाँ ही भीनमाल, थराद, बागरा, धाणसा,वागोड़ा, धूमड़िया, बाली 
आदि ग्रामों के संघों की ओर से ७५ श्रवक आचाय श्री के दशनार्थ आये। 
इन स्व की ओर से यहां २२ ल्हाणियां हुईं तथा बालीवासी शाह प्रभुलाल 
तोलाजी, शाहं० हजारीमल केवलाजी और शाह फोजमल गमनाजी इन तीनों 
सज्जनों की ओर से तीन नवकारशियां हुईं । 


भारडवपुर में चरितनायक ज्ये ०शु० १२ से आधषाढ़ क्ृ० १ तक विराजे। 

यहाँ पर आहोर, जालोर, बागरा, आकोली, धाणसा, भीनमाल, मोरप़िम, 
वागोड़ा, दाधाल, मेंगलवा, जीवाणा, पोणा, पायेड़ी 

चातुर्मास के लिये आदि आमों के श्रीसंघों की ओर से लगभग ४०० अ्ंति- 
विनातियां और बायरा निधि उपस्थित हुये और इस वर्ष के चातुर्मास के लिये 
को और विहार उनकी ओर से विनतियों हुईं । चरितनायक ने कारण-कार्य 
पर विचार करके बागरा के संघ की विनती खीकार की 

श्रौर फलतः वि०सं० २००६ का चातुर्मास बागरा में होने की जय बोली गई । 


ध्याख्यान-वाचस्पति चरितवायक औमद विजययतीच्द्रसरीश्वर्जी महाराज 








है _ ! 
ब्रागग चानुमाल के अवसर पर बि८ स० २० 


ह् 
धजअज 


ए 


| 


जे 


र मुनि श्री विद्याविजयजी महारा 


अंतेवासी शिष्यव 


किस 
के 


हे 


क ओर गुरुदेव 


रितनाय 


च्‌ 








7 /# 





45% भर 
3 5 


२००९ _ 


स्स> 


अवस्यसर पर _ दि० 


/ा 


बागरा चातुसमोस 


बाग में ४६ वां चातुमास और चरितनायक को मृत्रावरोध की बीमारी [ ३०७ 


चरितनायक यहा से विहार करके मेंगलवा, पोणा, ऊनड़ी, पाथेड़ी, 
थलवाड, धाणसा, सेरणा, सरत, सूरा आदि ग्रा्मों में विचरते हुये कही एक 
ओर कही दो दिनों का विश्राम लेते हुये आपाढ़ शु० ६ को बागरा में 
पहुँचे । 


वागरा में ४६ वां चातुर्मास ओर चरितनायक को मूत्रावरोध 
की बीमारी 


-त्रि० सं० २००९ 


छे 

चरितनायक का आधषाढ शु० ६ को पुरथवेश बागर-संघ ने धूम- 
धाम से करवाया । चातुर्मास भर चरितिनायक ने व्याख्यान में 'श्री उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र” का पाचवा अध्ययन ओर भावनाविकार में श्री प्थ्वीचन्र-चरित' 
का वाचन किया | आप ही के सदुपदेश से पुरानी धर्मशाला का जीणोद्धार 
करवाना तथा श्री पारश्वनाथ-जिनालय को श्रृंगार-चौकी का निर्माण लगभग 
एक लक्ष रुपया व्यय करके करवाना वागरा-संघ ने स्वीकृत किया और उसको 
कार्यान्वित भी कर दिया । आपभ्री के सदुपदेश से अन्य धार्मिक व्यय;-- 

वागरा-संघ न जालोर दुर्गस्थ जिनालयों के जीरो द्वारा रु० १००००), 

कोर्यजीतीर्थ के जीणोॉद्धारा्थ रू० १००००), 

साधुओं के अभ्यासार्थ रू० ३०००), 

श्री भारडवपुरतीर्थ के जीणोंद्धारार्थ रु० ५०००), 

जम्बूनिया के चैत्यालय के जीर्णोद्धारा् रु० ४००), 

वासा के मदिर के जीर्णेद्धारा्थ रु० ५१) अ्रप॑ण किये । 


चातुर्मास में चरितनायक्र को एकदम मृत्रावरोव का रोग हो गया। 


३०८ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि---जीवन-चरित 


यह रोग आपभ्री को पूर्व भी २-३ बार पीड़ित कर चुका था। बागरा के संघ के 

प्रमुख श्रावकों ने उपस्थित होकर चरितिनायक से इस 

चरितनायक का रोग का पूर्ण उपचार करवा लेने की पआशथंना की। 

बीमार पड़ना और चरितनायक ने भी वह प्रार्थना स्वीकार करली । 

बागरा-सघ की. निदान जालोर के सहायक डाक्टर के द्वारा ऑपरेशन 

सराहनीय सेवा करवाया गया और कई सप्ताह पर्यत उपचार चलता रहा। 

बागरा-संघ ने गुरुदेव के इस रोग को सर्वेथा निर्मल करने 

में व्यय पूरा २ किया | ता० ६ अक्टूबर के दिन गुरुदेव को मृतत्याग में 
दर्द उपन्न हुआ था, उस दिन लेखक भी वही उपस्थित था । 


मूत्ररोग से खस्थ होने में चरितवायक को लगभग तीन मांस लग 
गये, तब तक शरद ऋतु भी आगई । शरदु-ऋतु में अशक्ति के कारण चरित- 
नायक विहार अब नहीं कर सकते हैं, अतः सरदी पर्यत आपकश्री बागरा में 
ही विराजे । चे० कृ० ३ को आपश्री ने बागरा से अपनी साधु-मण्डली के 


सहित विहार किया और आकोली पधारे । आकोली से आपश्री सियाणा 
पधारे । 


बनना. अऑनननन-अ» 


भाण्ड वपुर तीथ में चेन्री पूर्णिमा का मेला और प्रतिश्टेत्सव 
वि० सें० २०१० 


भारडवपुरतीर्थ में प्रति वर्ष चेत्री पूर्णिमा का मेला होता है । वह मेला 
या तो दियावटइ-पद्दी की ओर से किया जाता है या कोई श्रीमंत श्रावक की 
श्रोर से आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष का मेला सियाणावासी गाँधी 
मुथा अचलदासजी की ओर से भराया जाने वाला था। इन दिनों में आचार्यश्री 
अपनी साधु-मर्डल्ली के सहित सियाणा ही विराज रहे थे। मुथा अचल 
दासजी ने चरितनायक से चेत्री पर्णिमा की यात्रा करने की प्रार्थना की श्रौर 
चरितनायक ने श्रद्धापूर्वक की गई उक्त विनती को खीकार किया। आपश्री 


भार्डवपुर तीर्थ में चेन्री पृ्िमा का मेला और प्रतिष्ठोन्‍्तथ [ ३०९ 


यद्यपि अ्रभी २ बीमारी से उठे हुये ही थे ओर अशक्ति भी पूरी २ दूर: नहीं 
हुई थी, परन्तु आप में सदा यह खभाव देखा गया हे कि आप भक्तों की 
श्रद्धापर्ण विनती को बहुत ही कम अखीकार करते हैं। 


चरितनायक सियाणा से विहार करके चेत्री पूर्णिमा के मेले के अव- 

सर पर श्री भारडवपुर तीथ्थ पधार गये। साथ में मुनिश्री ल्क्ष्मीविजयजी, 
मुनिश्री विद्याविजयजी, मुनिश्री सागरविजय जी, न्‍्य|यविजयजी, कान्तिविजयजी, 
सौभाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, देवेन्द्रविजयजी, रसिकविजयजी, मंगल- 
विजयजी और यशोविजयजी थे । दियावइ-पद्दी के ग्रामों के संघों की ओर 
से चरितनायक का ग्राम-प्रवेश बड़े ही ठाट से करवाया गया । दियावद्ड-पट्टी के 
२४ ग्रा्मों ही के संघ वहाँ चेत्री पूर्णिमा पर उपस्थित थे। उक्त पट्टी के संधों ने 
एकत्रित होकर तीर्थ की प्रतिष्ठा कराने का प्रस्ताव पास किया और चरित- 
नायक से प्रतिष्ठा निकट भविष्य में ही कराने की उन्होंने प्रार्थना की। इस समय 
तक तीर्थ का जीणोद्धार भी लगभग एक लक्ष रूया लगकर पर्णप्राय हो 
गया था श्रीर फल्ञतः प्रतिष्ठा करने का विचार समयोचित ही था । चरित- 
नायक ने संघ की प्रार्थना खीकार करल्ली और ज्येष्ठ शु० १० सोमवार का 
प्रतिष्ठा-मुहूर्त# निश्चित करके जय बोली गई। प्रतिष्ठा के मुहूत्तं-दिविस में अब 


लग्न-पुहृत्त-पत्रिका-- 


# श्री महावीराय नम', श्रीगीतमाय नमः । श्री ऋद्धि घृद्धि जञयो मंगल्ाम्युदयश्र | 
भादित्यादा: अ्रहा सर्वे सदाशय सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्थेपा छूम्नपत्रिका | श्रीमन्‍नपति 
द 


लुग्नकुएड ली चक्रम्‌ नवाशकुणडली चक्रग््‌ 


4 ल >> न रन सन नमन पयपननत न न पे नमन कक नननओ न धर-न मर अतन +>नननोकान "ना -टसलाण ० प8क पल-अन»नसपनकछ, स्‍ध्छफी+४डओडअ ल्  आ लअअइडओडस चित जनत+-.......... 


3०० ् श् 
चच॑ ् च> हे ८ 
पु 





३१० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


अधिक दिन नहीं रहे थे, अतः चरितनायक का वंहीं विराजना संभव रहा 
ओर प्रतिष्ठा संबंधी सर्व तैयारियां एवं कार्यवाही आपश्री की तत्वावधानता 
में ही विशेषतः मुनिराज विद्याविजयजी के सहयोग ओर सम्मति के अनुसार 
दियावइ-पट्टी का संघ करता रहा, जिसका संक्षिप्त परिचय निम्नवत्‌ है। 


मेले के विसर्जित होते ही पट्टी के २४ ग्रामों के संघों की बेठक 
हुई और पट्टी के आमों के २४ प्रतिनिधियों से व्यवस्थापिका अतिष्ठा-समिति 
का प्रथम निर्माण हुआ और तत्श्वात्‌ तुरंत ही उन्हीं सदस्यों की नायकता 
में उपसमितियों का निर्माण करके प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्यों का समुचित 
विभाजन किया गया। समस्त दियावट्ट-पट्टी अब इसी कार्य में लग गई । जहां 
चौबीस ग्रामों के संघ एकमत होकर किसी कार्य को उठा लें, वहां उस कार्य 
के होने में क्या शंका रह सकती है ? फल यही हुआ | थोड़े ही दिलों में 
सुन्दर एवं मव्य मण्डप की रचना हो गईं, ग्राम में ठौर २ नये विश्राम- 
स्थलों की रचना की गई, ग्राम के बाहर शिविर, चाँदनियाँ लगाकर सहसों 
यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। मोजन बनाने- का स्थान और 
भोजन कराने का स्थान ४०००० वर्गफीट क्षेत्रक्त का रक्‍्खा गया था। 
इसका अधिकांश भाग चारों श्रोर एवं ऊपर चाँदनियों से ढक दिया गया था। 
आकर्षक एवं वर्णनीय विशेष यह रहा कि ग्राम की समस्त अजैन जनता भी 
अपने-अपने घरों को खाली करके अपने २ कुओं और अरठों पर जा बसी 
ओर अपने घरों को प्रतिष्ठोत्सत के अवसर पर आने वाले यात्रियों के ठहरने 
के लिये पूर्ण खाली छोड़ दिया | यह सहानुभूति एवं सहयोग श्रन्यत्र बहुत 
ही कम देखने में आया होगा । श्रीसंघ ने भी आमवासी जनता का उतने ही 
अच्छे माप पर संमान रक्खा था । कहने का ताल यह है कि समस्त पट्टी 
'पिक्रमाक संबत्‌ २०१० शाल्वाहन कृत शाके १८७५ वर्ष मासोचमेमासे ज्ये्टमासे छुने घबल- 
पक्षे दशम्यां तिथी चन्द्रवासरे घटी ७।४ चित्र नक्षत्रे घटी ३२० पर स्वातिनक्षत्रे घटी ७२७ 
परिधयोगे घटी १॥१३ परं शिवयोगे घटी ०७५४ गरकरणे घटी ५७ एवं पंचाप्न छुद्धावत्रदिने 


श्री सूर्येद्यात्‌ इ्घटी १३-४१, दिनमाच घटी ३४-३८ रात्रिमान घटी २५-४५ सिहलग्त वह- 
मानायाँ तत्समये श्रीमाण्डवपुर-प्रहावीर जिनचेत्ये विम्बप्रतिष्ठावण्डध्वजकलूशारोहणमुहूर्त्तम। 


08 २०१० जेठ सुदि ५० सोमवार को शुभ लग्नांश में जिनप्रतिमा, गुरु एव अधि 
छायक मृतियाँ--. 





९३ ०0 फे ० "3७ सकड एूट धार]४ “१६2 38॥998६ [६ ५950:0-छि4> कण ॥20327:%-०»8] 2(0& ५2॥०॥/203|# /2|४2/>॥॥2-2|/?20|।72 


य, भाणडवपुर तीथ 


र्र 


लें, 


ल्‍्<ः बप् 
श्री महावीर: 


करा 


रा 


तन 


है 20 75 का, 


ना 
73 


ह्भ 


पर 
मम + 
लक रनल « 22) 
पका मे 
॥ 





२०२५०. 


स्व७ 


अयचस्तर पर चि० 


भाश्डववुर तीथ में चेत्री पृणिमा का मेला और प्रतिष्ठोत्सत्षन।. ३११ 


एवं समस्त भाणडवपुर इसी कार्य में एकमत एवं एकमम्त होकर लग गया था। 
थोड़े दिनों के लिये छोटा-सा भारडवग्राम सचमुच एक नगर की शोभा को 
ग्रहण कर चुका था। उद्घोषक-यंत्र (लाउड-स्पीकर) और विद्यत्‌-प्रकाश की 
व्यवस्था ने उसको परा नगर बना दिया था। भग्रतिष्ठा-महोत्सव की कंकुम- 
पत्रिका भारत भर में फेली हुई अपनी समस्त समाज को भेजी गईं थी । पट्टी 

श्रीमत जन ने इस उत्सव पर अपनी सम्पत्ति का भी खूब खुले हृदय से 
दान किया था । 


व्यवस्थापिकाअतिष्ठा-समिति की प्रथम बैठक वैशाख शु० १४ को 
शुभ मुहूर्त में हुईं थी ओर उस प्रथम बैठक में ही अच्छी रकमों का चढ़ावा 
हुआ जो सचमुच प्रशंसनीय एवं उल्लेखनीय है और उसमें पट्टी में रहे 
हुये श्रीमर्तों की हार्दिक सदुभावना, तीर्थ के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का 
परिचय मिलता है। 


रु० २७००१) मेंगलवानिवासी शाह हेमाजी, वेजराजजी, मिश्री- 
मलजी, गेवचंद्र, जुगराज, वेटा-पोता खीमाजी ओत की ओर से मिती ज्ये० 
शु० १० को नवकारशी । 


रु० १७४० १) मेंगलवानिवासी संकलेचा शाह सांगरमलजी, तारा- 
चन्द्रजी, नेणमलजी, गुणेशमल, जेठमल, वस्तीचन्द्र, बेटा-पोता परागजी श्रोत 
ओर से मिती ज्ये० शु० ११ की नवकारशी । ' 


रु० ६०० १) दाधालनिवासी कोटा शा० समर्थमलजी, हीराचन्द्रजी, 
चंद्नमलजी, डाऊलाल, अमीचन्द्र, बेट-पोता मुलताणुजी ओत की ओर से 
वरघोडा (वानोला) ज्ये० शु० ३ प्रातः समय । 


रु० ४५४०१) दाधालनिवासी वीरवाड़िया शा० हिम्मतमलजी 
युन्नीलालजी, चतरचन्द्र, राणमल, सोहनलाल, बटा-पोता पेमाजी की ओर 
से वरघोड़ा (वानोला) ज्येष्ठ ३ सायंकाल को । 


रु० ५००१) मेंगलावानिवासी संकलच। शा० सागरमलजी, कालू- 


३११ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवच-चरित 


चन्द्र, डूडरस्मल, बेटा-पोता हीमताजी की ओर से वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० 
शु० ४ प्रातः समय । 


रु० ४५४० १) मेंगलवानिवासी संकलेचा शञा० ल्ादाजी, हरकाजी, 
सांकलाजी, वागुलालजी, कुन्दनमल, पारसमल, भंवरलाल, लक्ष्मीचन्द्र, मनोहर- 
मल, सुमेरमल, जुगराज, सोनमल, हीराचन्द्र, चन्दन॑मल, मांगीलाल, बेय- 
पोता सदाजो की ओर से वरघोड़ा (वानोल) ज्येष्ठ शु० ४ सायंकाल । 


रु० ५१०१) जीवाणानिवासी चतुरगोता बोहरा शाह० शुकराजजी, 
भंवरमल, धांगड़मल, कानमल, बेथ-पोता जीवाजी ओत की ओर से वरघोड़ा 
(वानोला) ज्येष्ठ गु० ४ प्रातः समय । 


रु० ४६०१) ऊनड़ीनिवासी बाफणा शा० जवानजी, भेराजी, 
सूरजमल, वस्तीमल, घेवरचन्द्र, उम्मेदमल, कानमल, देवीचन्द्र, बेट-पोता 
फूसाजी ओत की ओर से वरघधोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० ५ सायंकाल | 


रु० ५७०१) मेंगलवानिवासी संकलेचा शा० नेणमल, पारसमह, 
वेटा-पोता जूठा ओत की ओर से वरघोड़ा (वानोला) मिती ज्ये०शु० ६ प्रातः । 


रु? ४४०१) सूराणानिवासी गदेयापारख शा> केसाजी, सोन- 
मलजी, ऋषभचल्द्र, थानमल, मुन्नीमल, चंपालाल, बेटा-पोता कुंबाजी श्रोत 
की ओर से वरघोड़ा (वानोल) ज्येष्ठ शु० ६ सायंकाल । 


रु० ५५०१) ऊनड़ीनिवासी बाफणा श्ञा० हिमताजी, मूलाजी, 
बेटा-पोता करताजी की ओर से वरघोड़ा (वानोला) ज्ये०्शु० ७ प्रातः समय । 


रु० ५५०१) मेंगलवानिवासी संकलेचा शा० छजाजी, माणकजी, 
त्रिल्ञोकचन्द्र, हीराचन्द्र, दुधमल, मीठालाल, समर्थमल, कुशालचन्द्र, वेटा- 
पोता जवानजी की ओर से वरघोडा (वानोला) ज्ये० शु० ७ सायंकाल। 

रु० ६१०१) पाचेडीनिवासी श्रीपति राठौड श्ा० वहाजी मुल- 


तानमल, सुखराज, सुमेरमल, त्रिलोकचन्द्र, मनोहरमल, बेटा-पोता भगाजी की 
शोर से वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० ८ प्रातः समय । 


भाण्डवपुर तीथे में चेन्री पूणिमा का मेल्रा और पतिष्ठोत्तवत [ ३१३ 


रु० ६१०१) सुराणानिवासी गाधी मुथा शा० सिरेमल, मिश्रीमल, 
दरगचन्द्रजी, सुखराजजी, लछुमण्राज, बेटा-पोता गोदाजी ओत की ओर से 
वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० ८ सायंकाल । 


रु० ७७० १) सूराणानिवासी चतुरगोत्रीय बोहरा शाह रूपाजी, 
श्रोग्मलनी, जीतमल, चम्पालाल, बेटा-पोता जयरूपजी ओ्रोत की ओर से 
वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० & प्रातः समय। 


रु० ६५०१) ऊनडीनिवासी पालरेचा शा० मुलताणुजी, खंगारजी, 
सिरेमल, अनाजी, वस्तीमल, मानमल, रिखबाजी, गोबाजी, बेटा-पोता 
राजींगजी श्रोत की ओर से वरधोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० & सायंकाल | 


रु० ७१०१) मेंगलवानिवासी संकलेचा शाह लादाजी, हरकूचन्द्र, 
सांकलचन्द्र, वागुल्ञाल, कुन्दममल, पारसमल, भंवरलाल, लक्ष्मीचन्द्र, मनोहर- 
मल, सुमेरमल, जुगराज, सोनमल, हीराचन्द्र, चंदनमल, मुन्नीलाल, बेटा- 
पोता सदाजी की ओर से वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु३ द्वि० 8 प्रातः । 


रु० ७०० १) मेंगलवानिवासी बालगोत्रीय शा० सुरतानी, वछाजी, 
जानुजी, साहेबाजी, सिरेमल, पुखराज,पछाणमल, सुकराज, रुपचन्द्र, ऊखचंद्र, 
देशराज,शुकनराज, मांगीलाल, धनराज, थानमल, वागुलाल, बेट-पोता बालाजी 
श्रोत की ओर से वरघोड़ा (वानोला) ज्ये० शु० ह्विं० £ सायंकाल । 


रु० ६१०१) ऊनड़ीनिवासी बालगोत्रीय शा० हीमताजी, तोलाजी, 
मिश्रीमल, बेटा पोता चेज्नाजी की ओर से शान्तिस्नात्रपृजा ज्ये०शु० ११ को। 


रु० १००१) पोणानिवासी श्रीश्रीमाल यशोधन शा० सुकराजजी, 
धनराजजी, बेटा पोता परतापजी ओत की श्रोर से कुंमस्थापना' ज्ये०्शु० ६ को। 


९० २५०१) मेंगलवानिवासी संकलेचा शाह हजारीमल, कुन्दनमत्, 
ताराचंद्र, पारसमल, कालूचंद्र, जुगराज, वेटा-पोता अनाजी की ओर से मंगल्- 
कलश -स्थापना ज्येष्ठ शुक्ला ७ को । 


एक ही दिन और एक ही बैठक मे उक्त प्रकार चढ़ावे की रकमों 
४० 


३१४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रतूरि--जीवन-चर्रित॑ 


के हो जाने पर सचमच उक्त रकमों के चढ़ाने वाले श्रीमंत एवं धर्मप्रेमी 
श्रावकों के प्रति आकर्षण का उत्पन्न हो जाना खाभाविक है । इसी ही प्रकार 
अन्य बैठकों में भी भारी रकमें आई थी ओर कुल आय तीन लक्ष से ऊपर 
हुईं बतलायी गई थी । समिति नेध्वजा चढ़ाने का अधिकार तीथ के निर्माता के 
चंशर्जों का जो अभी कोमता ग्राम में रहते हैं, उनका ही रक्‍्खा था-यह 
अत्यन्त सराहनीय निर्णय कहा जा सकता है। 


प्रतिष्ठा ज्येष्ठ शु० २ से प्रारम्भ हुई थी और कार्यक्रम ज्ये० शु० 
११ तक दसदिनावधिक चलता रहा था। नित्य वरधोड़ा निकलता था और 
उसमें थराद का “श्री यतीन्द्र जेन मर॒ड॒ल' सराहनीय सेवा बजाता था । नित्य 
रात्रि को श्री वर्धमान जैन बोर्डिन्न, ओसियां की संगीत-मण्डली प्रशुकीर्रन 
करती थी श्रीर जनता के चित्त को आह्वादित करती थी। सक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि दियावह-पद्टी के जेन संघ्‌ ने व्यय का विचार तनिक 
भी नहीं करके भोजन, शोभा-सामग्री पर विपुल घनराशि व्यय कीः थी | 
- लेखक भी इस उत्सव में सम्मिल्नित हुआ था, लेकिन अनवकाश के कारण 
ज्येष्ठ शु० ११ को सायंकाल को वहाँ पहुँच सका था। फिर भी-उत्सव की 
रूप-रेखा का अनुभव करने में एवं उसको अच्छी प्रकार जानने में कोई 
कठिनाई जैसी बात नहीं हो पाई थी । मीनमाल एवं जालोर के प्रगणों में 
इस प्रकार का भारी प्रतिष्ठोत्सव कई १०० वर्षों में भी नहीं हुथ्रा था 
और न सुना गया था-ऐसा इसके विषय में लोग कहते हुये सुने गये थे । 
चरितनायक के कर-कमलों से हुईं प्रतिष्ठाओं में उक्त प्रतिष्ठा का स्थान आय 
व्यवस्था एवं मान की दृष्टि से अनुपम कहा जा सकता है । 


विशेष ज्ञातव्य यहाँ और यह है कि इस प्रतिष्ठोत्सव में मुनि विध्ा- 

विजयजी का श्रम अधिक सराहनीय एवं उनका नाम स्मरणीय है। 

' चरितनायक अपनी ढलती हुई आयु एवं बढ़ती हुई अशक्ति के कारण 
उतना श्रम भी नहीं कर सकते थे ओर हर जगह भाग नहीं ले सकते थे 
उनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को मुनिराज विद्याविजयजी ने पूर् 
किया । प्रतिष्ठा समाप्त करके आपश्री वहाँ आपाढ क्ृ० ९ पर्यत और विराजें। 


४ 


2 |, छः न 
> है 4; 
है १ # # ऐप ह 

के, १९ ॥## # /2४ 


66 
ह2॥ 
६02 


222, 


ञल 5 


7 का. ई्‌ कक 
'9०(02 


॥॥|॥! 


१७०१, 


8०2 है है ह हा 


8454 3... 





का ः । कद बुत | 


|) 


+ 


चर 


हे 


' 


४. * >> जा अल अनार 





--प्रतिष्ठोत्सव के अवसर पर वि० सं० २०१०. 


०३०४० ?|+ ०7) +७ ++२६ कु. करेरस2)5--27]2 050४६ ॥> 





(पक आस ५ 





शा हे क्च्च 
न जे कक न ब्न 
के न ह् ई ह श् लोड. #७4ध्च >> हे कपास बस 
हा +4५ ध हर जे 5 चलजअ अं +ाफ “7 + 2. बज हल पलक न ब् बन. ०० हम हु 
सकी डक ५५ 5 (2 जा ऑि-भ++>.. >> हि बा 0 की _पय 8 न शक 
का खा + का के न बन गज 
क 0 2 90 78 32 58 27 32 ५४) , ७ च33 0:77 हट ०. ० ४- ६ ५4!“ जद” 7: कक न्‍+-+त++++- “+++५ +++----.. *८-४+5८5-...०..०२७....0२..०...ढ... ७. ४८ जलन्प्प्न्न्म्गन लत >2>न०+ 


( &8/९]|।५ ) 2॥% ॥9800#-20॥ ६ #>[० [६ 


[< 
जा ा 


सियाणा मैं ४७ वां चातुमास, मुनि वल्ढंमविजयजी का- निधन व दो दीक्षा [ ३१५ 


इस वर्ष का चातुर्भास सियाणा में होना निश्चित हो चुका था; अतः आधपाढ 
क० ९ को आपश्री मारडव आम से विहार करके मेंगलवा पधारे । मेंगलवा से 
बडली, थलवाड, धाणा, सूर नामक आरमों में एक-एक दिवस का विश्राम 
करते हुये आपषाढ़ कृ० १४ को बागरा पधारे। बागरा से आपाढ़ शु० २ 
को विहार करके आकोली पधारे । आ्राकोली में मी आपश्री पंचमी पर्यत विराजे । 
वहों से आपाद शु० ६ को विहार करके सियाणा पधार गये । 


सियाणा में ४७ वां चातुर्मास, मुनि व्लभविजयजी का 
देहावसान ओर दो मुनि-दीक्षायें 
वि० से० २०१० 


न शक 
?-”  चरितनायक का सियाणा में चातुर्मासार्थ पुर-अवेश आपाढ़ शु० ६ 
शुक्रवार को बड़े ठाठ-बाट एवं धूम-धाम से हुआ ।-चातुर्मास भर बड़ा 
. * ठाट रहा । शारीरिक श्रशक्ति के कारण श्रव आपक्री 
आगाट-इतिहाप व्याख्यान-परिषद्‌ में दो या तीन घंटों के लिये बैठ नहीं 
: द्वितीय भाग! सकते थे, अतः आपभ्री की आज्ञा से व्याख्यान मुनिराज 
के लिखाने का निश्चय न्‍्यायविजयजी प्रायः वाचते थे और विशेष पर्व एवं तिथियों 
।! पर आपक्री व्याख्यान देते थे । चातुर्मास में लेखक भी 
आपक्री के दर्शन करने के लिये दो बार गया था । एक बार श्री ताराचन्द्रजी 
मेघराजजी, मंत्री: श्री आ्राग्वाट-इतिहास-प्रकाशक-समिति, स्टेशन राणी के 
सांध । श्री ताराचन्द्रजी और मेरे बीच नगर्य परन्तु विवादास्पद कुछ 
नवीन प्रघव उठ खड़े होने पर हम दोनों उनका निर्णय कराने के लिये 
चरितनायक की सेवा में उपस्थित हुये। आपश्री ने न्याय को तोल कर 
अपना निर्णय दिया जो हम दोनों को मान्य हुआ । लेखक आपके उस 
न्याय एवं सत्यप्रेम की यहाँ मूरि २ प्रशंसा करता है; इसलिये नहीं कि वह 
निर्णय पूर्णतः मेरी भावना के अनुसार रहा; परन्तु केवल इसलिये कि उस 


ही दे कं नै पर 

कक है ८ विश्री की 
0 । कक के लेखन- 
'प्रा० इति० 






ही केशमके लिये 


400 हो 5 न हक 2 पी । 

कप लि अलग पही २००) मासिक 
हा (ये समिति के ऊपर रक्खा गया। इस प्रकार 
क्षरबाव" ५५ भाग का रचना, नयी भी आपश्री की 
प्रमुखता में ही हुआ | 


द्वितीय बार जाने का कारण अर 
था । यह चरित सन्‌ १९५१ में ही दस 
था; परन्तु लेखक को 'श्राग्वाट-इतिहास 
नायक को इसको शआरादि से अंत तक प 
परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का 
धि।. ००९ में बाग में हुये चाह 


हे उपस्थित हुआ था, 
ब्‌ हो उठे और वह 
सका । इस वा 
याणा पहुँ 
व्‌ थाजो 
देखा 


क्तयों 


सियाणा में ४७ वां चातुमोस, मुनि वल़्भविजयनी का निवन व दो दीक्षायें [ ३१७ 


हैं । आप अपना जीवन ही चरितनायक के खास्थ्य को बनाये रखने में 
लगाये हुये हें यह कहा जा सकता है। 


मुनि श्री वछमविजयजी पेंतालीस वर्ष के दीक्षित साधु थे। उनकी 

ग्रीवा में केन्सर-व्याधि उत्पन्न हुई और उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। 
कुशल सर्जन एवं डाक्टरों ने दो-तीन वार ऑपरेशन किया; 

मुनि वल्लभविजयजी परन्तु वह भी कुछ लाभ नहीं दे सका। मुनि इतन 
का बीमारी से ग्रस्त अशक्त हो गये थे कि चलना-फिरना भी उनके लिये 
होना । आचार्यदेव कठिन हो गया था। इस कारण चरितिनायक को भी 
का ततियाणा में रुकाव | चातुर्मास पुर्णो होने पर भी सियाणा में ही रुकता पड़ा । 
बीमार माने का अंत में बीमार मनि कई मास बीमार रह कर माघ क्ृ० 
देहावसान अमावस्या को ग्रातः साढ़े आठ वजे समाधिपृवक देवंधाम 
पधारे। सियाणा के श्रीसंघ ने दिवंगत मुनिराज की बीमारी 

का उपचार करने में कुछ भी कमी नहीं रक्खी थी ओर उनका दाह-मंस्कार 
भी भारी धूम-धाम के साथ में किया था। बागरा और आकोल्ी थ्रादि दो-दो, 
चार-चार कोस के अंतर वाले ग्रामों से अच्छी संख्या में स्त्री-पुरुष मृत्युप्रापत 
मनि के अंतिम दर्शन करने के लिये एवं अभि-संस्कार में सम्मिलित होने के 
लिये उपस्थित हो गये थे । लगभग तीन सहख से ऊपर स्री-पुरुष दाह-सस्कार 
में उपस्थित हुये थे । खर्गस्थ म॒नि की सेवा मुनिराज विद्याविजयजी और 
मुनिराज कल्याणविजयजी ने परी २ की थी । ये दोनों मुनिवर यहां अत्यन्त 
धन्यवाद के पात्र हैं। जिनेश्वरदेव खर्गस्थ मनिराज को शात्ति अदान करें । 


जावरावासी मेंझुलालजी धाडीवाल के पुत्र कान्तिलाल श्र धरादु- 

वासी सरूपचंद्रजी परू के पुत्र पृनमचंद्र चरितनायकर की सवा में गते झ्राठ 
वर्षों' से रहते आ रहे थे । दोनो आवश्यक सालाचाः 

तियाणु में दो दीज्ञा क्रिया-सूत्र श्रच्छी भाँति सीख बुक थ | सस्द्धत व्याकरगा 
तत्पर्चात्‌ विहार ॒का भी कुछ २ अभ्यास कर छुके थे ओर अध्ययन दाना 
का चाल ही था । उक्त दाना झुवक चरितनायक्र से इन 


दा-तीन वर्षों" में उनको भागवती-दीक्षा देने की प्रार्थना कर चुके थे। विदान 


३१६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि --जीवन-चरित 


निर्णय में सत्य का मरहन और न्याय का पालन था। यह हो जाने पर 
श्राग्वाट-इतिहास' के द्वितीय भाग के लिखाने के संब॒न्ध में भी आपश्री की 
समक्षता में यह निश्चय हो गया कि प्राग्वाठ-इतिहास द्वि०भाग' उसके लेखन- 
कार्य के प्रारम्भ करने के दिन से २० मास में पूर्ण करके मुझको '्रा० इति० 
प्र० समिति' को अर्पण कर देना चाहिए । बीस मास में १८ मास लिखने 
संबंधी और २ मास यात्रा के लिये रक्‍्खे गये | लिखाई के श्रम के लिये 
३०००) तीन सहखर रुपया तथा यात्रा के लिये अलग वही २००) मासिक 
का वेतन एवं समस्त बाहरी व्यय समिति के ऊपर रकखा गया । इस प्रकार 
ध्राग्वाट-इतिहास द्वितीय भाग का रचना सम्बन्धी निश्चय भी आपश्री की 
प्रमखता में ही हुआ | 


द्वितीय बार जाने का कारण आपकम्री को प्रस्तुत 'गुरु-चरित सुनाना 
था । यह चरित सन्‌ १९५१ में ही दस मास भर श्रम करके लिखा जा चुका 
था; परन्तु लेखक को 'प्राग्वाट-इतिहास' में सदा व्यस्त रहने के कारण चरित- 
नायक को इसको आदि से अंत तक पढ़कर सुनाने का और इसमें आवश्यक 
परिवर्तन एवं परिवर्धन करने का लम्बा समय नहीं मिल सका था। 
वि०सं० २००९ में बागरा में हुये चातुर्मास में मी लेखक प्रस्तुत गुरु-चरित' को 
लेकर वागरा में उपस्थित हुआ था, परन्तु दुर्भाग्य से आपश्री अकस्मात्‌ मूत्रा- 
वरोध से पीड़ित हो उठे और वहाँ भी लेखक आपके समक्ष इसका भल्ीविष 
वाचन नहीं कर सका । इस वार लेखक भीलवाड़ा से ता० १३ नवम्बर को 
रवाना होकर सियाणा पहुँचा। ता» १४ शनिश्वर से पस्तुत पंथ का 
वाचन प्रारम्भ किया था जो ता० २१ शनिश्वर को पूर्ण हुआ । 


लेखक ने देखा कि सियाणा-संव आगन्‍्तुक दर्शनार्थी संघों, 
सदगृहस्थों एवं व्यक्तियों के आतिथ्य में खूब दिल-बैली खोल कर खर्च कर 
रहा था । इस चातुर्मास में विशेष उल्लेखनीय यह बात रही कि चरितनायक 
खस्थ रहे ओर आपके स्वास्थ्य मे कभी भी कोई गडवड़ नहीं हो पायी । 
मुनिराज विद्याविजयजी यहा विशेषतः अधिक स्मरणीय एवं धन्यवाद के पात्र 
है। आप ही चरितनायक के खान-पान, औपध-उपचार का विशेष ध्यान रखते 


सियाण में ४७ वां चातुमोम, मुनि वह़्भविजयजी का निधन व दो दीक्षार्थ [ ३१७ 


हैं। आप अपना जीवन ही चरितनायक के खास्थ्य को बनाये रखने में 
लगाये हुये दे यह कहा जा सकता है । 


मुनि श्री वछ्मविजयजी पेंतालीस वर्ष के दीक्षित साधु थे। उनकी 

ग्रीवा में केन्सर-व्याधि उत्पन्न हुई और उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। 
कुशल सर्जन एवं डाक्टरों ने दो-तीन वार ऑपरेशन किया; 

मुनि वल्लमविजयर्जा परन्तु वह भी कुछ लाभ नहीं दे सका। म॒नि इतने 
का बीमारी से अस्त अशक्त हो गये थे कि चलना-फिरना भी उनके लिये 
होगा । आज्ञार्यदेव कठिन हो गया था | इस कारण चरितनायक को भी 
का प्ियाणा में रुकाव । चातुर्मास पूर्ण होने पर भी सियाणा में ही रुकना पड़ा । 
वीमार मात्र का अंत में बीमार मुनि कई मास बीमार रह कर माघ कृ० 
देहावसान अमावस्या को प्रातः साढ़े आठ वजे समाधिपूर्वक देवधाम 
पधारे। सियाणा के श्रीसंघ ने दिवंगत मुनिराज की वीमारी 

का उपचार करने में कुछ भी कमी नहीं रक्खी थी और उनका दाह-संस्कार 
भी भारी धूम-बाम के साथ में किया था। बागरा और आकोली आदि दो-दो 
चार-चार कोस के अंतर वाले आमों से अच्छी संख्या में स्त्री-पुरुष मत्युप्राप्त 
मुनि के अंतिम दर्शन करने के लिये एवं अ्रभि-संस्कार में सम्मिलित होने के 
लिये उपस्थित हो गये थे । लगभग तीन सहस्र से ऊपर स्त्री-पुरुष दाह-संस्कार 
में उपस्थित हुये थे । खर्गस्थ मुनि की सेवा गुनिराज विद्याविजयजी और 
मुनिराज कल्याणविजयजी ने पूरी २ की थी । ये दोनों मुनिवर यहां अत्यन्त 
धन्यवाद के पात्र हैं| जिनेश्वरदेव खर्गस्थ मुनिराज को शान्ति प्रदान करें । 


जावरावासी भेंरुलालजी धाड़ीवाल के पुत्र कान्तिलाल और थराद- 

वासी सरूपचंद्रजी धरू के पुत्र पूनमचंद्र चरितनायक की सेवा में गत आठ 
वर्षो' से रहते आ रहे थे । दोनो आवश्यक साध्वाचार, 

तियाण में दो दीक्षा क्रिया-सूत्र अच्छी भाँति सीख चुके थे । सस्कृत व्याकरण 
तत्पर्चात्‌ विहार॒का भी कुछ २ अभ्यास कर छुके थे और अध्ययन दोनों 
का चालू ही था । उक्त दोनों युवक चरितनायक से इन 

दा-तीन वर्षो' में उनको भागवती-दीक्षा देने की प्रार्थना कर छुके थे । निदान 


३१८ | . श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित .... 


चरितनायक ने उनके विद्याज्ञाब, भावना ओर वय की थोग्यता पर विचार... 
करके दीक्षा देना खीकार कर लिया । सियाणा के संघ के अत्याग्रह से यह 
दीक्षा-कार्य सियाणा में ही सम्पन्न करना घोषित किया गया। दीक्षा अहण 
करने वाले दोनों युवकों के माता, पिता एवं निकट संबंधियों को इस कार्य 
से पत्र द्वारा सूचित किया गया। दीक्षा-मुहूर्स के पहिले दोनों युवकों के 
माता, पिता, बहन, बहनोई एवं कई निकट संबंधी सियाणा में आ पहुँचे 
और उन्होंने दोनों युवकों को दीक्षा नहीं लेने पर भांति २ से समझाया; 
परन्तु दोनों युवक तिल भर अपने निश्चय से नहीं डिगे। अत में दोनों युवकों 
के माता-पिता, संबंधियों ने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर दोनों को दीक्षा 
देने की आज्ञा दे दी | इस प्रकार वि० सं० २०१० माध शु० ४ रविवार 
की शुभ महूर्त में उक्त दोनों विरागी युवकों को दीक्षा देना निश्चित किया गया। 


सियाणा के संघ की सोत्साह बेठक हुई और देवपुजाओं, वरधोडों 
श्रौर बानोलों के चढ़ावे हुये । संघ ने संघवी जयराज हिन्दुजी ओर संघवी 
सिरेमल खूमाजी की चढ़ती भावना और उत्साह देखकर ग्रथम श्र श्रतिम 
दिन का बानोला, वरघोड़ा निकालने का और वस्त्रादि वहोराने का उनको 
आदेश दिया तथा मध्यवरत्ती पांच दिवसों में पजा, वानोला एवं वरघोड़ा 
निकालने का कार्य संघ के ऊपर रक्‍्खा। 


क्षोत्सव की तैयारियां होने लगीं। माघ कृ० ६२ रविवार से 
श्री सुविधिनाथ बड़े जिनालय के परिकोष्ठ के खुले हुये आंगरा में अट्ठाई-महो 
त्सव प्रारम्भ हुआ । भारी सज-धज से प्रतिदिन पजायें पढ़ाई गई , वानोला 
ओर वरघोड़ा आदि निकाले गये । भीनमाल, जालोर, वागरा, श्राकोली 
डूडसी, थराद, सिरोही आदि कई ग्राम एवं नगरों से भावुक सज्जन दीक्षोत्सव 
में सम्मिलित हीने के लिये अच्छी संख्या में आये । माघ शु० ४ रविवार के 
दिन भुभ मुहत्तलग्नवेला में पूर्व दिशा में नदी तट पर स्थित विशाल वृक्ष 
की सघन छाया के नीचे भारी जन-मेदिनी के मध्य जय-रव ओर मंगल- 
धवनियों, मगलगीतों एवं वाद्ययत्रों की मनोहर खर लहरियों से गुंजित 
वातावरण में चरितनायक ने दोनों युवकों को भागवतीदीक्षा प्रदान की । 


चरितनायक 


चरितनायक द्वारा 


मु० वल्मविजय जी 
न्‍ 438 हल नर 


४. 
की] 





हे 
हू 
पुकार! ध १ 
जी 
) पु | 
हर 
दे है हु न 
|] री / 
जी भर अ 
अप ब 





) 
जे 
हा हि । ; 
24 है हैँ ) 
;$ # 
) 


8: | है मु० रगविजय जी ॒ हि हे 
ध ना 
2 ट 








चरितनायक 


चरितनायक द्वारा 


मु० कान्तिविजय जी 


2 को 


(78 





० शान्तिविजय जी देवे गी 
मु विजय जी मु० देवेन्द्रविजय जी 
कि गन हक 0 
५ है 83. 
५० + को ३ आि! ' 
हा डा 
जे हि हु हम | | 
हि  +ऋ इइज्थन 
४ पर 
मु है 
० रसिकविजय 
झु विजय जी भु० जयन्तविजय जी 


गर्म हा न्स्मः टली 
के ना 
हे 
5 नी 


+ _/४४++-.. 
५ 
| 
+ 
न 


सियाणा में ४७ वां चातुम्मास, मुनि वल़्भविजयजी का निधन व दो दीक्षा [ ३१९ 


इस समय तक दोनों नवदीक्षित मुनियों की आयु लगभग सत्रह-सत्रह वर्ष 
की हो चुकी थी। श्री पृनमचन्द्र धरू का मुनि-नाम जयन्तविजयजी ओर 
श्री कान्तिलाल थाड़ीवाल का मुनि-नाम जयग्रभविजयजी रक्खा गया। 


दीक्षोत्सव की सानन्द समाप्ति के उपलक्ष में माघ शु० ४ के दिन 
संववी जसराजजी और संघवी सिरेमलजी ने नवकारशी की श्रौर माघ शु० ५ 
के दिन शा. भूरमल मब्लाजी ने नवकारशी की । 


दीक्षोत्सव के पश्चात्‌ चरितनायक कुछ दिवस ओर सियाणा में ही 
विराज । थ्राकोली-संघ का अत्याग्रह होने से आपश्री अपनी साधुमर्डली 
के सहित फा० कृ० ७ को सियाणा से विहार करके आकोली पधारे । _ 


श्री साध्वी-व्याख्यान-सर्माक्ञा-- जेन समाज के चतुर्विष-संघ में 
साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकायें चार अंग हैं | साध्वी-अंग पर इस मत 
को लेकर कुछ विवाद है कि साध्वी व्याख्यान वाच सकती है अथवा नही | 
इस मत को लेकर आचार्य श्री ने एक निवंध उक्त शीर्षक से क्राऊन- १६ 
पृष्ठीय ९० संख्या २६ में इसी वर्ष श्री राजेन्द्र-प्रवचन कार्यालय, खुडाल्ला 
पे श्री महोदय ग्रि० प्रेस, भावनगर में छपवा कर प्रकाशित करवाया है। 
आधुनिक थुग में पुनः स्त्रीवर्ग को पुरुष के वरावर स्थान दिलाने के अहिर्निंग 
प्रयत्न हो रहे है, इस मत के साथ में आचार्यश्री का उक्त निवंध जैन विचार- 
धारा को लेकर जो प्रकाशित हुआ है पठनीय है । 


३२० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चारिव 
चरितनायक का विहार-वर्णन ओर आहोर में 
४८ वां वातुर्मास 


बि० सें० २०११ 


आकोली में गुरुदेव का सहमुनिमरडल एवं शिष्यवर्ग के साथ नगर 

प्रवेश फा० कृ० ७ को अति धाम-धूम के साथ हुआ । यहां आपश्री तीन 
दिवस विराजे और तत्पश्चात्‌ बागरा पधारे। बागरा 

बागरा में श्रीमद आकोली से लगभग चार भील के अन्तर पर ही बसा 
राजेन््रसूरि-अ्र्घन हुआ है । बागरा में आपश्री आठ दिवस पर्यत अर्थात्‌ 
शताब्दी पर विचार फा० शु० ३ तक विराजे। मुनि-वर्ग में कई वर्षों पे 
“श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि-अर्ध-शताब्दी! मनाने की विचारणा 

तो चल ही रही थी । वह चलते २ बाहर भी फेली । इसमें ही लगभग 
७-८ वर्ष व्यतीत हो गये श्रोर इसका भी यह कारण था कि श्रभी अ्र्प- 
शताब्दी की श्रवधि में वर्ष भी घट रहे थे । अब तो केवल अवधि के पूर्ण 
होने में दो ही वर्ष अवशिष्ट रह गये थे; अतः वह मंत्रणा अथवा विचारणा 
सभावतः बाहर आनी ही थी और वह सर्व प्रथम बागरा में संघ के समक्ष 
आयी । लेखक भी समय-समय पर जब-जब गुरुदेव एवं मुनि-मर्डल के 
दर्शनार्थ इन पिछले ७-८ वर्षों में जाता रहा है श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि-अर्ध-शताब्दी 
के मनाने की मंत्रणा एवं विचारणा में भाग लेता रहा है। श्रीमद्‌ ख० जैना- 
चार्य राजेन्द्रस्रीश्चरजी महाराज का परिचय पूर्व के पृष्ठों में पाठकों के समझ्ष 
आ चुका है। यहाँ नवीनतः उनके विषय में कुछ नही कहना अथवा लिखना 
है । केवल इतना ही दिखाना है कि ऐसे दिग्गज एवं उद्भट तपखी, विद्वान 
की अर्थ-शताब्दी मनाने में एक लक्ष से ऊपर निधि का व्यय तो साधारणतः 
सम्भवित है ही; परन्तु आज के युग में पैसे की समस्या वड़ी ही विकट जो 
है। गुरुदेव का प्रताप और तेज ऐसी समस्याओं को सुलभाने में सदा सफल 
ही रहे है । मुनिराज साहब विद्याविजयजी ने ज्योंही 'श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि- 


चरितनायक का विद्वार-बर्णन और आद्दोर मे ४८ वां चातुमांस [ ३२१ 


श्र्ध-शताब्दी! मनाने का विचार श्री वागरा-संघ के समक्ष रक्खा, उसने 
रु० ११००० ) ( ग्यारह सहख ) से इस शुभ कार्य में योगदान देना 
खीकृत किया और साथ में यह भी कहा कि अवसर पर यथाशक्ति इस 
निधि में वृद्धि भी को जा सकेगी । 


बागरा से चरितनायक फा० शु० ३ को विहार करके डूडसी एक 
दिन ठहर कर फा० शु० ४ को सियाणा पथारे। सियाणा में आपश्री १५ 
दिवस विराजे। आहोर से सियाणा में एक वरात श्रायी 
आहोर की ओर हुई थी । आपश्री की सेवा में आहोर के श्रावकंगण 
विहार और उपस्थित हुये ओर आपस्री से थाहोर में आगामी चातुर्मास 
चातुर्मास्त की जय करने की प्रार्थना की । आहोर के तिस्तुतिक सम्प्रदाय में दो 
दल हैं। आचार्यश्री ने कहा कि अगर सर्व संध सम्मि- 
लित रुप से चातुर्मास कराने की विनती करता है तो वह सम्भावित-सा ही 
सममभिये । तत्पश्चात्‌ वहाँ से आपश्री चे०क्ृ० ६ को विहार करके मायलावास, 
मेड़ा हाते हुये चे० कु० ८ मी को आहोर पथघारे। यहाँ आपश्री अ्रठारह 
दिवस पर्यत विराजे। इन दिलों में ही चातुर्मासार्थ विनतियाँ करने के लिये 
कई ग्राम ओर नगरों के श्रीसघों की ओर से प्रतिनिधि-मरडल आपश्री की 
सेवा में आहोर में उपस्थित हुये। कारण एवं कार्य पर विचार करके 
सं० २०११ का चातुर्मास आहोर में ही करना आ्रापश्री ने खीकृत किया । 


आहोर में आपश्री के सम्प्रदाय के लगभग ४०० घर हैं। इन 
३०० घर में से लगभग ७०-७४ घर आपश्री के साधु-मण्ड्ल से कई वर्षों 
पे बहिष्कृत एक साधु के रागी हैं। ये साधु यद्यपि पढ़े-लिखे हैं; परन्तु 
खभाव चाहे साधु-अवस्था हो, चाहे ग्ृहस्थावस्था अपना प्रभाव दिखाता 
ही है। ये साधु ढोंगी हैं और यंत्र-मत्र-तंत्र करने का सदा ढोंग रचते 
हैं। श्रौर फलतः भोले श्रावक, पुत्र और घन के इच्छुक जन इनको मान 
एते हैं । इस ही प्रकार जैन समाज अपने दुर्भाग्य को कई शताब्दियों से 
उैलाती चली आरा रही है और वह खरड-खंडित होती जाती हुईं भी अपनी २ 


वात भोर मृंछ्ध के बाल को रोती हुई नहीं सभल् रद्दी है । यह पारस्परिक 
१ 


१२२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चंरितं 


इंद्ता ही जेब समाज का सर्वनाश कर रही है ओर करेगी । परन्तु इस बार 
आहोर के दोनों दलों ने आचार्यश्री से सम्मिलित रूप से चातुर्मास करने की 
प्राथना की और वह स्वीकृत हुई । शाह ताराचंद्र किस्तूरचंद्रजीं की ओर से 
चे०शु० २ से चे०शु० ९ तक अ्रष्टाह्िका-महोत्सव के सहित श्री वीशस्थानकतप 
का उजमणा था; अतः आपश्री चे० शु० ९ मी पर्यत आहोर में ही विराजे । 


गुढ़ा में बीशस्थानक का उजमणा, श्री केसारियाजी तीर्थ के लिये संघ का 
निष्क्रण और श्री यतीन्द्रसरि-साहित्य-मंदिर को प्रतिष्ठा 


चै० शु० १० को आपकी ने आहोर से गुढ़ाबालोतरा के लिये 

अपनी साधु-मण्डली के सहित विहार किया । श्रीसंघ-गुड़ा ने आ्राचार्यश्री का 

नगर-अरवेश सज-धज से करवाया। णुढ़ा में भी चे०शु० २ 

वीशस्थानक्तप से शाह रल्नचंद्र जीवाजी की ओर से अशह्िका-महोत्सव 

के सहित वीशस्थानकतप का उजमणा चल रहा था 

ओर उसकी प्‌र्णाहुति चे०शु० १० मी को ही थी । चरितनायक इसको लक्ष्य 

में रखकर ही आहोर से गुदा को इसी पर्णाहुति के दिन पर पयथारे थे । 

आपश्री के पदाप॑णु से संघ में आनन्द बढ़ा ओर तप की पृर्णाहुति गुरुदव 
की तत्तावधानता में हुई । 


चरितनायक के भक्तगण में शाह रब्नचंद्र जीवाजी का घर गुढा के 

श्रीसंघ में विशेष प्रतिष्ठित एवं संगानित है । शाह रत्नचंद्र जीवाजी का विचार 
श्री केसरिया तीर्थ की संघ-यात्रा रेल द्वारा करने का 

केसरियाजा ती4व कतिपय समय से हो रहा था। इस वर्ष यह, संघ-यात्रा 

के लिये सघ की यात्रा काने का विचार उन्होंने ढ़ सा कर लिया था । गुरुदेव 
का गुढा मे ज्योंहो पदाप्णु हुआ, उन्होंन अवसर दखकर 

गुरुदेव से अपना विचार निवेदन किया । गुरुदेव ने सम्मति प्रदान करदी थ्रोर 
गुभ महूत्त भी निश्चित कर दिया । स्पेशियल ट्रेन का प्रबंध करवाया गया । 
संघ ने शुभ मुहत्त में गुद्य से पैदल प्रयाण किया । सथ मार्ग में उम्मेदपुर, 
तखतगढ़, सारडंगब हाता हुआ ओर वहाँ विश्राम करता हुआ स्टे० फालना 
पहुँचा । यहाँ त्तक आते-आते संब-यात्रा में लगभग १४०० उपरात यात्री 


चरितनायक का विद्वार-बणेन और आहदोर में ४८ वां चातुमास [ ३२३ 


सम्मिलित हो गये थे । संघ फालना स्टे० से स्पेशियल ट्रेन में बेठा । फालना 
स्टे० तक गुरुदेव की श्राज्ञा से मुनिश्री विद्याविजयजी, कान्तिविजयजी, 
सोभाग्यविजयजी, शान्तिविजयजी, देवेन्द्रविजयजी, जयतविजयजी और जय- 
प्रभविजयजी सात मुनि संघ के साथ में गये थे | फालना सटे पर सघ का अच्छा 
खागत हुआ । संघ स्पेशियल ट्रेन में वेठ कर श्री केसरियाजी तीर्थ के लिये 
रवाना हुआ और मुनिगण फालना से लोट्कर पुनः गुढ़ा पधार गये । 


जैसा पूर्व लिखा जा चुका है कि गुरुरेब के सदुपदेश से गुढा के 
श्रीसंघ ने श्री सौधमंबृहत्तपागच्छीय जैन धर्मशाला में ही श्री 'यतीन्दरसूरि- 
साहित्य जेन ज्ञान-भण्डार के निमित्त संगमरमर- 
श्री यर्तान्द्रतूरि-तताहित्य- प्रस्तर से ज्ञान-मद्रि का निर्माण कार्त्तिक पूर्णिमा 
मदिर की अतिष्ा. वि०सं० २०१०मे प्रारंम कर दिया था। वह ज्ञान-मदिर 
अब पूर्ररूपेण बनकर तैयार था । गुरुदेव अब वहाँ 
सहसाधु मरडल एवं शिष्य-मण्डल के साथ में पधारे हुये थे ही । श्रीसघ गुदा ने 
यह उपयुक्त अवसर देखकर गुरुदेव से ज्ञान-मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने की विनती 
की । गुरुदेव ने सघ की यह विनती खीकार की और फलतः वि०६० २०१० 
बै० शु> ५को शुभ मुहूर्त में अति धूम धाम के साथ श्री यतीन्द्र- 
साहित्य-भण्डार की उक्त ज्ञान-मंदिर में5तिष्ठा को गई । इस समय इस ज्ञान- 
मंदिर में ८००० (आठ सहस्र) पुस्तकें है, जो गुरुदेव हरा विश्स० १५८० 
पे वि० सं० २०११ तक के काल में प्रकाशित, रचित एवं झ्रहति हैं । 
ये पुस्तकें दो भागों में विभक्त हैं-आगम और सार्वजनिक | आंगम अत 
पत्रकार है और वे १४४ वरडलों में वाये हुये है। सार्वजनिक साहित्य क 
२६७ वरण्डल हैं | मुनि श्री लक्ष्मीविजयजी साहब द्वारा संग्रद्वीत सा ह्त्यि भी 
इसी ज्ञान-मदिर मे प्रतिष्ठित हे । आपकी लगभग ४००० ( चार दत्त है 
पुस्तकें हैं, जो १६१ वरडलो में वंधी हुई हृ। 
६५४ से वि० स* ६९७९ तक ग्चित, 


गुरुदेव द्वारा वि० सं० ! 5 2 ही अत 
) में श्री बतीन्ठर-सरस्तों 


प्रकाशित एवं सग्र्हीत साहित्य रतलाम ( मालवा 
| ञ कप के 
जैन भण्डार' के नाम से प्रतिष्ठित ह । 


३२४ | श्रीमदू विजययतीन्द्रपूरि--जीवन-चरित 


गुढ़ा से गुरुदेव ने सहमुनि-मण्डल्ल वे० शु० १२ को विद्वार किया 
ओर वीढुड़ा, थूम्मा और कवराड़ा स्पर्शते हुये वे०शु० पूर्णिमा को भूति पषारे। 


चरितनायक सह मुनि-मण्डल्ल भूति में ज्ये० कृ० १३ तक विराजे। 

भूति से थोड़ी ही दूरी पर श्री कंवलातीर्थ एक छोटा तीर्थ है। गुरुदेव और 

साधु-मर्डल की इच्छा उक्त तीथ के दर्शन करने की 

कंवला तरथि कौयात्रा हुई । आपश्री के सदुपदेश से भूति से ज्ये० कृ० ११ 

को श्री कंवलातीर्थ के लिये भूति से चतुर्विष संघ 

निकला । संध में स्त्री, पुरुष लगभग ३४० थे । तीन साध्वियां भी इस संघ 

में थी। इस प्रकार यह चतुविध संघ श्री कंवल्ाती्थ को ज्ये० कृ० ११ को 

गया और उस दिन वहीं ठहरा । शाह अनराजजी भूतिवाले और शाह 

पुखराजजी पावा वाले की ओर से नवकारशियां हुई । ज्ये० कृ० १२ को 

संघ पुनः भूति लौट आया | दूसरे दिन ही ज्ये० कु० १३ को आपकश्री ने 
भूति से विहार कर दिया | 


४८- वि० सं० २०११ में आहोर में चातुर्मास।-- 


चरितनायक ज्ये० कृ० १३ को भूति से विहार करके नारणा, धूम्मा, 
विठ॒डा होते हुये गुढ़ा में पधारे और वहाँ ज्ये० शु० ७ तक विराजे । आहोर- 
संघ के प्रतिनिधि गुढ़ा में चरितनायक की सेवा में पुनः उपस्थित हुये श्रौर 
चरितनायक से आहोर की ओर विहार करने की प्रार्थना की । गुढ़ा से आपमश्री 
ने ज्ये० शु> ४ मी को ग्रातः विहार किया ओर उसी रोज आहोर पार 
गये । आहोर के संव ने चरितनायक का नगर-प्रवेश बड़ी ही धूम-धाम एवं 
भक्तिमावपूर्वक करवाया । आपका चातुर्मास आहोर में ही होना पूर्व॑निश्चित 
हो ही चुका था; अतः आपभ्री ने आहोर में ही स्थिरता रक्खी । 


इस चातुर्मास में आपश्री की सेवा में वयोवृद्ध मुनिवर लक्ष्मी विजयजी, 
कविगुनि विद्याविजयजी, ज्योतिषपंडित मुनि सागरानंदविजयजी, सस्कृत- 
पंडित मुनि कल्याणविजयजी, कान्तिविजयजी, सौमाग्यविजयजी, शान्ति- 
िजयजी, देशेन[विंजयजी, रसिकविजयजी, जयन्तविजयजी ओर जयप्रम- 
विजयजी णा उपस्थित थे । 


चरितनायक का विद्वार-वणन और आाहोर में ४८ वां चातुमोस [ रेरे५ 


व्याख्यान में नित्य अश्रीसृत्रकृताइजीसूत्रसटीक ओर भावनाधिकार 
में श्री मलयसुन्द्रीचरित्र' पद्बद्ध का वाचन किया गया।। गुरुदेव के विराज 
ने से वर्म-क्रैया एवं तप व्रत निम्नवत्‌ हुये । 


सामायिक ५००१ आयंबविल १४०१ श्रद्टाई ११ 
प्रतिक्रमण १०००१ उपवांस १०००१ पचरज्नी १ 
पौषब १००१ बेला ४०१ पूजा ११ 
दिशावकासिक ३०१ तेक्ा ३०१ प्रभावगा २१ 
वियासणा ३००१ चोला २१ चेत्यग्रवाडी ५ 
एकासणा २५०१ द्वादशभक्त ११ दशउपवास १ 


वीशस्थानक्तप-उद्यापनः --प्राग्वाटज्ञातीय शाह प्रेमचन्द्र,छो गालाल, 
मूलचन्द्र, वछुराजनी, नरसिंहजी की ओर से अट्टाई-महोत्सव के साथ में 
आशिन शुक्ला १० से का० कृ० ३ तक आचायंश्री की तचावधानता में 
यह तप उजमा गया। उपरोक्त परिवार ने रु २००००) बीस सहस्त की 
लागत से खबिनिर्मित श्री अंविका-मवन में श्री गिरनारती4-पर्वत, 
श्रीसिद्धाचल-पर्वत की रचनायें करवाई” और दीवारों पर तीन चित्र:-- 
पारवनाथ-चित्र, माता त्रिशला का चौदह स्वप्न देखती हुई का चित्र और 
भगवान्‌ ऋषभदेव का श्रेयास कुमार के हाथ से इक्लु-रस के १०८ घड़ों से पारणा 
करने का चित्र बनवाये गये । ये चित्र सुन्दर ओर ग्रभावक बनाये गये थे । 
उद्यापन-कर्ता-पखिर ने विद्युत-प्रकाश एवं उद्घोषक-यंत्र की भी व्यवस्था 
की थी; जिम्तम्ने आठों ही दिन-गायन,भजन और भाषणों का कार्य-क्रम अच्छा 
निर्वेहित रहा | इस उद्यापन में उक्त परिवार ने लगभग रुू० २००००) व्यय 
किया । अत में १०८ अभिषेक्वाली महाश्ञान्ति-स्नात्रपूजा पढ़ाई गई ओर 
ग्राम के चतुर्दिक्‌ अभिमंत्रित पृत जल धारा दी गई और खामीवात्सल्य हुआ । 


गुरुदेव ओर साथु-मण्डल के दर्शन करने के लिये निकय्वर्त्ती आम, 
नगरों से तथा मालवा, मेवाड आदि पश्रान्तों के ग्राम, नगरों से कई 
सदगृहस्थ श्रावक आये ओर आहोर के संघ ने उनकी अच्छी सेवाभक्ति की 
जो स्तुत्य है । 


३२६ ] श्रीमद विजययतीन्द्रपूरि--जीवन-चरित 


आहोर में जैसा पूर्व लिखा जा चुका है चरितवायक के सम्प्रदाय 
के लगभग ५०० घर हैं। थराद में हुये वि० सं० २००४-४ के चातुर्मासों 
के वर्णन में पाठक पूर्व पढ़ चुके हैं कि चरितनायक एवं मुनिराज सा० 
विद्याविजयजी का अनिष्ट करने के लिये एक, साधुजी चरितनायक के सम्रदाय 
से कई वर्षों से बहिष्कृत हैं, दूर बेठे छुल-छुमंद करवाते रहे थे और अत में 
उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई थी और अतिरिक्त लगा और अपयश के 
उनको कुछ नहीं हाथ लगा था । इस वर्ष उक्त ५४०० घरों में कुछ घरवालों 
ने इस ठहराव के कि एक सम्प्रदाय के दो साधुओं का अलग २ चातुर्मात 
नही करवाने के विरोध में भी उक्त छुल-छमंद-प्रिय साधु का उनके बहकावे 
में आकर आहोर में चातुर्मास करवाया | आश्चर्य तो श्रधिक यह है कि ये 
ही घर गुरुदेव का चातुर्मास कराने की विनती करने में भी संमिलित थे | 
परिणाम यह आया कि उक्त ४०० घरों में से क्लेशग्रिय ७४ घर 
उक्त अधिनियम को भंग करके उक्त साधु के पक्षवर्त्ती रहकर इस प्रकार अलग 
पड़ गये । भोले श्रावक केवल वेष और ममत्व पर मरते हैं और वेषवारी 
साधुओं को तो फिर इससे ऊपर क्या चाहिए। अतिरिक्त इसके यातुर्मास 
भर बड़ा आनन्द रहा ओर तपों की समयानुसार अच्छी आराधना हुई । 


इस चातुर्मास का एवं इस वर्ष का वर्णव समाप्त किया जाय इसके 
पूर्व बि० सं० २०११ में चरितनायक द्वारा रचित एवं प्रकाशित पुस्तकों का 
पाठकों को परिचय देना ठीक समभता हूँ। 


साधु-प्राविक्रमश॒स्त्र (मार्थ हिन्दी)- रचना वि० सं० २०१० । 
साइज अठपेजी क्राउन | पएृ० सं० १८० । कपड़े की पक्की जिल्द । इस दर 
इसको बागरानिवासी शाह वनेचंद्रजी खुशालजी ने श्री महोदय . टिंग प्रेस, 
भावनगर में छुपवाकर इसकी १००० प्रतिया प्रकाशित की | मु० रु० २) 


इस पुस्तक में जेनशास्त्रों में साधुओं के लिये जो पतिक्रमण-विवि 
दी हुई है, उसको आपश्री ने अर्थस॒हित प्रकाशित की है । वे साधु जो थोड़े 
पढ़े हुये होते है, उनके लिये यह पुस्तक अधिक उपयोगी है। इसमें हो 
१० १२४ से १७८ पर्यत दशवैकालिकसत्र के श्रादि के चार अध्ययन सार्थ 


र रे हि 
चरितनायक का विद्यग््वणेन और आद्वोर में 2८ वां चातुमौस [ ३२७ 


दिये हैं। ये चारों अध्ययन साधुब्रत अंगीकृत करने वालों के निमित्त ही रचे 
गये है। अतः साधु प्रतिक्रमणसत्र इन चार श्रध्ययनों से संयुक्त होकर अधिक 
उपयोगी वन गया है । 


सत्‌ पुरुषों के लक्षण-रचना वि० सं० २०११॥। आकार क्राउन 
१६ प्ृष्ठीय | यह भी इस ही वर्ष श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में 
छुफकर प्रकाशित हुई है| पुस्तक के शीर्षक से ही उसमें उल्लिखित 
विपय स्पष्ट है । चरितनायक ने इस पुस्तक को प्रकाशित करके सत्‌ पुरुषों 
की पहिचान करने की कई-एक विभिन्‍न पद्धतियों में जैन पद्धति को भी 
सम्मिलित किया है। सत्‌ पुरुषों के विषय में जैन विचार-बारा कया है श्रोर 
क्या विशेषता रखती है यह पुस्तक पढ़कर उसका सहज निर्णय किया जा 
सकता है । 


स्त्री-शिक्षा-प्रदशन--२चना वि० सं० २०१० । आकार क्राउन- 
१६ पृष्ठीय ए० सं० ६६ । वढ़िया कागज पर सियाणावासी प्राग्वाटज्ञातीय 
शाह जेताजी के पुत्र-पौत्र शाह साकलचंड, नत्थमल, फूलचंद्र, बाबूलाल ने 
श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में इसको १००० प्रतियों में छुपवाकर 
इस ही वर्ष प्रकाशित किया | मृ० सदुपयोग । यह पुस्तक स्त्री-शिक्षा के 
विरोधी पुरुषों को श्रच्छी समझ देने वाली है | इस निवन्ध में चरितनायक 
ने उन सर्व ही वातों का थोड़ा २ उल्लेख किया है, यो एक अ्रच्छी सत्री 
के बनने में अनिवारयतः अ्रपक्षित है । पुस्तक पठनीय है--स्त्री- और 
पुरुष दोनों के लिये । 

श्री तपपपरि मल - रचना वि० स० २०११। आकार डबल फुल- 
स्केप। ए०सं० ४८ । मू० दो आना । तपस्या के विधि-विधान और तपों के प्रकार 
समभने के लिये यह पुस्तक छोटी होकर भी बहुत ही उपयोगी है। इसको 
श्री साध्वीजी श्री सुमताश्रीजी के सहुपदेश से भीनमालनिवासी शाह ताराचंद्रजी 
भीमाणी ने इस ही वर्ष श्री महोदय प्रिंटिंग प्रेस, भावनगर में १००० प्रतियों 
में छुपवाकर प्रकाशित किया है । तप, व्रत करने वालों के लिये यह पुस्तक 
अति ही उपयोगी है । 


३२८ ] श्रीमदू विजययतौन्द्रसूरि--जीवन-चरिर्त 
ह उपसंहार 


आपश्री का जन्म राजस्थान की एक छोटी, परन्तु प्रसिद्ध रियासत 
की राज्यधानी धौलपुर नामक प्रसिद्ध नगरी में वि०सं० १९४० का०शु० २ 
रविवार को दिगम्बरमतानुयायी एक समृद्ध जेसवाल जैन कुल में हुआ था । 
आपके पिता का नाम व्रजलालजी और माता का नाम चंपाकुंवर था। 
श्री त्रजलालजी रियासत के ऊँचे अधिकारियों में थे और वे राय साहब' की 
उपाधि से अलंकृत थे । माता चंपाकंवर अच्छी पढ़ी-लिखी विदुषी गहिणी थीं । 
समुद्ध घर एवं योग्य माता-पिता--इस ग्रकार के सुयोग में आपका लालन-पालन 
हुआ था, परन्तु आपकी छः वर्ष की आयु में ही माता का खर्गवास होगया। 
योग्य पत्नी के वियोग पर श्री त्रजलालजी धौलपुर का परित्याग कर भोपाल 
में जाकर रहने लगे । उनका भी वि० सं० १९४२ में खर्गंवास हो गया। 
अब आप अपने मामा के घर रहने लगे । आपके मामा भोपाल में दुकान 
करते थे । कुछ समय तक तो मामा का आप पर अच्छा प्यार रहा; परन्तु 
प्रारंभ से ही आपका लालन-पालन लाड़-प्यार में हुआ था, आप खतंत्र 
वातावरण में पल्ले थे; सुसंस्कृत माता-पिता का प्रेम-भरा दुलार आपने 
भोगा था; आप खतंत्र प्रकृति, निडर ओर उम्र खभाव के थे, बस मामा और 
आप में तनाव शीघ्र ही बढ़ने लगा। संसार का सुख और वैभव भी आपने 
देख ही लिया था और अ्रव संसार का दुःख ओर दैन्य भी आपको देखने को 
मिल रहा था । इस कुयोग का आपके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि आपने 
छोटी वय में ही संसार को अच्छी प्रकार समझ लिया; परन्तु इस असार 
ससार से कैसे छुटकारा प्राप्त हो यह आपको तब तक समझ में नही आ रहा 
था । वि० सं० १९४३ में उज्जैन में सिंह का मेला' भरने को था । मामा 
से आप ऊब गये थे । एक रात्रि को आप मामा के घर से चुपचाप निकल पड़े 
ओर सिंह मेले! को देखने के लिये उज्जैन चले गये | वहाँ से ल|ट क़र आप 
टूधर-उधर ग्राम, नगरों में चक्कर काटते हुये महेंदपुर में आये । उन दिलों में 
महेंद॒पुर में प्रख्यात विद्वदूवय श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरीश्रजी महाराज साहब 
अपनी शिष्यमरडली के सहित विराज रहे थे । आपने उक्त श्राचार्यश्री के 


उपसंहार ह [ 8४९ 


दर्शन किये । आचार्यश्री के दर्शनों का आपके हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि 
श्राप में एकदम वैराग्यमाव उत्पन्न हो गया और योग्य अवसर देख कर 
आ्रपश्री ने आचार्यश्री से साधुब्रत अंगीकार कराने की प्रार्थना की । आचाय्यंश्री 
भी आपकी प्रतिभा से एंवं आपके सुसंस्कृत खभाव से कुछ ही दिनों में भलीविध 
परिचित हो चुके थे। आप्री के पुन प्रार्थना करने पर आधचार्यश्री ने योग्य 
अवसर देखकर आपको भागवती दीक्षा देने का वचन ग्रदान दिया । , 


वि०सं० १९५४ आपाढ़ कृ० २ सोमवार को आपश्री को खाचरोद॑ 
में भागवती लघु दीक्ष।| प्रदान की गई और आपका नाम श्री यतीन्द्रविजय मुनि 
रखा गया । आपने गुरु-सेवा में रहकर जेनाग्ों का अच्छा अध्ययन किया । 
पंस्क्षत, प्राकृत में कुछ ही वर्षों में आपकी अच्छी योग्यता हो गई । जब 
वि० सं० १९६३ में श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी महाराज राजगढ़ ( मालवा ) में 
खर्गवासी हुये, आप पर और मुनिराज श्री दीपविजयजी पर श्री अभिधान- 
राजेन्द्र-कोष' के सम्पादन का भार आ पड़ा । आप दोनों मुनिवरों ने मिलकर 
उक्त जगद विख्यात महाशब्दार्णवकीष का संपादन, मुद्रण दस वर्ष पर्यत बड़ी 
ही योग्यता एवं तपरता से किया | उक्त कोष संसार के लगभग प्रत्येक 
छोटे-बड़े राष्ट्र के सम्पन्न पुस्तकालयों में पहुँचा है। अगर वह श्रीमदू 
राजेन्द्रसूरि महाराज जैसे उद्भट विद्वान्‌ लेखक का श्रमफल है तो आप जैसे योग्य 


एवं विद्वान्‌ नवयुवक मुनि की संपादनकला को प्राप्त करके सफल ग्रंथ बना है 
यह निर्विवाद है। 


इस प्रकार मुनित्रत लेने के पश्चात्‌ श्रापश्री दस वर्ष गुरु-सेवा में रहे 
शोर ततश्वात्‌ दस वर्ष पर्यत आपश्री कोष का सम्पादन करतें रहे । 


श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी महाराज के खगवासी होने पर मुनि श्री धन- 
चन्द्रविजयजी आचार्य बने थे । विजयधनचन्द्रसूरिजी का वि० सं० १९७७ 
भाद्रपद शु० १ को वागरा (मारवाड़) में खगेवास हो गया । मुनिराज 
दीपविजयजी को जावरा में वि० सं० १९८० ज्ये० शु० ८ को महोत्सवपूर्वक 
परिषद से अलंकृत किया गया था, उसी दिन आपश्री को भी उपाध्याय पद 


से सुशोमित किया गया था। 
४२ 


३३० | श्रोमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


दीक्षा-संवत्‌ १६५४ से उपाध्याय-पद-संवत्‌ १९८० तक का आपश्री 
का पंरवर्तीकांल कहा जा सकता है। इस छब्बीसवर्षीय मुनिकाल में आपको 
कई प्रकार के अनुभव करने को प्राप्त हुये; जिनका पूरा-पूरा विवरण जीवन 
चरित में दिया गया है। आगे के काल की आपश्री की चर्य्या एक निश्चित 
नियमितता एवं प्रगति को लेकर चली है; जिसको विहार, चातुर्मास, प्रतिष्ठोत्सव, 
यात्रा और संघ एवं साहित्य-सेवा तथा शिक्षण्‌-प्रेम विषयों में विभाजित करके 
उपसंहत किया जा सकता है। .- 


आपश्री ने मुनिपद से २६ छब्बीस चातुर्मास, उपाध्यायपद से १५ 

पन्द्रह चातुर्मास और सूरिपद से वि० सं० २०११ तक १७ चातुर्मास किये । 

इस प्रकार कुज्न ५८ अट्टावन चातुर्मासों में से १६ 

चातुर्माता उन्नीस मालवा में ३२ बत्तीस मारवाड़ में, १ एक 

सूरत में, २ दो सिद्धक्षेत्रगालीताणा में ओर ४ थराद 

( उत्तरयूजेर ) में हुये | तापपरय यह है कि आपश्री के अधिक चातुर्मास 

मालवा और मारवाड़-प्रदेश के भिन्न २ प्रसिद्ध ग्राम एवं नगरों में हुये । इस 

से यह सहज सिद्ध हो जाता है कि आपश्री के भक्त मालवा और मारवाड़ 

तथा थराद-प्रदेश में अधिकतर बसते हैं और जिन २ ग्राम एवं शहरों में 

चातुर्मास हुये उन ग्रामादि स्थानों में उनकी अच्छी संख्या है अथवा कई 
स्थानों में समूचा जैन सम्प्रदाय आपका ही अनुयायी है। 


विहार-दिग्दर्शन से यह भल्ली विष प्रतीत होता है कि आपक्री ने 

अपनी शिष्य एवं साधु-मरडली के सहित वि० सं० १६८० से अ्रद्यावधिषयत 
मालवा से मारवाड़ की ओर २ दो वार, मालवा से 

विहार पालीताणा की ओर एक वार, मारवाड़ से मालवा की 

ओर १ एक वार, मारवाड़ से थराद की ओर हे तीन 

पार, मारवाड़ से पालीताणा की ओर १ एक वार, थराद से मारवाड़ की शोर 
३ तीन वार विहार शेष काल में किये हैं। आपने अपने उपरोक्त विहार का 
पणन विहार-दिंग्द्शन नाम से चार भाग लिखकर प्रकाशित किया है। इन 
चारों भागों में लगभग ६०० से ऊपर आमों के नाम, कई छोटे-मोटे ती्थों 


उपसंदार [ ३३१ 


के इतिद्ास, थोड़ा २ प्रत्येक ग्राम, नगर; राज्य, प्रगणा एवं राजवंगों का 
परिचय, जैनमंदिर, जिनोपाश्रय, जिनधर्मशाला, जैन जन-संख्या आ्रादि का 
वर्णन श्रौर कहीं २ जैनियों के रहन-सहन, धार्मिक श्रद्धा, भाव-भक्ति आदि 
का भी उल्लेख दिया है। इस ग्रकार विहार की नियमित रूप से नौध तैयार 
करने की आपकी जेसी रुचि बहुत ही कम जैन साधु एवं जैनाचार्यों में पायी जा 
सकती है। यह नौव आपके अन्तर में रही हुई इतिहास-ग्रेम-भावना और 
भूगोल के प्रति झुकाव को स्पष्ट प्रकट करती है । 


बि० सं० १६८० के पश्चातृवर्ती शेषकाल में श्रापश्री ने छोटी-बड़ी ८ 
संघ यात्रायें कीं - श्री मरडपाचलतीर्थ की २ दो वार, श्री सिद्धक्षेत्र-पालीताणा 
की १ एक वार, श्री गिरनारतीर्थ की २ दो वार, श्री 
लघु और बुहृद्‌ संघ- सिद्धक्षेत्र गालीताणा की १ एक वार, श्री गिरनारतीर्थ की 
यात्रायें तथा खयात्राें २ दो वार, श्री अबु दतीर्थ एवं गोड़वाड़पंचतीर्थी की 
२ दो बार, श्री कच्छ-भद्रेशर की १ एक वार। अपने 
शिष्य एवं साथुवर्ग के सहित भी आपश्री ने सिद्धक्षेत्रपालीताणा तीर्थ, 
गंखेबरतीर्थ, तारंगती, अबु दरतीर्थ, वरकाणातीर्थ, ढीमा, भोरेलतीथ्थ, 
श्री केसरियातीर्थ, श्री लक्ष्मणीतीर्थ, श्री गोड़वाड़-पंचतीर्थी, श्री जीरापल्लीती र्थ 
की १-१ एक-एक बार और श्री कोर्णजी तीर्थ की ३ तीन वार तथा 
श्री भारडवपुरती थे की चार वारयात्रायें कीं। इन दोनों प्रकार की यात्राओ्रों में 
मार्ग में जितने ग्राम, नगर पडे उनका भी आपने विहार-दिग्दशन के चारों 
भागों में यथाशक्ति अ्रच्छा वर्णन दिया है ओर तीर्थों का वर्णन तो पूरा 
दिया गया है । पाठक खयं विचार सकते हैं कि आपश्री की यह इतिहास- 
विषयक सेवा कितनी महत्व की है ओर कितनी अनुकरणीय एवं समादरणीय 
है। तीर्थ-दर्शन-प्रेम और प्रभुग्रतिमा के आह्वादकारी दर्शनों के प्रति आप 
की अगाध भक्ति और श्रद्धा तो उक्त संघनिष्कमण एवं यात्राश्रों का 
मूल हेतु है ही इस विषय में कुछ भी कहना केवल प्रष्ठ बढ़ाना मात्र है। 


आपश्री के सटदुपदेश से ही वागरा-मारवाड़ के श्री संत्र ने श्री जालार- 
इगेस्थ जिनालयों के जी्णोड्धारार्थ रु० १००००) एवं श्री कोर्गजीतीर्थ के 


३३४८] ' श्रीमद्‌ू विजययतीन्द्रसूरि-मीवन-चरित 


! “ ; * ' लजीणुद्धारोार्थ रू १००००) की एक साथ श्रथ-सहायता 

- तार्थि-सेवार्यें  - : अंदान की तथा श्री लक्ष्मणीतीर्थ ( आलीराजपुर-स्टेट ) 

ह और श्री भारडवपुरतीथ ( जालोर-जोधपुर-राज्य ) का 

जीणोद्धार जो प्रत्येक में दो लक्ष रुपया लगवा कर करवाया गया है उससे हम 

आपके तीथ्थ-प्रेम एवं प्राचीन तीर्थ-स्थानों के प्रति तत्परतापूर्ण रक्षा करने की 
भावना को भल्लीविष समझ सकते हैं । 


आपभ्री ने अपने करकमलों से श्र्यावषि वि० सं० २०११ पर्यत 
४५ पेंतालीस अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें और सात उपधानतप करवाये, जिनमें 
वि० सं०, १९८० के पश्चात्‌ आपशभ्री ने १८ 
अजनशलाका-प्रतिष्ठायें श्रेजनशलाका-प्रतिष्ठायें और छः उपधान कराये हैं। 
और उपधानतप २६ अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें वि० सं० १६८० के 
पश्चात्‌ तथा २ दो इस सम्वत्‌ से पर्व इस प्रकार कुल 
३१ अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें सिरोही और जोधपुर-राज्य के भिन्न स्थानों में 
२ दो अंजनशलाका-प्रतिष्ठायें थराद में ओर शेष मालवा-ग्वालियर राज्य के 
भिन्न स्थान एवं तीर्थों में की गई हैं। जेसा में वि० सं० १९९४ से आपश्री 
के सम्पर्क में आकर अवलोकता आ रहा हूँ मेरा अनुमान है कि आपश्री के कर- 
कमलों से अद्यावधि प्राचीन और नवीन लगभग १५४०० पन्द्रह सौ प्रतिमाशओ्रों 
की प्रतिष्ठा--अंजनशलाका हुईं होगी। उपधानतपों में एक उपधानतप 
श्री सिद्धक्षेत्रयालीताणा में हुआ और एक खाचरोद ( मालवा) में हुआ । 
शेष पांच उपधानतप मारवाड़ के सियाणा, गुढ़ा-बालोतरा, बागरा और 
आकोली नामक प्रसिद्ध कस्तों में हुए । 


उपसंहार करके यहां इतना कहा जाना ठीक रहेगा कि विहार एवं 
यात्राओं के समय मार्ग के ग्राम, नगरों में यथाकारण ठहर कर, उपधानतप 
एवं अंजनशलाका और भ्रतिष्ठा के आयोजनों के अवसर पर, चातुर्मासों की 
जय-बोलियों के अवसरों पर एवं चातुर्मास-कालों में आपने संधों में पड़े 
प्राचीन एवं घातक कुप्तपों का अंत करने में अपनी सर्व योग्यता एवं अभाव 
से काम लिया ओर यह कहा जा सकता है कि आपने प्रत्येक प्रकार के 


व्याख्य[न-वाचस्पति चरितनायक श्रीमद विजययती न्द्रसूरीग्वग्जी महाराज साहव 


'ए७४७छाक 
| 
| 


वानरा चातुमास के अवसर पर वि ल० २००९, 


सपेसंहांर... [१११ 
प्राधीम एवं घातक से घातक कुसंपों को विनष्ट करके ही, किसी उत्सव के 
आयोजन में भाग लिया। अनेक स्थलों “ पर आपश्री ने उपदेश देकर पाठ- 
शाला, गुरुकुल एवं कन्या-पाठशालायें खुलवाई' और नवीन मण्डल, सभा एवं 
परिपदों की स्थापनायें करवाई , जिनका यथाग्राप्त परिचय यथास्थान कर दिया 
गया है पुनः पिष्टपेषण करने का मेरा प्रयोजन भी नहीं है । वीशस्थानक- 
तपाराधन, अट्टाई-महोत्सव, १०८ एक सौ आठ अमिषेकवाली महाशांतिखात्र- 
पूजायें तथा विविध प्रकार के अन्य तप आपश्री की मधुर देशना से और- 
श्रापश्री की अधिनायकता में मालवा, मारवाड़, थराद आदि प्रान्तों के अनेक - 
ग्राम, नग्रों के श्रीसंधों ने सदग्रहस्थों ने जो किये हैं, उनका भी पूरा २ 
वर्णन दिया ही जा चुका है। यहां केवल इतना ही पुनः स्मरण कराना है 
कि आपश्री ने तपमाहात्य को चरितार्थ करने में भी अपने को किसी प्रकार 
पीछे नहीं रक्खा है। अब नीचे की पंक्तियों में आपश्री हारा की गई 
साहित्य-सेवा के ऊपर कहा जाकर उपसंहार समाप्त किया जा रहा है। 


आचार्यश्री ओर उनका साहित्य 


मुनित्रत ग्रहण करने के समय से ही आपश्री का साहित्य की श्रोर 
विशेष भुकाव हो गया था। आपको जेसा अ्रध्ययन से ग्रेम था, वैसा ही 
लेखन-क्रिया से भी अनुराग था । कहावत है कि इच्छा के अनुकूल साधन 
मिल ही जाते हैं, हो उस इच्छा की पूत्ति के प्रति इच्छाधारक की ततरता- 
पूर्ण चेष्टा । अभिधान-राजेन्द्र-कोप' जेसे महाश्वद्धार्यवकोप के तेजखी विद्वान्‌ 
गुरु का जहाँ सान्निध्य एवं सहवास प्राप्त हो, वहाँ पर साहित्य-सेवा की ओर 
चढ़ने वाले के भाग्य में क्या कमी रह सकती है । गुरु के साथ आप दस 
वर्ष पर्यत रहे श्रोर ऐसी योग्यता ग्राप्त की कि आपने अपनी दीक्षा के दस वर्ष 
पचात्‌ गुरुदेव के खर्गवासी होने पर अ्रपनी चौबीस वर्ष की वय में ही उक्त 
कोप के सम्पादक रह कर श्रपने दस वर्ष के कठिन श्रम से उक्त कोप का 
सम्पादन करके उसको मुद्रित करवाया । 


अभमिवान-राजेन्द्र-कोप' समस्त जेन वाड्मय का समुच्चय-ग्रंथ है। 


१३४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्‍्द्रसूरि-ज्ीवन-चरित 


इस कोष में जेन आगम, निगम, कथा, पुराण, दर्शनशास्त्र सभी को पूरा २ 
स्थान दिया गया है। श्रव यहाँ पाठक सहज समझ सकते हैं कि आपका 
जैन वाइमय का ज्ञान और संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का ज्ञान भी 
प्रा-प्रा है। 


आप जेसे भाषा के विद्वान हैं वेसे तार्किक भी हैं-। प्रसिद्ध 
आगमवेत्ता श्रीमद्‌ सागरानन्दसूरिजी, जो अपने समय के समस्त जैनाचार्यों 
में अपने आगमज्ञान के लिये अ्रद्वितीय रहे हैं, जिन्हें समस्त जैन आगम 
ऐसा माना जाता रहा है कि कंठस्थ थे और जिनकी आगमों के प्रति कितनी 
श्रद्धा थी यह तो उनके उपदेश एवं श्रम से बनवाये गये श्री सिद्धक्षेत्र-पाल्री- 
ताणा में स्थित श्री आगम-मंदिर के दशन करके भलीविध समझा जा सकता 
है--ऐसे उद्भट आगम-ज्ञानधारी आचार्य के साथ में चर्चा करने पर तैयार 
हो जाने वाले और चर्चा करने वाले आप में भी कैसी तकी-शक्ति हो सकती है 
सहज समझ में आने की वस्तु है। आपश्री तो फिर उक्त आचार्य के साथ 
चर्चा करने में विजयी रहे हैं । 


आपश्री व्याख्यान-कला में भी अत्यन्त निपुण हैं । आपका भाषण 
सरल, सुन्दर एवं मुद्दावरेदार देशी भाषा में होता है। आगम के कठिन से 
कठिन इल्ोकों के अर्थ एवं उनको लक्ष्य में रखकर कही जाने वाली हित- 
शिक्षा्ये आप व्याख्यान-परिषद्‌ में ऐसे ढंग से चर्चते हैं कि श्रोतागण को ' 
हृदयंगम करने में तनिक भी काठिन्य अतीत नहीं होता । व्याख्यान की 
रैली आपकी सचमुच ही अद्भुत है, तभी तो आप व्याख्यान-वाचस्पति' 
कहलाते हैं । 


उक्त पंक्तियों का सार यह है कि आप भाषाविद्वान्‌, तार्किक श्रोर 
व्याख्यान-कला में निष्णात एक जैनाचार्य है, जिनकी साहित्य-सेवा पर यहाँ 
कुछ कहा जाने वाला है । 


आपकी सर्वप्रथम कृति जो प्रकाशित हुईं है वह है 'तीन स्तुति की 
धराचीनता ।* यह पुस्तक १६ पृष्ठ की है और विक्रम सं० १६६३ में ही 


हपसंहार ः [! ३४५ 
लिखी गई और प्रकाशित हुई है। सब से पश्चात्‌ का ग्रंथ अथवा पुस्तक 
तपःपरिमल' है । यह वि० सं० २०११ अर्थात्‌ इसी वर्ष छपी है । 

आपश्री द्वारा रचित एवं सम्पादित ओर संकलित पुस्तक एवं ग्रश्रों 
की सूची, मुद्रण-संवत्‌ और पृष्ठ-संख्या के अंकों के सहित प्रस्तावना-खण्ड 
में दे दी गई है । 


सूचीगत पुस्तकों में कई पुस्तकें आपश्री द्वारा मोलिकरूप से रची 
हुई ओर कई अनूदित, सम्पादित एवं संकलित हैं। विषय की दृष्टि से-वे धार्मिक 
श्रौर इतिहासविषयक हैं | बड़ा सौभाग्य है कि आज के जेनाचार्य एवं 
जैनमुनियों की दृष्टि धर्मविषय के ऊपर जैसी रहती है अत्र वेसी ही इतिहास 
के विषय पर भी रहने लगी है। 


ग्रे 


ऐप्ते इतिहास-प्रेमी जैनाचार्यों में आपका नाम अग्रगस्यों में रहेगा । 
प्रदत्त सूची में बारह पुरतकें इतिहास की दृष्टि से लिखी गई हैं। इनमें 
तीन यद्यपि जीवन-चरित हैं; परन्तु उनमें भी अधिकांशतः इतिहास का ही 
तत्व रखा हुआ है । इतिहास की दृष्टि से लिखी गईं पुस्तकों में विशेष 
उल्लेखनीय एवं संग्रहणीय आपश्री द्वारा मौलिक रूप से रची गई' १ 
श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्द्शन के चारों माग', श्री कोर्टजीतीर्थ का इतिहास, 
श्री नाकोड़ा-पार्खनाथ', "मेरी नेमाड़ यात्रा, 'मेरी गोड़वाड़ यात्रा! नामक 
पुस्तकें हैं । प्रत्येक पुस्तक के लिखने का उद्देश्य आपश्री का जैसा मिन्‍न रहा 
है, उसी प्रकार प्रत्येक पुस्तक में इतिहास के भिन्‍न २ तत्त उनमें स्थान पा 
सके हैं। जैसे 'विहार-दिग्दर्शन' --शब्द ही वतलाते हैं कि इन चारों भागों 
में आपश्री द्वारा किये यये मुख्य २ विहार का वर्णन है | विहार-वर्णन में 
श्रापश्री ने अपने मार्ग में आये हुये समस्त छोटे-- बड़े आम, नगर, तीथों' का 
एवं राज्यों का जैन-आवबादी, जैनमंदिर, जेन धर्मशाला, जेन उपाश्रय एवं 
कुल जनसंख्या की दृष्टि से अच्छा परिचय दिया हे। कहीं २ उनके 
प्राचीन इतिहास भी देने का ग्रयत्त किया गया है। इसमें कोई शका नहीं 
कि ये चारों भाग भविष्य में इतिहास और पुरातत्त के विद्यार्थियों एवं विद्वानों 


१३६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित॑ 


के लिये बड़े अमूल्य सिद्ध होंगे। आज भी जिस किसी विद्वान ने इनका 
उपयोग किया है वे इनके मूल्य को मुक्तकंठ से खीकार करते हैं। इसी 
प्रकार मेरी नेमाड़ यात्रा! और 'ेरी गोड़वाड़-यात्रा' नामक दोनों पुस्तकें 
भी नेमाड़ और गोड़वाड़ श्रान्तों की अच्छी इंतिहास-पुस्तकें हैं । 'मेरी नेमाड़- 
यात्राः में नेमाड राज्य ओर उसमें रहे हुये जेन आबादी वाले ग्राम, नगरों तथा 
तीथों' का अच्छा वर्णन है। मेरी गोड़वाड़-यात्रा'! में मरुषर-प्रदेश 
( राजस्थान ) के गोड़वाड़ ( ग्रिखिड़ ) प्रान्त के प्रसिद्ध पाच जैन तीर्थ 
वरकाणा, नडूलाई, नाडोल, श्री महावीर मुच्छाला और जगरद्‌ विख्यात 
श्री घरणुविहार-नलिनीगुल्मविमान श्री आदिनाथ चतुम्मुंख जिनालय श्री राणक- 
पर तीर्थ का अच्छा इतिहास गंथा गया है। श्री नाकोड़ापारववनाथ श्र 
श्री कोर्णनी तीर्थ! का इतिहास अपने २ तीर्थों के इतिहास हैं। आपने 
उक्त इतिहास-प स्तकों की रचना शिला-लेख, प्रतिमा-लेख, तामप्रपत्र और राज्य 
के पट्टे-परवानों की सामग्रियों का उपयोग करके की है तथा लेखों और 
पट्टों की प्रतिलिपियाँ भी आपने साथ ही साथ प्रकाशित करने का ग्रशंसनीय 
प्रयत्न किया है । इस प्रकार उक्त इतिहास पुस्तकें पुरातत्त्वदृष्टि से भी मूल्य- 
वती ठहरती हैं । 


आपश्री का इतिहास के विषय से कितना ऊँचा श्रेम रहा है वह आपकश्री 
के सदुपदेश से प्रारंभ किये गये, आपश्री की देख-रेख में रचे जाते हुये, 
आपश्री द्वारा चुने गये लेखक के द्वारा लिखे गये “श्री प्राग्वाट-इतिहास' 
नामक इतिहास से भलीविध समझता जा सकता है। इस इतिहास का लिखना 
वि० सं० २००० में प्रस्तुत जीवन-चरित के लेखक ने ही प्रारंभ किया था 
ओर जो इसी वर्ष वि०सं० २०१० में प्रकाशित हुआ है, जिस पर श्री प्राग्वाट- 
इतिहास प्रकाशक समिति ने लगभग २७०००) रुपया व्यय करके इसको 
लिखवाकर प्रक शित किया है । 


आपश्री द्वारा संग्रहीत किये गये ३७४ प्रतिमा-लेखों का संग्रह, 
जिसमें श्री जीरापललीतीर्थ से लगाकर थराद-नगर तक के मार्ग में आये हुये 
ग्राम, नगरों में स्थित जिनालयों में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं एवं खय॑ जीरापल्ली 


उपसेहार [ ३३७ 


श्रौर थराद नगर के लेख हैं, “री जैन प्रतिमा-लेख-संग्रह' नाम से 
वि० सं० २००८ में प्रकाशित हुआ है। इन पंक्तियों के लेखक को उक्त 
प्रतिमा-लेख-संग्रह का सम्पादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुरातत्त 
एवं लेख-संग्रह-विषयक पुस्तकों में इस पुस्तक की रचना अपनी खतंत्र 
विशेषता भले न भी रखती हो, परन्तु कई-एक अज्ञात एवं अग्रसिद्ध स्थानों 
को प्रकाश में ला सकी है ओर एक सहस्न वर्ष प्राचीन कई कुल्ों का यथा- 
प्राप्त संक्षिप परिचय देने में अवश्य सफल हुई है यह कहा जा सकता है । 
सम्पादन-शैली के विषय में चालू पद्धति की दृष्टि से यद्यपि मुझको कुछ,भी 
नहीं कहना चाहिए; परन्तु इतना तो कहना लाभदायक ही समभता हूँ कि 
जो इसको पढ़ेंगे वे इसको समभने में और अपने अर्थ की बात शोध 
निकालने में किसी बात की कठिनाई का सामना नहीं करेंगे | 


धार्मिक-साहित्य-प्रेम भी आपश्री का कम स्तुत्य नहीं है। शआ्राप॑ने 
कथा, चरित, पूजा, आचार आदि विषयों पर ही अधिकांशतः अपनी लेखनी 
चलाई है। कई-एक धार्मिक पुस्तकों का व्याख्यान देते समय अ्रच्छा उपयोग 
किया जा सकता है; क्योंकि उनमें रोचक, हितकारक एवं श्रत्यन्त शिक्षाप्रद 
कहानियों, वार्ताश्रों का संग्रह किया गया है। आपश्री जेसे व्याख्यान देने 
में प्रसिद्ध हैं, आपश्री के विषय-प्रतिषादन करने के उस रोचक हंग से लिंखे 
गये आपश्री के प्रकाशित उक्त ग्रवचन ग्रंथ बड़े ही रोचक हैं और सरल और 
सुबोध भाषा में लिखे गये हैं। श्री गुणानुरागकुलक ( सानुवाद )' 
श्री अपटकुमार चरित' श्री जगडूशाह और कयवन्ना चरित' श्री चंपक- 
मालाचरित' और श्री यतीन्द्र-प्रवचन' नामक चरित और प्रवचन-पुस्तकें इस 
दृष्टि ते बड़ी ही अच्छी शैली और सरल सुबोध भाषा में लिखी गई कही 
जा सकती है। भाषा आपकी हिन्दी की खड़ी बोली की ओर ही अधिक 
भुकती हुई है ओर उसमे सर्वसाधारण के समभने योग्य शब्दों का ही 
श्रधिक प्रयोग हुआ है । लेख लम्बा नहीं हो जाय इस दृष्टि से संक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि साहित्य सेवा की दृष्टि से आपने इतिहास, पुरातत्त 
एवं धर्मविषयों पर अच्छा लिखा हे यह प्रारस्म के पूष्ठों में दी गई पुस्तक-ग्रंथ- 
सूची से जाना जा सकता है। 

४३ 


3३८ | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-च रिर्त 


आप शेषकाल में स्थिरता के अवसरों में सदा लिखते रहे हैं, यात्रा- 
काल में सदा कुछ न कुछ लेखन-सामग्री जुदते रहे हैं और चातुर्मासों में 
श्राप प्रकाशित करवाते रहे हैं तथा अपनी श्रमसाध्य पुस्तकों की रचना करते 
रहे हैं। आपके नाम से श्री गुढ़ाबालोतरा ( मारवाड़ ) के जैन श्री संघ ने 
“री यतीन्द्र-जैन ज्ञान-भण्डार' को संस्थापित करके आपके द्वारा रचे गये 
साहित्य को प्रतिष्ठित किया है। आपका समस्त साहित्य वहाँ सुरक्षित है। 
वैसे तो आपका साहित्य श्री राजेन्द्र-प्रवचन-कार्यालय, खुडाला में भी 
रहता है । 


अंत में लेखक यह खीकार करता है कि आपश्री की सतत प्रेरणा, 
कृपा एवं शिक्षाओं का ही फल है कि लेखक साहित्य केक्षेत्र में 'जेन-जगती' 
'श्री प्राग्याउ-इतिहास' 'श्री राजमती' जैसे काव्य और इतिहास के ग्रंथ रख 
सका है। आपश्री ने लेखक को जो रू० ५०००) की अमूल्य मेंट प्रदत्त 
करवाई है तथा उक्त रकम का उपयोग केवल साहित्य के प्रकाशन के लिये 
ही करने की लेखक को जो अमूल्य सम्मति प्रदान की है वह आपक्री के 
उत्कट साहित्य-प्रचार-प्रेम को प्रकट करती है। लेखक ने भी आपक्री के 
खनामधन्य अभिषान से अपने जन्म ग्राम धामणिया (मेवाड़) में श्री यतीरद- 
साहित्य-सदरन' नाम की साहित्य-सेवा-संस्था को खोलकर कुछ विश्वास दिलाने 
का ग्रयत्ष किया है। जेन-जगती' की द्वितीय आवृत्ति और 'श्री जैन प्रतिमा- 
लेख-संग्रह' का प्रकाशन इस ही संस्था की ओर से हुआ है । लेखक द्वारा 
भविष्य में जितना भी साहित्य लिखा जावेगा वह समस्त इस ही संस्था 
द्वारा प्रकाशित होता रहेगा इस निर्णय की सत्यता यद्यपि पूर्णतः लेखक पर 
ही अवलंबित है; परन्तु यहां जो लिखने का तालय॑ है वह यह ही है कि 
आ्रपश्री का साहित्य-सेवियों के प्रति भी गहरा सहयोगभाव रहा है ओर 
साहित्य-प्रचार-प्रेम आपके श्रंतर में पूरा २ जाग्रत है। शुभसू-- 
घीर संवत्‌ २९८८ 


४ हर लेखक--- 
0 के हज दोलतपिंह लेा “अरीज्रद! बी० ए० 
शनिद्चर 


सा० २-१-१९०३ अमरनिवास--भी लवाड़ा 


श्री श्री १००८ भद्दारक-पृज्यपाद--- 


आचार्यदेव-श्रीमद्विजययतीन्द्रमूरी धराणां 


गुणस्तुत्यात्मकानि अष्टकानि । 


(१) 
गररफेमकसमाव्जातलिः 
गुरुफमकुसुमाज्जाहे! | 


मान्येर्मान्यों वदान्यों भविकजनकृते शंग्रदों मानदोडय- 

शोहारी कीर्तिधारी प्रथितमतिमता मानकारी व्यगारी । 
जैनीयग्रन्थमर्मी भणितवहुयशास्त्यक्तकर्मी सुधर्मी, 

वाच॑ वाचंयमो वे मधुरश्रुतयुतां श्रावयेच्छीयतीन्द्र: ॥ १ ॥ 
श्रीमद्राजेन्द्रसूरिग्रवरतपगणे गीयमानग्रकी त्ति- 

नी मानी सुमानी वहुविधसुजनेः प्रथ्यमानप्रगीतिः । 
कान्तो दान्तो5तिशान्तोडखिलविदुधनर न॑म्यमानो मुनीन्‍्द्रो, 

धन्यो धन्यो5तिपन्यों नेखिलजनसुखानन्दकच्छीयतीन्द्रः ॥ २॥ 
भाव॑ भाव॑ सुभाव भविकभविकवधृन्दे यशोगीयमानम्‌ , 

पाय॑ पाय॑ व्यपायं सकलसकललोके सुधापीयमानम्‌ । 
ख्यायं ख्यायं खभिख्या निखिलभुवितले यो गुरोरद्रयसथ, 

वन्दं बन्द पदाव्जे विविधयुधवरे राजते श्रीयतीन्द्रः ॥ ३॥ 

--५० श्यामसुन्दराचाये | 

यद्व्यास्यानकलाकलापमहिमालोके पुमर्थोन्नति- 

प्रत्यातः श्रृतसम्मतः सुमधुरिमोद्गारप्रकर्पाश्रितः । 
उत्सूत्र वदता जिगाय वहुशो व्याख्यानवाचस्पतिः, 

सोञ्य नः श्रियमातनोतु विजयी श्रीमान्‌ यतीन्‍्द्रः प्रभु: ॥॥ १ ॥ 
श्रीमद्राजेन्ठ्सूरि प्रवरगुरूवराणा लसत्कीत्तिकानाम्‌ , 

पादाम्भीजद्यी सदचहुलपरिमलाउञखादलुब्ध सुभृद्षम | 
सर्वाशासु प्रसाराउ्तुलविमलयशोराशिसंशाभमानम्‌ , 

वन्दे श्रीमदयतीन्द्राभिधमनिशमहं सबलोकप्रशस्यम्‌ ॥॥ २ ॥ 
सच्चारित्यचणस्थ यस्थ विदुपः ब्लाथयोपदेशामृतम , 

पाय॑ पायमनारतं व्युपरताः सावद्य कृत्यादमी । 
श्राद्धा: शासनसन्नतिं विदवते ग्रोत्साहवन्तः समे, 

दत्ता में सद्दि सन्‍्तत चहुमुख श्रीमान्‌ यतीन्द्रः प्रभुः ॥ ३ ॥ 


३४२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


परोपकारकारिता विभाति यत्र भूयसी, 
सदैव कल्पवृक्षवत्‌ प्रदानिता महीतले । 
कृतज्ञता सुविज्ञता सुसाधुता च सदूगुरो, 


यतीन्द्रनामधारिणं तमद्यं नमाम्यहम्‌ ॥| ४ ॥ 
--पं० ब्रजनाथ मिश्र शाल्वी | 


तपसा रविरेवलसत्किरणो, यशसा चलपार्व॑णचन्द्रचणः । 

वचसा ननु गीष्पतिरेव भवान्‌ , महसा च यतीन्द्रमुनिरययति ॥१॥ 
श्रीमजिनेन्द्रशुमधर्म घृतावतारो, 

भव्योपदेशकरणामरणार्णवीघः । 
देशाटनाटवि(ग्र)पत्तनचा ठुवाट३, 

श्रीमद्यतीन्द्र मुनिराजवरों विजीब्यातू ॥| २ ॥ 
मूर्र्या महषिरिव चन्द्र इव खकीर््या, 

मत्या वृहस्पतिरिवाब्धिरिवातिधृत्या । 
सत्यावृतों विधिरिव श्रतिधर्मवेत्ता, 

श्रीमद्यतीन्द्रविजयोञ्बतु मां मुनीन्द्र: ॥ ३ ॥ 

--पँ० विहारीलाल शा्ली | 


यस्॒ ग्रोचचन्निपुण॒धिषणासाम्यमार्तुं न दक्षे- 

उलक्ष्यो देवालिपक्षोअप्यदितिसुतगुरुगीष्षतिभतलेज्सो । 
यः स्वीयज्ञानकाण्डप्रखरकिरणध्व॑सिताइज्ञानजाल- 

ध्वान्तो जेनो जयति विजयश्रीयतीन्द्रो महीयान्‌ ॥ १ ॥। 
यदीयसुयशो विधुर्धवल्लयन्‌ महीमण्डलम्‌ , 

प्रचणडतरकल्मपत्रजसरोजमामी लयनू । 
विराजतितरामसौ विविषशास्त्रपारच्नमो, 

यतीन्द्रविजया भिधः सदयजैनतत्वाविशः || २ ॥ 
संस्तारयन्निजगुणेरुपकारजातान्‌ , 

प्रेम्णा हि क॑ न मनुजं हि वशीकरोति । 
शिष्योज्प्युदारचरितस्तवशान्तचित्तः, 

विद्याविनोदरसिकों जगतां हितेषी ॥ ३ ॥ 


अप्रक--ख|गत-स्तव कगुच्छ: [ ३४३ 


श्रीगुरुदेवयतीन्द्रसूरिविवुधीइहिसापथः सत्वरम्‌ , 
कारुण्यायुतमानसः प्रतिदिन लोकान्तमोमोदीत्‌ । 
साध्वपकारकरों हि लोभरहितों भिक्षात्रतः संयमी 


स्याद्वाद[दिप्रचारकरणपर कारुण्यपुर्णोपम । ४ ॥। 
--९० विश्वेध्वर व्याकरणाच।यं-साहित्यती थे । 


(२) 
खागत-स्तवकगुच्द; । 
वसन्तातैलकावृत्तम्‌ 

भृव्योमखद्यमिते ननु वेक्रमाब्दे, 

पक्षे सिते भगुयुते सुतिथी चतुर्थ्याम्‌ । 
आहोरनाप्रि नगरे रमणीयहव्ये, 

सुखागतं विजयसूरियतीन्द्रकाणाम्‌ ॥| १ ॥ 
श्रीमद्यतीन्डमुनिवर्य्यमुनीद्रकाणाम्‌ , 

व्याख्यानवारिधिवरे हिं सुपुज्यकानाम्‌ । 
राजेन्द्रसूरिपद्पड्ठजपूजकानाम्‌ , 

सुखागरते विजयसूरियतीन्द्रकायाम्‌ ॥ २॥ 
र्याननेडमृतरस खबतीह येषाम्‌ , 

कान्तिस्तथैव वदनस्य॒ द्वि भाति येपाम । 
सन्दर्शन नयनमोदकरं च॒ येपाम्‌ , 

सुखागतं सुखकरं सुखदं समेषाम्‌ | ३ | 
शिष्या; सदेव परितः परिरम्यमाणाः, 

सेवारताः सुविनया विनतिं दधानाः । 
पाश्वेडनिग परिवसन्ति गुणाकराणाम्‌ 

सुखागत विजयसूरियतीन्द्रकाणाम्‌ | ४ ॥ 
ता सुपार्वंवसता विनताउन्तराले 

संच्य्यतड्द भुतमतिमहनीयकी त्ति: । 
कान्त/ कवि: करुणकाव्यकलापकर्त्ा, 

राराजते य इह काव्यकलानुरक्त: ॥ ५ | 


३४४ | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित॑ 


गास्मीर्यभावभरण कविमारविय:, 
साहित्यसारसरणे कविकालिदासः । 
लालित्यपादरचने कविदरिडतुल्यो, 
नानार्थसिद्धिसहितः कविमाघ एवं ॥ ६ ॥ 
नामैव यस्य सुकवेः सुखदं श्रुतीनाम्‌ , 
विद्यां विकासमतिदां विशुभां विजेता । 
तन्नाम एवं चरितार्थमभिग्रयाति, 
विद्याविजेतुरनवस्य कवित्वचश्चो; ॥ ७ ॥ 
पद्चप्रकाशनपटुः ग्रविभासमानः, 
श्रीमद्यतीन्द्रपदपइ्डजमादघानः । 
प्रयोतकः ग्रबलपुरयफलप्रभावेः, 
श्रद्धायुते) सुमतुजेः परिसेव्यमानः, ॥ ८ ॥ 
स्गूधरावृत्त म्‌ 
स्निग्घे साहित्यसारे सुपदसरसिजे, स्नेहसिक्तानुरक्तः । 
रम्ये पचग्रबन्धे ललितपदयुते, प्रोढ्मत्यातिशक्तः ॥ 
श्रीमद्व्याख्यानवाचस्पति-विजययतीन्द्रायसरेः सुशिष्यः । 
जिव्याजीयात्व विद्याविजय इह कविः कान्तकायः कवीशः ॥ 


वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
इत्थं सुशिष्यकरेः सतत सुवन्धाः, 
आधचार्यवर्य॑विभुसूरियतीन्द्रपादाः 
खागत्य बोधपरिपूर्णसुदेशनातः, 
आहोरजैनजनतां विद्धत्त्तनज्ञाम्‌ ॥॥ १० ॥ 
--पं० मदनलाल जोशी दशपुरश्ः | 


( है) 


हृचाउनवच्या यंद्विया, विद्वदवृन्दामिनन्दिता । 
वादिवादाजवसादाय, प्रकामं क्षमता मिता ॥। १ ॥ 


अष्टक:--गुरुदेवस्तव, [ ३१४० 


ग्राम ग्राम प्रतिग्रामं, मुनिमस्ठल्षमण्डितः । _ 
धर्मव्यवस्थां तनुते, क्ुर्बनू यो धर्मदेशनाम्‌ ॥ २ ॥ 
यदीयो नित्यआचारो, युक्ताहार-विदरवान्‌ । 
दर्शकानां मनोदित्तो, प्रभाव॑ जनयत्यरम्‌ ॥ ३॥ 
नित्यमाचार्यमाणा यचारित्रायखिलक्रियाः । 
कदाचिदपि नायान्ति, शैथिल्यं तद्धयादिव ।| ४ ॥ 
कामादिककषाया यद्भयादिव यदन्तिकात्‌ । 

दूर पल्ाय्य शरणीचक्रं: पाखण्डमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्म्य॑सूक्तिम[|कर्रर्यावधी रितसुधारसाम्‌ । 

समस्ता जनता तृप्ता, सुधां कलयते मुधा ॥ ६ ॥ 
पापक्रान्तिमयेजप्यस्मिनू , विकराले कली युगे । 
धर्मस्थिति यस्तनुते, क्षान्त्वाउसहपरिषहान्‌ ॥ ॥ ७ ॥ 
जिनालयप्रतिष्ठानमधिष्ठानं शुभाश्रियास्‌ । 

कारयनू यः प्रतिष्ठानं, प्रतिष्ठानं श्रितोडसमाम्‌ ॥ ८॥ 
ते श्रीयतीन्द्रसूरीन्द्रं, नरो भक्तिमराखितः । 

प्रणुमन्‌ संस्मरन्‌ ध्यायन्‌ , कर्मवन्धाहिसुच्यते ॥ ९ ॥ 


(४) 
गुरुदेवस्तवः । 


क्ष॑ंपणीयकर्मरम्भा-तम्बेमिद करीन्द्रंम्‌ । 
शिववत्तनीगतीन्द्रं, भजतां गुरु यतीन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 
गुणगारवावरस्तात्‌ , कृतदिव्यभा गिरीन्द्रम्‌ । 
जिनसेवि-सद्यतीन्द्रमू , भजतां गुरु यतीन्द्रम्‌॥ २॥ 
विनयानमन्नरेन्द्रमू, सुमनखि-किन्नरेन्द्रम्‌ | 
गुणितालयन्मतीन्द्रमू, भजता गुरु यतीन्द्रमू॥ ३ ॥ 
भजनेन नेजमिन्द्रमू, नमता पढ किलैन्द्रम । 


भजता गुरु यत्तीन्द्रमू, भजता गुरु यतीन्द्रम ॥ ४ ॥ 
ध्ष्ट 


३४६ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसुरि.--जीव न-चर्रिंत॑ 


वदन्तीति भव्यविद्या, जगतीतराउनवचा । 
क्रियतां निजाउनवदा, शिवसौख्यसाधिपथा ॥ ५ ॥ 


गोतिकांबन्दमय-प्राथना । 
(५४०2 


भगवन यतीन्द्र॒स॒रे ! चरणेषु ते नतीडहम्‌ । 
शुचिशास्त्रबोधशालिन्‌ !, चंरणेषु ते नतोडहस्‌ ॥ १॥ 
पीयूष कव्पवचसा, तुष्टा नेरास्तवेह । 
रससिक्तशब्दधारिन !, चरंणेषु ते नतोडहँस ॥ २ ॥ 
सुविधाय दर्शनं ते, नन्दनिति मानवी वे । 
कमनीयकान्तिधारिन्‌ !, चरणेषु ते नंतोइहम ।॥ ३ ॥। 
नतशीलमानवानामसि, सोरस्यकीरेकस्त्वम्‌ । 
त्रयतापशापह्यारिन्‌ !, चरणेई ते नतोउहम ॥ ४ ॥ 
प्रथितप्रदेशग्रन्ते, ब्यतिरम्यरल्नपु्याम्‌ । 

पीताम्बरप्रजेत:, चरणेषु ते नतोडहस्‌ ॥ ४ ॥ 
विद्यानिधे विहारिन्‌ !, विविधाप्तवाक्यधारिन्‌ । 
यतीन्द्रदेव हे दयालो !, चरणेषु ते नतोड्हस्‌ ॥ ६॥ 


शिखरिणो-छन्दः । 
(६) 


गुरो। ते ग॑म्भीरा रुचिरमुखभुद्रा मंदिकरी, 
प्रकर्पाह्ंद मे प्रकंट्यति चित्ते प्रणमतः | 
श्रतों वारम्वारं विषयविटपीकृन्तनकृते ५ 
सदा ता ध्यायामि प्रखरकरपत्राकृतिमहम्‌ ॥ १ ॥ 
असार संसार गुरुवर | विचाय खह्ददये 
त्वया सर्वे त्यक्ताः नेरभवग्रपश्चाः द्रुततरम्‌ । 
भवदमि. संग्राप्तु कठिनतरकैवर्ल्यपदवी, 
गृहीतं वेराग्यं जगति परंमान॑न्दकरणम्‌ ॥ १ | 


अष्टक:--गुरुवच्दना [ ३४७ 


श्रगाधं श्रीजेनागमजलनिर्धि निर्मेलधिया, 

विगाद्याज्वापं भ्र ह्मतलतलगं रत्ननिचयम्‌ । 
जनेभ्यस्तच्छुद्धाभरनतशिरोश्यों वितरता, 

निरस्त लोकानां पनतिमिरमन्नानप्रभवम्‌ || ३ ॥| 
शरीरे धृत्वैवं यमनियमवर्माणि सततम्‌, 

जगज्जेत्रामोध स्मरशरवलं व्यर्थमकरोः । 
कपाया न्निजित्य श्रितसमकितस्त्व॑ हि पवलाम्‌ , 

पताकां सत्कीत्तेरिह जगति विस्तारयसि वे ॥ ४ ॥ 
सुधासिकता दृष्टिभवति नितरा भाविकज़ने, 

विल्षम्ा त्वाद्मणी कलिहतधियां शिक्षणविधौ । 
सतां नित्यं नुणामनुकरणयोग्यास्तव क्रियाः, 

अहस्तां सूरीश गुरुवर | यतीन्द्रं ख़लु मजे ॥ ४॥ 

““तव शिष्याणु-मुनिविद्याविजय; । 


(७) 
गुरुपन्दना 


वजिनराशिनिराकरणक्षमं, अब्ुधवाचकव न्द शिरोमणशिम्‌ । 
सकलशास््रविचारणदक्षिणं, नमत धीर-यतीन्द्रगुरु परम ॥ १॥ 
नमत सादरमेनमनारतं, श्रमणसदगुणशोभ्िवपुःथ्ियम्‌ । 

जगति तत्तविदामतितोपद गुरुयतीन्द्रमनीहमलोमिनम्‌ ॥ २ ॥ 
करूणया परया जगददुधुतं, सदसि निर्जितवादिमतिग्रभम्‌ । 
परमपावनमानतशमंदं, गुरुयतीन्द्रमहनिद्यमानुमः ॥ ३ । 

दिशति यच्रणाम्बुजसेवनं, निरघथर्मकृतामिह देहिनाम्‌ । 
सुखसमृद्धिमहावनितादिक, गुरुयतीन्द्रमपच्छिदमानमः ॥ ४ | 
रतिपतिच्छविजित्तरसूपिण, गशिसमानसुभ्मीतलकारिणम । 
श्रमणपेवकर्संसतितारिण, नमत घीर-यतीन्‍्द्रगुरु प्रभभ ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिशादितकीत्तिलनाजुप, सुज़नवारिजराशिदिवाकरम । 
कुमतनागमद्दाड़ अमद्रवं, परिणुमो गुरुवीर-यरत्तीन्द्रकम ॥ ६ ॥ 


३०८ ] श्रीमद्‌ विजययती-द्रसूरिः--जीवन-चरित 


सदसि वागधिपोपममर्थिनां, नवपयोदमिवेष्टवसुप्रदम्‌। 
सकलविद्वजनीनपुरःसरं, परिणुमो गुरुषीर-्यतीन्द्रकम्‌ ॥ ७॥ 
श्रतिसुखावहधर्मसुदेशनां, मधुरया गिरया दद्॒त सदा । 
सकलजीवदयारतमानस, नमतधीर-येतीन्द्रगुरु जना। ॥| ८ ॥ 
अष्टक कृतवानेतद्विजयान्तिक उत्तमः । 


उपाध्यायगरो रस्य, कृपया5सीमया मुदा ॥ € ॥ 
के --मुनि उत्तमविजय | 
(छ-) 


शाइलविकीड़ितं बन्द; 

यः शिष्यान्‌ परिषाति मोहरहितान्‌ योग्यान्‌ खपादाश्रितान्‌ । 

य॑ वे विश्वविभीषकाः सबिनतं देव स्तुवन्ति प्रभुमू ॥ 
येनेद॑ निश्चिलं जगत्‌ सुमहसा संभासते स्वतः । 

यस्मे श्रीविदुषे नमन्ति सुजना जीयात्स लोके सुधीः ॥ १ ॥ 
यस्मादुबोधमवाप्य यान्ति च जना पन्यात्मनों मानवाः । 

यस्य श्रीसुविदः प्रसादकरणात्‌, स्तुत्यं पद सर्वथा ॥ 
यस्मिन्‌ भान्ति दयादिकाः (हि) सुगणा व्याख्यानवाचरपतो । 

विश्वस्मिन्नयताद्‌ वसत्वथ चिरं सरियतीन्द्रो हि सः॥ २॥ 
मोहध्वंसद्वाकरों यतिवरः सज्ज्ञानधर्माग्बुधिः । 

कारुण्या्रहृदः कवित्तकुशलो देदीप्यमानों मुनिः ॥ 
जेता जत्पकपगवों जनहितः पीताम्बरीयान्‌ मुनीने । 

भाषाकल्पतरु सदा विजयतां सूरियतीन्द्रो यतिः ॥ १ ॥ 
वैदुष्यादियमादिभिगु ण॒गरणेरविद्दरैरचितः । 

शान्तिक्षान्तिदया दिरित्सहितो दीप्तो जनाह्ादकः ॥। 
कृत्याकृत्यविवेचने सुनिपुण:ः सद्धम॑संस्थो मुनिः । 

जैनाचार्यवरः सदा विजयतां श्रीमदयतीन्द्र: सुधीः ॥ ४ ॥ 

मालिनीवृत्तम्‌ 
मुनिमहितमुनीन्द्रो मारसंमर्दनेन्द्र:, 
सकलगुणगणेन्द्रो धीमता यः सुधीन्‍्द्र। । 


अष्टक:---श्री गुरगुणरस्तुति: [ १४९ 


विजनकरिमगेन्द्रः शाखसच्े करीन्‍द्रः, 
जयतु जयतु देवः श्रीलसूरियंतीन्द्रः ॥ ४ ॥ 
सुविनतमुनिवन्देः शिष्यवर्गें: सुवस्य, । 
विविधविधिविधानेनाप्तमान्यो वदान्यः । 
गुरुगुणगणरक्तस्त्यक्तदर्पों विरक्‍्ता । 
जयतु जयतु देवः श्रीलसूरियतीन्द्रः ॥ ६ ॥ 
विहितहितसुकृत्यो विश्ववन्धोअनवच्:, 
निखिलगुणगणानामालयो यः सुनम्यः । 
रविरिव हि सुदीधते माननीयो मुनीन्‍्द्रः । 
जयतु जयतु देवः श्रीलसूरियतीन्द्र: ॥ ७॥ 
द्रतविलस्बितवृत्तम्‌ 
परमपरिडतमसण्डितमण्डल१, सुनयनो नयनन्दितमानवः । 
जयतु सूरियतीन्द्रयतीश्वर;, यमवतामवतां च पुर; प्र; ॥ ८॥ 
बृपतन्ततिलका छन्दः 
श्रीमद्यतीन्द्रयतिवर्यमहामतीनाम्‌ , 
सिद्धिप्रदं मदन-संविहित स्तवं यः | 
स्तोत्य॑सिद्धिसहितं हयनिशं सुचित्त, 
सर्वार्थसिद्धिमधिगम्य स नन्‍्दतीह॥ ६ ॥ 
पं० मद्नलाल जोशी, शास्त्री, मन्दसौर । 


हक, 
श्रोगुरुगुण स्तुति: 


व्याख्यानादिमुवासहोदरगुणेस्तुप्यत्सभासद्गणः, 
श्रीजनेन्द्रपदाचनप्रवणतानइश्ष्यलनु: कारणः | 

मम्तुत्या चरणों बहुश्रुततयो दखत्‌ क्रियानेपुणः, 

जेनाचारय-यवीन्द्रसरिरिह्द राराजीति विद्याचणः | १॥ 


रे ऋ 


नै 


३५० ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरिः---जीवन-चरित 


श्रीस्‍्याद्मादिपदारविन्दमहिमावश्य विनंधश्यजनिः, 
स दिद्याजनितानवद्ययशसा विद्योतिताशावनिः । 
दान्तिक्षान्तिनितान्तशा न्तिकरुणादीनां गुणानां खनिः, 
श्रीलाचार्य-यतीन्दुसूरिरिह राराजीति जैनो मुनिः ॥ १॥ 
रे ज्ेः ्ः 

गरिमिजितगिरीन्दुः कर्मरम्भा करीन्दः, 

गुणनत नरेनन्‍्दश्रित्खवतू किन्नरेन्दः । 
शिवसरणिगतीन्जः सदगुणाशन्मतीन्दः, 


स॒ जयति भवि जैनाचार्यवर्यों यतीन्दः ।॥ १ ॥ 
शहप० श्यामसुन्दर शा्त्री । 


( १० ) ) 
सटीका 


जिनमतजनता-सुजातमानो, 
यम-नियमादिगुरणेविराजमानः । 
मुनिजनमनसि सुधासमानो, 
जय 'सुयतीन्द्र यतीन्द्र ?' वन्द्मानः ॥ १ ॥ 
जिनस्य 5 वीतरागस्य, मते > धर्म, या जनता ८ जनसमूहस्तस्मिन्‌, सुप्रवधिक 
जात मान, > प्रतिष्ठा यस्य स | यमश्य, नियमश्व तावादियषां ते, ते च ते गुणा 
विराजमान: > सुशोभित । कायेन >तन्मात्रेण क्रियमाणं प्रतिक्रमण-कायोत्सगांदियं: 
यम: बाह्मयसाधनापेक्ष कम नियम प्रतिलेखनादि | वा-इन्द्रियाणां दमन यम ; संयम 
इत्यथ: | इयन्त कालमेतरेव कतेव्यमिति स्वीकृतिरूपो नियम । मुनय एवं जनास्तेषां 
मनसि हृढये, सुधया >पीयूषेण, समानस्तुल्य , अतएव वन्यते >स्तूयते, जनैरिति 


शेष" सुए-यतय: ८ संयमिनस्तेषां इन्द्र 5 श्रेप्ठोइघिपति: स चा5सौ “यतीन्द्र! एतन्नामको 
सूरिस्तत्सम्वुद्धो, इंह्शर्त्बं जय - सबेत उत्कर्षेण वर्तेस्व ॥१॥ 


गुणिगण-गणनाउग्रगएयमानः, 
शिव-पदवी-पदवी-प्रवर्तमानः । 
भवि-भवमव-भी तिभज्यमानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र! वन्‍्यमानः ।। २॥ 


सदीका [ ३५६ 

शुणिनां > गुणवतां, गण 5समूहस्तस्य, गणनायां - संख्यानकाले, अग्रे 

आ्रादौ गएयते यः सः | शिवस्य « मोक्षस्य, या पदवी - सरणिस्तस्या मोक्षमागेस्येत्यथेः । 

पद॒व्यां & पथि, प्रतरत्तेमानस्तिष्ठन्‌ । भवों जन्मे विद्येते येषां ते, तेषां भवे भवे & प्रतिभवं 

या भीतिजननमर णछ्छेशरूपा सा भज्यत्ते  नाश्यते यन स। अतेएवं वन्यमान: ० जने; 
स्तूयमान , हे सुयतीन्द्र “ विजययतीन्द्रसूरे | तव॑ जय ॥१॥ 


अविरत-सुतपस्तपस्यमानः, 
शम-दम-शी लगुणैश्व शोभमानः । 
जगति जडजनान्‌ विवोधमानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्‍्धमानः ॥ ३॥ 
हे सुयतीन्द्र 5 स॒श्रमणपतते-यतीन्द्रसूरे । तव॑ जय - सवोत्कृष्टो भव | कीदशो5सि, 
अविरतम्‌ > अनवरतं सुछ्ठ तपस्तपरस्यां तपरयसे इतिस ।च>पुन शमग््व दमश्र 


शीलश्व ते, त एव गुणास्तैः शोभस इति सः। जगति >संसारे, जडा- चज्ञा 
( 5 हक बल. के 
धमंतत्वमजानन्तों ये जना: 5 लोकस्तान्‌ विबोधसि >बोध॑ ददास्तीति सः ॥१॥ 


शनुपमतनुदी प्ि-दीप्यमानो, 
जिनतति-शा सित-शासने सुमानः। 
कविरिव कविसइसेव्यमानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र | वन्‍्चमानः ॥ ४ ॥ 


अलुपमा 5 लोकोत्तरा, था तनोः » शरीरस्य, दीप्विस्तेजस्तया दीप्यते 
“शोभत इति सः। जिनतत्या > जिनचतुरविशत्या, (सु)शासिते - सुरक्षिते, शासने |; 
सम्प्रदाय, सुप्ठ॒ मान यस्य स' | कविरुशनव, कवीनां सडघेन« समूहेनसेव्यते हे ये 
इति सः। अतएव वन्दते ८ स्तयते लोकैरिति शेप: | इद्श: ,्े सुयतीन्द्र - यतीरद्रसूरे ! 
त्वं जय 5 सवोत्कपतथा वर्तेस्व ॥४॥ फसूर | 


जन-जनन-म्तिविदार्य माण:, 
संतत-सुदुर्द्धर-वीयंबा य॑माण॒। । 
भतिमदतिनतों गता$भिमानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र | वन्धमानः || ४ || 


जनानां 5 जीवानां, जनन॑ > जन्म, मृनिमेग्ण च विदार्सम 


जि हा गण; > क्षण 
से । सतत ८ सबेदा, सुदुद्धगमितरघेतुमती-वा5 घक्य बी न्गक्ति 9 बा है गन 
तु कट ० च्, रः कै क्र 
चन स. । मतियुद्धिसदसद्विवऋलूपा यपा त, वेगतिययन 'नन, ४: न्तमम्कत | गत मयते 


अभिमान वध्य स । इंच्क्‌ स॑ सुववीन्दर  यतीन्द्रमुरे ! मुन्पिद्वव | जय ॥क 


्ड 


३५२ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


जगदुदधि-सुजीवतार्यमाण, 
सकल-संदागम-मर्म-पार्यमाणः । 
मदगदरहितः ग्रधी ग्रधानो 
जय सुयतीनद्र-यतीन्द्र | वन्धमानः ॥ ६ ॥ 
जगदुद्॒ध + ससारसागरतु्‌ सुजावास्ताथन्त यंत्त स. | सकलानों ० समरताता 
सदागमानां यानि समाशणि>साराणि तेषां पार गतवानिति स | समस्तागमपारदश्व 


इति। मद एवं गदो रोगस्तेन रहित: । अक्ृष्टा धीथषां तेषु प्रधानोड्मयश्व), शे ' 
प्रावत्त ॥॥ 


तपन इव विभाविभासमानो, 
जनकमलोपमुदाविकास्यमानः । 
अखिल-खल-खलत्वहीयमानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! वन्धमानः ॥ ७ ॥ 
तपन:  सूये इबं विभया 5 कान्त्या विभासत इति सः। विभासते:-कत्तरि 
ल८', शानचू | जना एवं कमलानि तेषामोधः > समूहस्तस्य मुद्धघे:-आ समन्‍्तात्‌ कासत 


इति तथा | अखिलेषु ० सकलेषु 'खलस्य! खलत्वं - दौज्न्य हवीयमान त्यज्यमानं येन 
स: । शेष प्राग्वत्‌ ॥७॥ 


कलिमलिनमल बंलादलं यो, 
दलंतितरां मुनिमणडलाअग्रयमाणुः । 
अपरपरनरे सदा समानो, 
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र | वन्धमानः ।। ८ || 
कलेः 5 कलियुगस्य, मलिनं > मलिनकारी, यन्मलं > पाप॑ तदू, बलादठादू 
अलमंत्यथ यो5तिशयेन दुलति 5 हिनस्ति सः । मुनीनां मण्डले, अग्र्यं श्रेष्ठ मान यस्‍्य 


सः । अपरोड्ह्वेष्टा, मिन्नमिति भाव; । परः शत्रः सचासो नरस्तरिमन्‌, सदा र सवंदा 
समान , उभावपि समो पश्यन्नित्यथेः | अवशिष्ट सुगमम्‌ ॥|८॥ 


स्तुतिरिह्द रचिता सुपुणिताग्रा, 

पदरुचिरा च यतीन्दसूरिकाणाम्‌ । 
भवतु सुफलदा सदा तदेषा, 

चुतरुलतेव फला सुपुष्पिताग्रा ॥ ९॥ 


अत ! दर हे ने 
»  अपष्टरक--पश्च वामरच्छन्द: | ३५६३ 


इृह ८ संसार यर्तीन्द्रसूरिकाणाम्‌ > श्रीमद्विजययतीन्द्रसूगीश्वराणाम्‌ । सुष्ठठ 
&सुन्दराणि पुष्पिताग्राउडख्या वृत्तानि यस्‍्याँ सा। पदैदचिरा >सुन्दरा स्तुति, 
रविता 5 झता मयेति शेपः। सा चाउसावेपा तदेपा, सदा &सबेदा, सुफलदा ८ मनो- 
भीषफलदायिनी भवतु | फलानि सन्त्यस्यामिति तिग्रहें मल्र्थीयेदचि फला फलवर्ती, 
सुपुष्पितममं यस्याः सा । झयुतरुलता ८ कलपलतेव | ' । 
--५० ब्रजनाथ-शास्त्री, धगजरी | 


(११) 
पत्नचामरच्बन्द) 


कलानिधानवन्धुरं धुरन्धरं निमजतां, 

भवोदवाववाप्य भारती शिशावनर्गलाम | . 
दिनेशवद्‌ विराजितं जगतत्रयेउपराजितं, 

भजे यतीन्द्रसूरिएं सुसरिचक्रवर्तिनम्‌ ॥ १ ॥ 
कुशैशयं यथोपयान्ति पट्पदास्तथेव यं, 

श्रयन्ति भावुका मुदा वचोविलासलोलुपाः-। 
कुती5पि ना55त्मनीनमाश्रयं ग्रपद्य सादर, 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवत्तिनस्‌॥ २ ॥ 
समस्तमानसान्धकारमाशु संप्रलीयते, , 

ह यदीय देशनादिनेश दीपितेडनिश भृशम्‌ । 

जगन्ति मोदमावहन्ति हन्यते च किल्बिषं, 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवत्तिमम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृपाकटाक्षपोरणी निरुद्धदी नदैन्यकं, 

जिनोक्तवर्मधारणाजितोरुकामसैन्यकम्‌ । 
अगर्यपुएयसशयाजनेरतः प्रपूजितम्‌ , 

भजे यतीच्दसूरिण सुसूरिचकवत्तिंनम ॥ ४ ॥ 
श्रनेकजीर्णशी णती4मन्दिरस्य कारिता, 

समुद्धतिद्र तख्थ येन मानवस्व वारिता । 
श्रवोगतिः सता मत मुम॒श्लुभिश्र वन्दिते, 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुपरिचक्रवत्तिममू ॥ ५ ॥ 


३५४ | श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


अतिष्ठिपत्सुबिम्बमहेतामनेकमहँतां, 

चिरागतप्रभूतकर्मकरतने पटीयसाम्‌ । 
ब्रतोपधानकर्मकारितत्व येन भूरिशो, 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिचक्रवत्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
शअ्रजेयकामको पलोभमोहमत्सरानरीं, 

सुहेलया विजित्य शेमुपीमिवाप्य सत्तरिस्‌ । 
ततार यो5तिदुस्तरं भव॑ तमानतोडहकं, 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुसूरिच्रक्रवत्तिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गुरो ! गुणेगरिष्ठतावकीनकी तिकीर्तना- 

दियत्तया न संहृतं वचस्त्वशक्तितो मया । 
तथापि तत्तवेष्सितं पद सुनाम संरटन्‌ , 

भजे यतीन्द्रसूरिणं सुतूरिचक्रवत्तिनम्‌ | ८ ॥ 


शार्दूलविक्रीडितब्ुन्दः 


यः प्रातःस्मरणीयतामुपगतो राजेन्द्रसूरीअर- 
स्तच्छिष्यग्रवरस्य सूरिनृपतेः श्रीमद्यतीन्द्रप्रभोः । 
पादाम्भोौरुहचचरीकसद्यं श्रीवल्ठभेनाष्टकं, 
देयाच्छ मुनिना कृत॑ सुपठतां नृणामदः सन्त ॥ 
मुनि श्रीवद्ठाभविजयजी । 


( ११ ) 
वसन्ततिलकाडन्द:ः 


श्रीधौलपत्तनवरे व्रजलाल इम्य- 
है अम्पाउमिधा च लत्ननाइजनि तस्य पुत्रः | 
दयोवेदनन्द्विधुगे शुविरामरत्न - 
स्त॑ं सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम ॥ १ ॥ 
राजेन्द्रस्‌रिसुगुरोरुपदेशमप्य, 
श्रीखाचरोदनगरे रुचिरोत्सवेन । 


झ्ष्टक--बसन्ततिलकाछन्दः [ ३५० 


दीक्षा लली गतिशराड्परासुवर्ष, 

तं सजना हि सुनमन्ति यतीन्दरसूरिम ॥२॥ 
साधुक्रियां च समवीत्य जवात्सुबुद्ध था, 

लेभेडपरां पुनरयं महती सुदीक्षाम । 
आहोरमध्य इपुपश्नवाचलाद्दे, 

त॑ सज्नना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम ॥॥ ३ ॥ 
काव्यादिजेनवचनस्फुट्शव्दशास्त्रे, 

सम्यग विवोधकरणे सुमतिश्च यस्य । 
व्याख्यानपद्धतिवराखिलवोधदत्री, 

ते सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिमू ॥ ४ ॥ 
संद्ाचकेतिसमुपाधिविभू पिता त्मा, 

देशेतरे विचरणे प्रियतास्ति यस्य । 
श्रीलक्ष्णो छयजनि पद्मजिनस तीर्थ: 

ते सल्नना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिमु ॥ ४ ॥ 
सघेन साद्ध ममुना बहुतीर्थयात्रा, 

भद्वेश्वरस्य विहििता विमलाचलस् । 
प्रीत्या पुनर्विकटजेसलमेरुकस्य, 

ते सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिमू ॥ ६ ॥ 
श्रत्योपकारकरणार्थमनेन भूरि- 

गाज्राणि मज्जुलतराणि विनिर्मितानि | 
ख्यातानि तानि च वहून्यपि मुद्रितानि, 

त॑ सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रमूरिम्‌ ॥ ७ ॥ 

उद्यापनादियुक्ृतानि बहुन्यभृवन्‌ , 

यम्योपदेशमनुसत्य तथा प्रतिष्ठा । 
शिष्यावलिश्व शुभवर्मपथ्रप्रवृद्धि-- 

सत सजना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
पश्चाद्माइवगनच्रकेउतिसुमह, राब सिताशातिथी, 

य सृरि सकलोन्यसंवसदितश्वाउउद्दोरसंवो व्यथातू । 


३५६ _] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रंसूरि-जीवन-चरित 


भक्त्यैतस्थ जनो हि योडष्टकमदो नित्य मुदा सम्पठेत्‌ , 
सब्वेद्धिस्तमियाद्‌ गुलाबविजयो वक्तिस्फुट वाचक। ॥६॥ 
--उपाध्याय झुनि भीगुलाबबिजयजी । 


( ११) 
हे 'उपेद्रवज्ञा-बन्द; 


यश पताका चिहुँ ओर छाई, प्रभात मानो ? जिसने दिखाई । 
अशेष अज्ञान विनाशकारी, यतीन्छसुरीखवर अह्यचारी ॥ १॥ 
महागुणालंकत पुण्यशाली, मनीन्द्र हैं ज्ञान-प्रभा निराली । 
प्रमोदकारी विभु-ध्यानधारी, यतीन्द्रसरीश्वर - ब्रह्मचारी ॥ २॥ 
खदेश में ओ परदेश में भी 
सुकीत्ति फेली जनवृन्द में भी । 
महाप्रतापी यश-धामधारी 
यतीन्द्रसरीश्वर ब्रह्मचारी ॥ ३ ॥ 
सुकाव्य औ्रौ व्याकरणादि-घारी 
सुबोध-शैली अ्रतिमुग्ध-- कारी । 
दयादई हो नाथ ! परोपकारी, 
यतीन्द्रस्रीश्वर ब्रह्मचारी ॥ ४ ॥ 
मनीषि गाते गुण हैं जिन्‍्हों का, 
सदा सुखी जीवन हैं उन्हों का । 
सद। मनोवृत्ति अहो ! सुचारी, 
यतीन्द्रस्रीश्वर अह्मचारी ॥ ५ ॥ 
दिखा जनों को शुभ नीति प्यारी, 
लगा रहे मानसवृत्ति सारी । 
जिनेन्द्र-सदेश सदा पुकारी 
यतीच्वसरीखर ब्ह्मचारी || ६ ॥ 
न कोप मूर्छ्ा मंद मान जानो 
न दम माया अरु लोभ मानो । 


अध्क--त्रिंशन्म[त्रिक-चौपइया छन्द [ ३५७ 


मनोज्ञ वाणी मदु मिष्टकारी, 
थे यतीन्द्रसुरीखवर ब्रह्मचारी ॥ ७ ॥ 
...कुपन्थ मिथ्याल-खरूप टारी, , 
महीजनों के मनमोदकारी । 
महान्‌ चारित्र सहप-धारी, 
यतीन्द्रसूरीश्र ब्रह्मचारी ॥ ८ ॥ 


द्रतविलम्बितछन्द्‌-- 


यह गुणाप्टक गान यतीन्द्र का, 

सतत संपत्तिकार मुनीन्द्र का । 
मनुज जो पढ़ता श्रति प्रेम से, 

वह लहे फल वलम नेम से ॥ ९ ॥ 


--मुनि श्रीवह्ॉभविजयजी | 


( १४ ) 
त्रिंशन्मातजिक-चोपहया छन्द: 


जय जग-हितकारी, हो यशवारी, श्रदभुत्‌ रूप निहारी । 
सरिगुणालंकृत, धर्मंवगा धृत, दिनकर विश्वविद्दारी ॥ 
करते हैं जागृत, उपरदेशामृत से निशदिन नर-नारी । 
यतीन्ठसूरीशर, ज्ञानगुणागर, आवाल त्रद्मचारी ॥ १॥ 
हैँ शासननायक, सयमपालक जैनागम दिलथारी । 
निरख-निरख भू पर चलते पग घर, इरियासमिति निद्दारी ॥ 
शम-दम-गुण-बारी, कर्मविदारी, दस्त शसय भारी । 
यतीन्द्रसृगीख्वर, ज्ञानगुणागर, आवाल त्द्मचारी ॥ २॥ 
क्राध, लोभ नहीं हैं, मान नहीं हैं, मायाकपटनिवारी । 
#ू ठवचन त्यागी, शिवरपुस्रागी जीवदया नित थारी ॥ 


३५८ ] भ्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित- 


प्रवस्तु नहीं लेते, नहीं स्त्री सेते, परिग्रह सब ही ठारी । 

यतीन्द्रसुरीख्वर, ज्ञानगुणागर, आवाल त्रह्मचारी ॥ ३ ॥ 
भवि-मधुकर आकर, गुण-रस पाकर, लख शुभ संयम-क्यारी । 

चित्त प्रफुल्िित कर, समकित को धर संसति का दुःखबारी ॥ 
इन्द्रियगण गोपी, विकथा लोपी, करते तप जयकारी । 

यतीन्द्रसूरीअर, ज्ञानगुणागर, आबाल ब्रह्मचारी ॥ ४ ॥ 
विमलाचल गिरिवर, तीथ भद्रेश्वर, जेसलमेरुविहारी । 

श्रीलक्ष्मणी, मांडव, मक्षी, भाँडव, रेवतगिरि मनुहारी ॥ 
श्राबु, तारंगा, है श्रति चंगा, श्रीधुलेव जुहारी । 

यतीच्धस्रीखर, ज्ञान गुणागर, श्राबालब्रह्मचारी ॥ ४ ॥ 
उपधानोद्यापन, तपसोपासन, प्रतिष्ठादि करि सारी । 

जिनशासन उन्नति, फिर-फिर करि अति, परम आनंदकारी ॥ 

ग्रन्थावली गुग्फित, हर्षित परिडत, होते लख-लख प्यारी । 

यतीन्द्रस्री वर, ज्ञानगणागर आबाल ब्ह्मचारी ॥ ६ ॥ 
है जन्म धवलपुर, चंपा मातर, सदुगणी शीलाचारी । 

है ब्रजलाल पिता, सदगुणाद्विता, श्रावकत्रत नित धारी ॥ 
दुलिचन्द किशोरी, गंगा जोरी, भगिनी रमाकुमारी । 

यतीन्द्रस्रीश्वर, ज्ञानगुणागर, आबाल बअद्यचारी ॥ ७ ॥ 
गुरु राजेन्द्रयूरि, सदगुणी भूरि, योगीश्वर उपकारी । 

खाचरोद दीक्षा, पाई शिक्षा, बृहत्‌ आहोर धारी ॥ 
वाचकपदभूषित, मनकलि विकसित, संघ जावरा भारी । 

यतीन्द्रसूरीश्वर, ज्ञानगुणागर, आबाल ब्ह्मयचारी ॥ ८ ॥ 
सकल संघ मिलकर आहोर नगर उत्सव किया विचारी । 

आचार्य दिया पद, संघ हुआ मुद, जय-जय ध्वनी उच्चारी ॥ 
सोवमंगच्छुपति, प्रसरों यशतति, जयवन्त रहो भारी । 

यतीन्द्रसूरीशवर, ज्ञानगुणागर, थाबाल ब्ह्मयचारी ॥ & ॥ 


--मुनि श्रीसागरानन्द विजयजी | 


न 


अप्टक-- गुर्-कीते न [ ३५५९ 
( १५ ) 


गुरु-कीत॑न 
जरीहर्ति जाडय जनानामजस्रम्‌ , 
चरीकत्ति यदर्शनं पापपुश्नम्‌ । 
दरीदर्ति मिथ्यातिता तद्क्षणं यत्‌ , 
स जीयाद यतीन्द्र: सदाचार्यवर्यः ॥ १॥ 
नरीनर्ति यदर्शनान्‌ मानवाली, 
पयोदागमे शोभना पिच्छ॒शाली । 
दिनेशोदये पट्पदालीव भूयः, 
सजीयाद्‌ यतीन्द्र: सदाचार्यवर्यः ॥ २ ॥ 
परीपर्ति पीयूषतुल्येवचोंमि-- 
जनानामभीष्ट द्रुत॑ यः समग्रभ्‌ । 
सरीसर्ति लोकोपकाराय मूमो, 
स जीयादू यतीन्द्र: सदाचार्यवर्यः ॥ ३ ॥ 
जरीगर्दि यस्यामला देशनां यः, 
तरीतति काम भवाब्धिं जनः सः । 
वरीवति तस्यागमेनेव मूय , 
._ स जीयाद्‌ यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य/ ॥ ४ ॥ 
यदीयेगु रणेरजितेर्भव्य वर्गैं-, 
स्तुवद्धियदीयं कला कौशल च। 
दिगन्तेडपि यत्कीत्तिरातन्यते च, 
स जीयाद यतीन्द्र: सदाचार्यवर्यः ॥ ४ ॥ 
चरीकलुप्यते यो विपक्षझपि शश्वत , 
सभाया जिता भूरिशों वद्धकक्षः । 
थ्रियन नीतः खपक्ष5पि दक्ष, 
स जीवाद वतीन्द्रः सदाचार्यवर्य: ॥ ६ ॥ 
यमालोक्य मसन्‍तो विक्राम मजन्ते, 
मम दुर्विया दिगृविभाज॑ श्रयन्त | 


३६० ॥ श्रीमद्‌ विज॑ययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरितं 


सुशान्तश्र दान्तश्व धल्यो वदान्यः, 

स जीयाद यतीन्‍्द्रः सदाचार्यवयं: ॥ ७ ॥ 
सकलागमपारगतस्य यदि, ” 

प्रपठ दिदमष्रकमच्छति । 
विजयादि यतीन्द्ध-यतीच्छगुरोः, 

स च याति बृहस्पतितां कटिति ॥ ८ ॥ 


--पं० अवधकिशोरजी मिश्र 
ब्याकरणाचाय मेथिल 


( १६ ) 
( राग-कस्याण भुपद ) 


भजत भजत भो जनाः |, श्रीयतीन्द्रसरिय्‌ । 
नमत नमत भो नराः ! श्रीयतीन्द्रसूरिम ॥ १ ॥ 
विगतमोहवीतरागविश्ववन्धमारनं,  - 
धनमृतैर्धरापिपैः सदा हि ध्यायमान । 
प्रणुतगीलपापहारियं श्रीयतीन्द्रसुरिम ॥ भ० ॥ २१॥॥ 
श्रुतिमधुरमब्जुले! पदैयु तां सुवाणी, 
वृदनकमलधा रिणं सुपृज्यवन्धपादं । तो 
वचनसुमनमूषित :च श्रीयतीन्द्रसरिम ।॥ भ० ॥ ३ ॥ 
शोक-मोह-भोग-रोग-ना शिन॑ यतीझ 
सुकृतकृत्वसरत महान्तक मुनीश । 
गुणगणेः गुरुपम॑ हि श्रीयतीन्द्रसूरिम ॥ भ० ॥ ४ ॥ 
सर्वशास्तरेसारहारभूपिताब्नभव्यं, 
तरुण-अरुण-तेजसा युत तथा हि नव्य 
लसितल्ललितकमललोचन॑ यतीन्‍्द्रसूरिस | भ० ॥| ४ ॥ 
सत्यस्नेहसलदे: स्तवैहिं स्तुयमानं, - ५ 2 
- भवर्षरविरक्तयोगिमिश्व ध्यायमान । 
मदनवदनकान्तिधारिणुं यतीन्द्रसुरिम ॥ भ० ।। ६ ॥ 
प॑० मद्नलाल जोशी, व्या० शास्त्री, दशपुर (मालवस्थ:) 


ध्ट 


अष्टंक--शादू लविक्रीडितंछन्द [ ३६४१ 


च्षमापनस्तोत्रस्‌ 

संसारसागरनिमज्जनकर्णवा रिन्‌ |, 

कारुण्यपुर्णकृतकार्य सुकान्तकाय || । 
श्रीमद्यतीन्द्रमुनिपादिसुशो मिता रुय, 

सर्वे क्षमख कृपया विहिताउपराधम्‌ ॥ १॥ ४ 
श्रीजेनशास्त्रसरसो ननु पारगामिन्‌ |, 

नणा भवेरतह॒दां कलुपापहारिन्‌ ! 
भक्तान्‌ सुवोधमनुजान्‌ ह्युपदेशदातः ! 

सर्व क्षमंख कृपया विहिताउपरावस्‌ ॥ २ ॥ 
शिष्येः सुचित्तविभवैः परिसेव्यमान ! , 

सुश्रावकीः सहृदयेः परिपृज्यमान || । 
देदीप्यमानतनुभिः परिपूतकाय ||, 

सर्व क्षमख॒ कृपया विहिताइपराथम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याख्यानवारिषिमहोदयसूरिवर्य्य | , 

भूपेन्द्रपट्समलंकृत-पादपीठ !| । 
राजेन्द्रसरिगुरवय्य॑सुशिष्यश्रीमन्‌ ! , 

सर्व क्षमस्त॒ कृपया विहिताउपराधम्‌ ॥। ४ ॥ 
स्तात्रश् सादरमद। हि क्षमापनस्य, 

श्रीमत्कृपे पि मदनन विनिर्ग्मितं यत्‌ । 
स्ीकृत्य तच कृपया मुनिराइ-यतीन्द्र | 

स्व क्षमस्त्र विहिते ननु मेउपराधम्‌ ॥ ५ ॥ 

--ज्माप्रार्थ मदनलाल जोशी 
( २७ ) 
शाइंलविक्रीडितं छन्दः 

थस्वाउञस्थे शरदिन्दुसुन्दरतर वाणी नरीदनृत्यते, 

वादीन्द्रानपि सद्चतानविसम युक्त्या जबन्ती क्षणात्‌ । 
विद्ृदवृन्द्रमन' सुतोपनननी मद्धंदिनी संशयान 

विद्यात्य नमृपाम्मद सविजय श्रीमद्रतीन्द्राभिवम ॥ १ ॥ 


|, पंपल्गरइरपतास्यर्दद घढ्प साउइरस , धादयारदयसाइवर्येय दिया साथीयसी हलि जिशेड | 


३६२ ] .... श्रीमदू विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित्त 


द्राक्षागकसमानतामुपगता यह शनाछ्त्यद्भुता, 

वर्षन्ति वचनासतं सुमधुरं धम्ये पयोवाहवर्त्‌ । 
सयुक्तिः श्रुतिसेविताउपरिमिता पापापहारक्षमा, 

विद्यात्य समुपास्महे सविजय श्रीमदतीन्द्रामिधम्‌।! २ ॥ 
सर्वो्लो कमनीयतां विदधतं सोन्दर्यरत्नाकरस्‌ , 

भाखन्तं गुरुतेजसा सुयशसा प्रद्योति नाश परस्‌। 
साक्षात्काममिवापरं विजयिनं लोकानुकम्पाकरं, 

विद्यात्य' तमुपास्महे सविजयं श्रीमद्यतीन्द्रामिधम्‌ ॥ रे ॥ 
यावज्जीवसुसंयमत्रतपरं पट्शास्रचर्चाकरं, 

श्रामएया5खिलसद्‌गुणातुलमहारत्नश्रिया मण्डितम्‌ । 
निधू ताखिलकर्मसन्ततिमर वेज्ञानिकानां वरं, 

विद्यात्य' तमुपास्महे सविजयं श्रीमचतीन्द्राभिधम्‌ ॥ ४.॥ 
क्षान्तियस्थ महीयसी झुवितले विश्राजते शाश्वती, 

हेतो सत्यपि जायते नहि मनाक्‌ कोपोद्भवों जातुचित्‌ । 
घन्‍्य॑ पन्यजनेः अशस्यमतुलं सत्कीत्तिमन्तं विभुं, 

विद्यात्यतमुपास्महे सिवजयं श्रीमचतीन्द्रामिधम्‌ ॥ ४ ॥ 
धे्ययत्रवरीवृती तिसततंलोकोत्तरंसद्गुरो, 

चित्तक्षोभकरेषु सत्खपि मनो नायाति चाश्वस्यताम्‌ । 
ध्यानारूढमना विपश्यति सदा खात्मानमेवाचलं, 

विद्यात्य तमुपास्महे सविजयं श्रीमद्रतीन्द्राभिषम ।। ६ ॥ 
विश्वेषामतिमरडनंसुमनसांवित्ताम्बुजोलासनं, 

भव्याभव्यजनग्रबोधपटुतोद्भूताच्छुकी त्तितर॒जम्‌ । 

दीनानाथजनोपकारकुशलंव्यार्यानवाचस्पतिम्‌ , 

विद्यात्य तमुपास्महेसविजयंत्रीमद्तीन्द्राभिषम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाखड्वासुरसद्गुणाकरजयतोपृज्यमानस्फुर- 

च्छीमद्गोरवपादपद्मयुगलध्यानग्रसन्‍्नात्मनाम्‌ । 
युक्तयांखरडयतामनत्पकुधियावाच। सभायां विदां, 

विद्यात्य तमुपास्महे सविजयं श्रीमद्तीन्द्राभिधम्‌ ॥ ८ ॥ 


अप्रक--यतीन्-गरिमा [ ३६३ 


श्रीमधतीन्द्रविजयप्रभुसद्‌गुरुणां, 
य्याद्वादपद्मपरियोवनभास्कराणाम्‌ । 
विद्याविवेकवरशिष्यगरणे!प्रणुन्च-- 
अक्रेष्ठकंमश्रुतिसु्ख प्रजनाथमिश्र। ॥ ९ ॥ 
--पं० प्रजनाथ मिश्र शास्त्री | 
( १८ ) 


यतीरद्व-गरिमा 


यो वेदान्ते तरुणतिमिरद्रेत्वंसप्रचरडः, 
कार्याकार्यकलनकरणनीतदक्षावतारः । 
वर्माधर्माचरणचलननीतधर्मा वतार:, 
श्रीस्रीशों विदुधजलजोद्दीपकः श्रीयतीन्द्रः ॥ १ ॥ 
यो विद्यान्विविगूढमन्थनलभच्छीशबदरत्नोज्घुना 
व्याख्यानामृतपायनेन मृतकान्मूर्खान्‌ मुहुर्जीवयन । 
कारुण्याम्वुविसेचनेभु वि चुधान्‌ संमोदयन्‌ सत्वरं 
क के रइ्जनं न रक्षति महाकारुण्यपृर्णा भवान ॥ २॥ 
त्रोकखान्तगलान्धकारतपनः कान्त्या (च) खरणपमो, 
दारेश्र्यपराडमुखा मतिमतामग्रेसरः केसरी । 
धर्माचारसुचारकारणचयः कालान्मुहुर्यापयन, 
सरीगो जयतेडथुना च नितरा श्रीमान्‌ यतीन्द्रो यतिः ॥ ३ ॥ 
यतीशः सयमी नित्य, बुधान्‌ सनन्‍्तोपयन सुवीः । 
वार्तसुवाग्रदानन, सर्वान साधन (हि) मोमुदीत ! ॥ ४ ॥ 
गिय खलु क्ृपादष:, गुरुभक्तिश्व वर्नते । 
सोज्य॑ यतीन्द्रयरिर्दिं, राजता थर्मंगो चुथः ॥ ४ ॥। 
ग़ास्मीयें सर्तिस्पति परिजयन थर्ये उबन्मेडिनी, 
ओदायेउप्नमहीपरति परिजयन कीर्न्या सवाग जयन्‌ । 
पमंसुत जबन सुस्युरु वाचा तु विस्मापयन , 
नेक्ति श्ीचरगे दर्थ (सर) नितरा द्रीमान दयाबारिवि: ॥ 5 ॥ 


५ 


एस्ये 


३६४ ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


कन्दर्प दमयन्‌ रिपून्‌ विदलयन्‌ विद्याविनोदेर्निजेः, 

सनन्‍्तोष॑ जनयन्‌ बुधेल्व॒तितरां प्रासादमासादयन्‌ । 
शिष्ये स्नेहवचो त्र्‌ वच्नतितरां दुख बुधानां हरन्‌, 

श्री श्रीमान्‌ (सु) यतीन्द्रस्‌रिविद्धो विद्यावतामग्रगः ॥ ७ ॥ 
श्रद्धा श्रेष्ठजने दया बुधजने मक्तिः जिने जायतां, 

स्नेह: शिष्यजने जयो रिपरुजने धर्मश्व ते वर्धताम्‌ । 
शिष्यस्तातनियोगपालनपरो विद्यावृतों जायतां, 

श्रीमबन्द्रकलासु घवलितयशोराशि) शुभाभासताम्‌ ॥ ८॥ 
एवं विद्यावयोवृद्धं, श्रीयतीन्द्रं पुनः पुनः 

नमामि भक्तिमावेन, पायान्मां सततं नुतः ॥ ९ ॥ 

--पं० विश्वेधवरनाथ वैयाकरण तके-काव्य-भूषण।| 


3 
शुरुवर 


यतीनां राजानो जिनरचितमार्गानुसरणा। 

कृपापारावारा जिनसमुदयावाप्तिविषयाः । 
विजेतारः पीताम्बरधरमुनीनां सुमहसा, 

स्वंतंत्रा जीयासुरगणधरमनीषा इव परा। ॥ १ ॥ 
श्रीमान्‌ धर्म्मधुरन्धरो धृतियुतो विदृज्जनैस्सेवितो, 

निर्दप: सुविनायकी गणधरो विख्यातकीतिः क्षितो। 
श्रद्धानां श्रियकारकोइस्ति महतां विद्यानिधे्वारिधिः, 

दिव्याच्छीमुनिराजराजमुकुटो श्रीमान्‌ यतीन्‍्द्रोगुरुः ॥२॥ 
व्याख्यानवाचस्पतिरेव धीर', 

गम्भीरतावाधि रिवापरश्र । 
रा्घान्ततलार्थनिषर्णमेधो, 

जीयाद्‌ मुनीन्द्रग्नवरों यतीन्द्रः || ३ ॥ 
राजेन्द्रसरीशर एवं विद्वानू, , 

गुरुदयालुः परमार्थवुद्धिः । 


अप्क--शुरुवर [ ३६५ 


श्राराधितों येन मुनीशरेण, 
भकक्‍त्या महत्या परित्यक्तकामः ॥ ४ ॥ 
ज्ञाने पर कोविदहेमचन्द्र:, 
उदारचेता महनीयकीर्ति) । 
गृहीतकार्य न जहाति कामस्‌ , 
उद्योगशाली जयताद यतीनद्र; ॥ ५॥ 
श्राह्वदने चन्द्रमसो हि शोभां, 
पत्ते क्षृपालुजनतापहर्ता । 
समाधिनिष्ठः पुरुपार्थहस्तः 
गुरोः कृपातो जयताद यतीन्द्र: ॥ ६ ॥ 
कार्यान्‍्तग, शिक्षणपारदश्षा, 
गुरोश्व वाक्यानि वहत्यजस्रम्‌ । 
क्रोधादिजेता जगदद्वितीय -- 
... धाराप्रवाद्दी बचने यतीन्द्र: ॥। ७ ॥ 
गृहीतविद्याविजयः सुशिष्यः, 
समस्तलोकोपकरिप्णुरेप: । 
मासान्‌ हि पेदान गमयन्‌ हि कुक्षो, 
मुखेन तस्थी मुनिराड यतीन्द्र: ॥ ८ ॥ 
इंदं हि पद्यमष्टक॑ क्ृतं मयालवबुद्धिना, 
विज्याध्य मूलनस्ततो गुणान विभाव्य सन्ततम । 
भणन्तु परिडता जनाः समभासु तान्प्रपृजितान , 
व्रजन्तु सजनाः सुख सुगलय स्वकर्मणा ॥| ९ ॥ 
--प० पन्नालान धात्री-नागर, रतलाम ( मालवा ) 


( ९०९) 
ज्मसापराभम्‌ 


विदयानिवान, विद्ितागमतल्न्नान ! 
राराजते तब पुरः शुनकीतति-लक््मीः | 


३६६ |] 


भ्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


सोौजन्यसागर, समाहित सत्यसिद्धे, 

आधचाय॑ हे विजयसूरियतीन्द्रदेव ॥ १ ॥ 
कल्याणकाय विजय्रभ हे प्रदीप्त ! 

सौभाग्यसंयुतसुभूषितकान्तिकान्त |, 
देवेन्द्रदेव जिनशासनपुरणभकक्‍त, 

आचाय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव | ॥ २॥ 
शान्ति: सदा वसति ते हृदि हे प्रण॒म्य, 

साहित्यसाररसिकग्रतिभाग्रकाश !! 
कारुण्यपूरकरुणावरुणालयेश !, 

आचाये हे विजयसूरियतीन्द्रदेव | ॥ ३ ॥ 
सज्ज्ञानदानशुभकर्म णि हे जयन्त ! 

सम्प्राथयेडहमयि देव ! दयानिधे हे |, 
सर्व क्षमख विहित॑ खलु मेउपराधमू , 

आचार्यवरय्य । विभुसूरियतीन्द्रदेव | ॥ ४ ॥ 
मनये मया हामनुचितं विहितं च कर्म, 

वाक्कायज हृदयजं करपादजं वा । 
सर्वे क्षमस्व विहिताउविहितापराधस्‌ , 

आचाय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव | ।। ५ ॥ 
क्षमात्मकमिदं स्तोत्र, मदनेन विनिरम्मितम्‌ । 

स्वीकृत्य कृपया देव, क्षम्यतां विजितेन्द्रिय | ॥ ६॥ 

--पं० मदनलाल जोशी, शाश्ली-साहित्यरत्न। दशपुर (मध्यभारत) 


अप्टक--हाखंध [ ३६७ 


अपारावारसंसारनिमल्चितजन्तूनां समुद्धारक 
प्रातःस्मरणीय-पूज्यपाद-भट्टा रकश्रीम- 
ज्जैनाचार्यवर्य-व्याख्यानवाचस्पति- 
श्रीविजययतीन्द्रसूरी बवराणां कर- 
कमलयोः सादर समप्यंतेज्यं 
हारबंबः । 





ये इह जगति पातीन्नाशयन श्रीसुधीन्‍द्र॒:, 
यतिपतिरतिभातीन्दो रिवात्राधहेन्द्र: । 
यमनियमसुव!र्ती धीरवीरो मुनीन्‍्द्र:, 
यजतु सुक्ृृतसातीश्श्रीलसूरियतीन्द्र; ॥ १॥ 
पं० मदनलाल जोशी, व्या० शास्त्री, मन्दसौर (मालवस्थः) 


३३६६ ] 


श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि-जीवन-चरित 


सौजन्यसागर, समाहित सत्यसिद्धे, 

आधचाय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव || १ ॥ 
कल्याणुकाय विजयप्रम हे प्रदीप्त | 

सौमाग्यसंयुतसुभूषितकान्तिकान्त |, 
देवेन्द्रदेव जिनशासनपूरभकत, 

आचाय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव ! ॥ २॥ 
शान्तिः सदा वसति ते हृदि हे प्रण॒म्य, 

साहित्यसाररसिकग्रतिमाग्रकाश !! 
कारुण्यपुरंकरुणावरुणालयेश |, 

आचारय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव | ॥ ३ ॥ 
सज्ज्ञानदानशुभकर्म णि हे जयन्त ! 

सम्प्रार्थयेडहमयि देव ! दयानिधे हे !, 
स्व क्षमख विहितं खलु मेउपराधम्‌ , 

आचायवरय्य ! विभुसूरियतीन्द्रदेव ! ॥ ४ ॥ 
मन्‍्ये मया हानुचितं विहित॑ च कर्म, 

वाक्कायजं हृदय करपादजं वा । 
सर्व क्षमस्व विहिताउविहितापराधम्‌ , 

आचाय हे विजयसूरियतीन्द्रदेव ! ।। ५॥ 
क्षमात्मकमिदं स्तोत्र, मदनेन विनिर्म्मितम्‌ । 

सोक्षृत्य कृपया देव, क्षम्यतां विजितेन्द्रिय |! ॥ ६ ॥ 

--पं० मद्नलाल जोशी, शाख्री-लाहित्यरत्न | दशपुर (मध्यभारत) 


अष्टक--हासबंध [ ३६७: 


अपारावारसंसारनिमश्चितजन्तूनां समुद्धारक 
प्रातःस्मरणीय-पूज्यपाद-भद्दरक श्री म- 
ज्जैनाचार्यवर्य-व्याख्यानवाचस्पति- 
श्रीविजययतीन्द्रसूरी अराणां कर- 
कमलयोः सादर समप्यतेडय॑ 
हारबंध।.। 





य हह जगति पातीन्नाशयन्‌ श्रीसुधीन्‍द्र।, 
यतिपतिरतिभातीन्दो रिवात्राधहेन्द्र। । 
पमनियमसुवारत्ती धीरवीरी मुनीन्द्र:, 


ः बजतु सुक्ृतसातीश्श्रीलसूरियंतीन्द्र; ॥ १ ॥ 
प० मदनलाल जोशी, व्या० शास्त्री, मन्दसौर (मालपस्था) 


; 


शेद८ः ] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरिःजीवन-चरित 


योगीन्द्रयतिवर्य्याय, सत्यतत्वप्रकाशिने । 
आचाय॑ श्रीयतीन्द्राय, सन्लवस्मन्नतयोडनिशम्‌ ॥ १॥ 


कल॒शबन्धस्तुतिः । 





त सतं संप्रभासन्त, संभासन्त नत॑ सतम । 
ते नत॑ संप्रभासन्तं, यतीनछ ग्रणुमाम्यहमं ॥ १ ॥ 
--प० मद्नलाल जोशी व्या० शास्त्री, मु० दशपुर (मालवसः) 


भ्रष्टऊमू-- सादे लय डिय उत्तम -- [ १६१ 


श्रीवतीन्द्र विजयमुनिपुश्तान। चकबन्पतुनिः । 
शाद्‌ लक्नीहित वृत्तम्‌ --- 





/२ 


गिक्षाशीलगुणस्ददा सुकतदुच्द्रीवाचकोरटीपक, 

वन्धों यो भुवि विश्वुतेश्ष कुतिशिविद्यादयासागर । 

शन्नो देहि यतीन्द्रदव कृपया विदवन्दगाधिनजित , 

शिष्टान्‌ आवकत्दन्‌ गमादिकरग रक्षास्मजित्य वश ॥ १ ॥ 
““५०५ शिव #इर थारा, ४० पा ।गागरग। । 


छड 


अीज्ट विकितापट फल 4 हर 2 
हू विज्लतपल खा पू जड़ दल लत २+ 
सी 




















व्ाडििन्रोडो जता 





गजन्ठयब् हथरकारा पूजा 

वमदनिरूपण ओर गेतमहुलकत् छा 
, सप्तव्यसनन्यरिद्दार 

१३, सविधि साधुपंचप्रतिक्रमणदतारि 
१४. श्रीजेनरहखम ( चर्चात्मक ) 
१४, जिनेन्द्रगणगान लहरी, सजित्द 
१६. जिनगणमंजूषा, चौथा भाग 

१७, उमेदअनुभव, स्तवनादि संग्रह ( द्िं० तु० संस्करण) 
१८, जैनविंपटनिर्णय ( चर्चात्मक ) 

१९: एकसो आठ बोल का थोकड़ा ( राजेख्त्शःकझृत ) 
२०. जैनसुबोध प्रथेम भाग ( स्तवनादि ) 

२१. श्रध्ययन चतुष्टय ( दशवेकालिक का ग्रवंम ४ अध्ययत 
२२: रज्नाकरपचीसी सान्वयाथर्थ हिन्दी 

२३. श्रीमीहनजीवनादर्श ( 3० मोहनविजय जीवनी ) 

२४. श्रीनवफदपूज्ा ( राजेन्द्रयूरीशक्ृत ) 

२५. श्रीगुरुदंवभजनमाला ८ स्तवन संग्रह ) 


२६. श्रीदेववन्दनमाला ( तीसरी अ्रावृत्ति ) 
२७, गंहली-विलास ६ १ भाग 


२८. 


&। बच 


च्झ 


- सह ) 


न 


नर 


६४ 


१२०: 
१८६१: 

. १४६ 
५ घप 
१०८ 

६८ 

) साथ ८२: 
न्‍ २४, 
प्र्दः 


६६- 


(८व 


३८६ 
१३४ 
३5: 


परिक्षिए 
नाम पुसल्तऊ 
८, जिनगुणमंजूपा प्रथम माग ( स्तवनादि सम्रह् ) 
९, जिनगंणुमंजूबा, ६6० भाग मु 


का च्िओ 


०, पूजामद्ाद।ध, प्रथम भाग 
१, पूजा महोंदवि, 5० भाग 

२, महासती शीलसुन्दरी रास 

१३, महामती थीलयनती रास 

१४, श्रीस्थापनाचायजी 

१५, नाकाडा पाउबनाथ ( ऐतिदासिक ) 

१६, गायन-सुवास्स तृ०भाग 

१७, चतुर्वि गतिदंटकविचार ( ३६ द्वार ) 
१८, जिनगुणमजूया, तृ० भाग ( स्तवनादि संग्रह ) 
१९, गायन-सुशरस चौथा भाग 

२०, यशोग्रप्ननायक गुजराती 

२१, गुणठाणाद्वार विवरण 

“२२, जिननन्‍्द्रभक्ति सुधाकर ( स्तनादि संग्रद्द ) 
२३. श्रीगणानुरागऊुलक ( विम्तृत विवेचन ) 
२४, पारय्यनाथ छन्दसंग्रह ( प्राचीन ) 

२४, प्रश्नत्तर पुष्प वाटिका ( राजेलसरिकृत ) 
२६, आत्मवाब-प्रकाश ( धनचन्द्रसग्कित ) 
२७ सत्यवोध-भास्कर ( चर्चात्मक ) 

२८, श्रीगंतमएृच्छा हिन्दी श्रनुवाद 

२९. सुबद्वि शिक्षा राम 

३०, श्रीरींगनाद-स्तवनावली 

३१, जीवनग्रभा ( सजेन्द्रसुरीश जीवनी ) 


न्अि. >चि 


२ श्रीगजन्द्रवरि जन उयमाला.. 
१, क्लीकर्मशुद-प्रभावर ( ६२ मांगा विवरण ) 


38 गा दे डक सकल रमे कक 3 5 कब फेर 


8886% 


१३८ 
१२१ 
८१६ 
५७ 
१३१ 
८* 
१७ 
| हु 
६४ 


१५७ 


श्८० 


३ ।ै है 
रैक ने ] भीमदू विजययतीन्द्रसूरि-नीवन-बरित॑ 


के 


«७६ &छ ># थ्ट ण०ए . 


44० । 


११, 


१२; 


१३. 
२१४ 
१५ 


१६. 


१७ 
श्द् 


१९; 
२०, 


हि 
श्र 


शा 


२३. 
२४. 


हे 
२६ 


दल 
बा सिल 


श्७, 


२ 
8 
३०, 


27 (७ 


साम पुस्तक ; ॥ पृष्ठ 
जन्ममरणु-सुतक निणय ( आ्रावृत्ति ३ ) 388 १६ 
, स्रीशिक्षण हिन्दी ( मिश्रीमज्ञ वोरा ) 3. अक।.. औंड 
, श्रीपंचप्रतिक्रमसुसूत्र ( फूटनोट सह ) “».. ३२० 
, श्रीराजेन्द्रस्रिगणाष्टक संग्रह साथ हिन्दी “०. दाद 
, राइदेवसिय-प्रतिकमण ( मोटा टाइप ) 
, पीतपटाग्रह-मीमांसा और निश्षेपनिबन्ध “०... ६१२ 
, संक्षिप्त जीवनचरित ( श्रीधनचन्द्रसूरिचरित्र ) “*.. १७६ 
, राजेन्द्रतुयंशप्रकारी पुजा “४... ३० 
जीवभेदनिरूपण और गौतमकुलकरशब्दार्थ "०... ८ 
सप्तव्यसन-परिहार ह 
सविधि साधुपंचप्रतिक्रमणसत्राणि ( पत्राकार ) "६४ 
श्रीजेनरहस्थम ( चर्चात्मक ) 
जिनेन्द्रगणगान लहरी, सजिल्द | ।. ११२०: 
जिनगणमंजूषा, चौथा भाग - ह«. १८९: 
उमेदअनुभव, स्तवनादि संग्रह ( हि० तृ० संस्करण)... १४६: 
जेनर्षिपटनिणय ( चर्चात्मक ) कि... 3 
एकसो आठ बोल का थोकड़ा ( राजेल््सूरीश:कृत ) ६०८ 
जैनसुबोध प्रथम भाग ( स्तवनादि) : ।.... 4८ 
, अध्ययन चतुष्टय ( दशवैकालिक का ग्रथम ४ अध्ययन ) साथ <९ 
रत्ञाकरपच्चीसी सान्वयार्थ हिन्दी से है १२७. 
श्रीमोहनजीवनादर्श ( 3० मोहनविजग्न जीवनी ) श<्‌' 
श्रीनवपदपुजा ( राजेन्द्रयुरीशकृत ) 
. श्रीगुरुदेवभजनमाला ( स्तवन संग्रह ) कक. ० 
, श्रीदेववन्दनमाला ( तीसरी श्रावृत्ति ) |... रैधा५ 
गुंहली-विलञास ६ितीय माग 982. 765 
' गुणानुरागकुलकम्‌ ( विस्तृत विवेचन सह ) «*... रे८६ 
, श्रीयतीन्द्रसेवाफल सुधापान - ब... श१३४ 


श्री गुरुदेवगुण-तरं गिणी ( उपदेशक पद-संग्रह ) “०. १७० 


सा 
न 


# 0 ७ 


<पै) 


ल्‍प् 


तट का 


नाम पुम्तद् 
श्रीयतीन्द्र-विद्यरदओ, ( ऐतिटासिकर ) 


श्रीयतीन्द्र विद्ार-द्विसर्शन, प्रथम भाग ( शी यनिर ) 


३ श्रीराजन्द्र प्रसचन कार्यानय-मिरीत-- 
श्रीकास्टाजी तीयव का इतिहास, सम्िस् 
श्रीयतीन्द्र विद्ार-दिग्द अन, द्वि० भाग ( एव? ) 
श्राकलसुततलावया 4, दूसरी शाप्रानि, सरिस्दि 
श्रीविद्ाविन[द प्रवम भाग, ( लयने सम्पा ) 
कयवन्नाचरित्र गद्यपथास्मकस ( पत्रकार ) 
श्रीवृद्दद-विद्वद गोष्टी गयपथ्रार्मिक्ा ( पथाझए ) 
श्रीकत्पसतासग्रव। विनी टी का, संहिस्द 
श्रीजगड़माहचरित गययपयास्गक्रम ( परमार ) 
श्रीजिनन्ट्रगणगानलएरी ( पाकेट ) 
श्री्ाधु-पचप्रतिकमगसुप्रागि, समित्द *" 


, जिनेशरों के चोपन ग्वानक शत 
, श्रीचम्पकमालाचरित, गययधास्मकूमु ( प्रकार ) 
, श्रीमिद्धाचल नवाण प्रकारी पृद ले 


प्रीवतीन्द्र-जीवन, गजगती ( लंगयलालदगारट। ये ) 
श्रीजिनस्द्रपूतासगढट़, सजिद सज्य - 


* . >्+ ० िकके 
27प्रचमप्तातमुतस्भा न चल विद, रू, दन्‍्द 


न्‍_ ः ् रा हर] 
कफ ० अधिक] के जल्तक >३४०-> 75 ##>१+ $ हू चअह नल 
प्रीशस्म-निउदन ( सने,झग४ मा फय हय 4) 

200 धर जज हज राम 
सा क्र 
१६८१ 7 । [ कट 8. ) 


ञ्ञक 


ऊ तक 
च कट 


हा 


हि, आई 


ब््क्ने 


8] 


हर 


५ 
37 


जड़ी 


 ऐे 


ब 


रो एड बे 


९ हि 


+ई 


३ 


है 


+' । हे 
रेफर [प भ्ीमद्‌ विजययतीन्द्रतूरि-मीवन-चरिव 


न्‍ - 
४ 


७ &छ # श्८ 


कक 


११, 
१२, 
१३, 
१४, 
१४ 
१६. 
(७ 
श्द् 
१ 
२०, 
र्‌ 
२ 


जप 0 


रे, 
श्र 
२६, 
र्छ, 
२्‌ 
री 
३०, 


हा) 
नाक 


(५ 


साम पुस्तक 
जन्ममरणु-सुतक निणंय ( श्रावृत्ति ३ ) , 
स्रीशिक्षण हिन्दी ( मिश्रीमल वोरा ) 


, श्रीपंचप्रतिक्रमणसूत्र ( फूटनोट सह ) 

, श्ीराजेन्द्रसूरिगुणाष्टक संग्रह साथ हिन्दी 

; राइदेवसिय-प्रतिक्मण ( मोटा टाइप ) 

, पीतपटाग्रह-मीमांसा और निश्चेपनिषन्ध 

, संक्षित जीवनचरित ( श्रीधनचन्द्रसूरिचरित्र ) 
, राजेन्द्रसुय४प्रकारी पूजा ह 


जीवमेदनिरूपण और गौतमकुलकशबच्दार्थ 
सप्तव्यसन-परिहार 

सविधि साधुपंचग्रतिक्रमणधृत्राणि ( पत्राकार ) 
श्रीजेनरहस्यम ( चर्चात्मक ) 

जिनेन्द्रगणगान लहरी, सजिल्द 

जिनगणमंजूषा, चौथा भाग 


उमेदअनुभव, स्तवनादि संग्रह ( ह्वि० तृ० संस्करण) 


जनधिपटनिणय ( चर्चात्मक ) 


एकसो आठ बोल का थोकड़ा ( राजेल्सरीशःकृत ). *' 


जनसुवोध प्रथम भाग ( सतवनादि ) 


श्रीमोहनजीवनादश ( उ० मोहनविजय जीवनी ) 
श्रीनवपद्पूजा ( राजेन्द्रसूरीशकृत ) 


. श्रीगुरुदेवभजनमाला ( स्तवन संग्रह ) 


श्रीदेववन्दनमाला ( तीसरी श्रावृत्ति ) 
गुंहली-विलास ६&ितीय भाग 


. गुणानुरागकुलकम्‌ ( विस्तृत विवेचन सह ) 


श्रीयतीन्द्रसेवाफल सुधापान 
श्रोगुरुदेवगुण-तरंगिणी ( उपदेशक पद-संग्रह ) 


१४६: 


, श्रध्ययन चतुष्टय ( दशवैकालिक का प्रथम .४ अध्ययन ) साथ ८२: 
, रज्ाकरपचीसी सान्वयाथ हिन्दी ; 
२३. 


श्छ 
१६ 
४8 
३२० 
द््थ 


६२ 
१७६ 
३० 


,. ४५ 


६५४ 


१२०३ 
१८१: 


५्‌श्ः 
१०८ 
६८ 


२४. 
१६ 


६६- 
श्य५ 
८१ 
३८६ 
११४ 
१७० 


न्पजै 


पे 
न्‍दी) ४: (5 ९₹४॥ 0 >> ल्‍पज अत 


7? ४ ७6 


7, 


परिशिष्ट 


नाम पुस्तक 


, श्रीयतीन्द्र-विद्दागादर्ज, ( ऐतिहासिक ) 
, श्रीयतीन्द्र विद्ार-दिखर्शन, प्रथम भाग ( ऐतिहासिक ) 


३ श्रीगजन्द्र प्रवचन कार्यालय-सिरी ज्ञु-- 


. श्रीकास्टाजी तीर्थ का इतिहास, सजिक्द 
, श्रीयतीन्द्र विह्ाग-दिग्द्शन, दि० भाग ( एनिद्वासिक ) 


श्रीकत्पसुत्रवा लावबाथ, दूसरी श्रावृत्ति, सजिन्द 


, श्रीविद्याविनोद प्रथम भाग, ( स्तवन सम्रद ) 

, केयबन्नाचरि्र गद्यपद्यात्मकस ( परयाकार ) 

, श्रीवृददद-विद्वद गोष्टी गद्यपयात्मिका ( पत्राकार ) 
, श्रीकन्पसयार्थप्रवो धिनीटी का, समिन्द 


श्रीजगड्आइचरित्र गद्यपद्मास्मकम ( पव्राकार ) 
श्रीजिनेन्द्रगुणुगानलद्दरी ( पाकेट ) 
श्रीसाधु-पंचप्रतिकमणुस॒प्राणि, सजिल 

जिनेशरों के चोपन स्थानक ५० 


, श्रीचम्पकमालाचरित्र, गधपद्चात्मकम्‌ ( पत्राकार ) 


श्रीमिड्वाचल नवाणुं प्रकारी पूजा 


: श्रीयतीन्द्र-जीवन, गुजराती ( केशवलालदेशा्टलिखित ) 


श्रीजिनन्द्रपूजामग्रह, मंजिल सचित्र 


, श्रीपंचसप्ततिशनस्थानचनुपदी, समिन्द 


श्रीयतीन्द्रविद्ाग-दिग्दशन तृ० भाग ( एनिद्रासिक ) 


रि ब 


१८, श्रीक्रात्म-निवेदन ( रस्‍्नाकरपद्दीसी पयानुत्राद ) 

१९, सीमदादीर-गौतमग्रव बन, ( दोद्ास्मक ) 

२०, श्रीगजन्‍्द्रमूरीखगष्ठप्रकारी पृद्रा 

२१. धचनुर्ति गतिजिनस्तुनिमाला / मम्दूत चेल्वन्दनानि ) 
>।२ सर्दीखाद्ा, हिन्दी पयमय * 
२३, अलप्मग नी दस्मवनमाला 

नए शीविषाजनाद द्वि० भाग 


*च 


>> ७९३ ,९७ 
>> ०5 ७६ (5 «>> 57 
छा हू बन ण॑ ध्डू 0 &70 


श्छ्छ 
रे 
>> 


च्ष्ट 


९ 
-े 
बे 0 >> 


१४६ 


३८ 


विषय पृष्ठ 
श्री गोडवाड़-पंचतीय के लिये लघु संघ-या|त्रा और तसरचात्‌ थराद 
में ४१ वाँ चातुर्मास;-- २६८ 
लघु संघ-यात्रा की समाप्ति, थराद में चातुमोस होने का निश्चय 
ओर थराद के लिये बिहार । ० २६९ 
जीरापललीतीथ से थराद पर्यन्त विहार-दिग्दशन | * २७० 


थराद में ४१ वां एवं ४२ वां चातुर्मास, आपश्री का अतिशय बीमार पडना, 
समाज में खलबली का मचना ओर थराद में हुईं ग्रतिष्ठाब्जनशलाका;-- 


(४१) वि० सं० २००४ में थराद में चातु्मास | ' २७२ 
चरितनायक का अति बीमार होना और श्री जैन प्रतिमा लेख 
संग्रह! का सम्पादन । “ २७४ 


(४२) वि० सं० २००५ में थराद में चातुमों स-- 
भुनि सागरानन्द्विजयजी का बीमार होना और थराद में दी 


चातुमास का निमश्चय और जय | हे “२७५ 
एक पाखण्डी जैन साधु का गुरुदेव का अनिष्ट करने के लिये 

छल्न छमनन्‍्द करना और उनकी निष्फत्नता । * २७१ 
थराद के राज्य मे विहार । ४५ * २७७ 
अंजनशलाका ओर दीक्षायें | | वर, 
धुनि रसिकविजयजी की लघु भागवती-दी क्षा । *४* २७८ 
मरुधर की ओर विहार । १ ह 

बाली में ४३ वां चातुर्मास ओर ग्राणु-ग्रतिष्ठो त्सव१-- 

बाली में अजनशलाका प्राण-प्रतिष्ठीत्सव । २८० 
बाली से विहार और शेषकाल सें कई महत्त्वशाली कार्ये-- 

खिमेल में वीशस्थानकतप-उद्यापन । ' १८३ 
गुढ़ा में ज्ञान-सण्डार की स्थापनाथे भवन का निमाण | छठ 
बागरा में महाशान्ति स्नात्रपूजा । अ | 
सियाणा में दो वीशस्थानकतप-उद्यापन | । 


गढ़ाबालोतरा में ४४ वां चातुर्मास और श्री यतीन्द्र जैन ज्ञान-भर्डार की 
प्रतिष्ठा एवं अन्य कई धर्म कृत्य;--- 
श्री यतीन्द्र जैन ज्ञान-भण्डार मन्दिर का निर्माण । 
अन्य धर्मेकृत्य । 
चरितनायक की वेद्ना । 


२८५ 


हा 
२८६ 


भारवीय ज्ञानपीठ काशी 


स्व० पृण्यब्लोका माता सखूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति में 
तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी हारा 


संस्थापित 


७ किक है 
ज्ञानपीठ मूतिदेवी जन ग्रन्थमाला 
प यन्‍्यमाला में प्राकृत, सस्क्ृत, जपभ्र श, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओ में उपलब्ध 
जागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन 
साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादद और उसका मूल और यथासभव अनुवाद 
आदि के साथ प्रकाशन होगा | जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख- 
सप्रह, विशिष्ट बिद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी 
जैन साहित्यग्रन्य भी इसी ग्रन्यमाला में प्रकाणित होगे । 


>> 0१ 9७४५४४-+ 


प्रस्यमाला सम्पादक और नियामक [ सस्क्ृत विभाग |-- 
श +१८ 


प्रो० महेन्द्रबुमार जैन, न्‍्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायती्थ आदि 


गौकट्बानाब्यापक, सस्कृत महाविद्यालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


है| 


पंस्कृत बंधाक ८ 


प्रकागक--- 
अयोध्याप्रसाद गोयलीप, 
मच्ती, सारतीय ज्ञानपीठ काशी 
दुर्गाएण्ड रोड, बनारस सिटी 


पद्रय-देवनाप्रयाद गहमरी, ससार प्रेस, काशीपुरा, वनारस 











रचा विक्रम स० २०० 
सवाधिकार सुरक्षित ॥॒ 
१८ फरवरी १६८ 


४० 
विषय 


सियाणा में रुकाव | बीमार मुनि का देहावसान। 
सियाणा में दो दीक्षा और तत्पश्चात्‌ विहार। 

चरितनायक का विहार-वर्णन और आहोर में ४८ वां चातुर्मासः-- 
बागर मे श्रीमद्‌ 'राजेन्द्रसूरि-अधे-शताब्दी! पर विचार । 

आहोर की ओर विहार और चातुमांस की जय । 

वीशसानकतप | 

श्री केसरियाजी तीथे के लिये सघ की यात्रा । 

श्री यतीन्द्रसूरि-साहित्य-मंद्रि की प्रतिष्ठा । 

कवलातीथे की यात्रा । 

(४८) वि० सं० २०११ में आहदोर में चातुमोस 

वीशस्थानकतप--उद्यापन । 

उपसंहा[र,-- 

चातुमोस । 

विहार । 

लघु और बृहद्संघ--यात्रायें तथा खयात्रायें । 

तीथे-सेवार्थ । 


अंजनशल्लाका-प्रतिष्ठायं और उपघानतप | “० 


आचायेश्री और उनका साहित्य । 
अष्टक 


पृष्ठ 
३१७ 


३२० 
३२१ 
१२२ 
॥्रग 
३२३ 
३२४ 
8 
श२५ 
३२८ 
३३० 
॥9 
३३१ 
३३२ 
ठ् 
३३३ 
३३९ 


३९ 
विपय ग््प्ठ 
३ 5 ३] ञ्रो / परिचय था 
गुढ़ा से श्री भारडवपुर तीर्थ की यात्रार्थ विहार और तीर्थ का परिचय ते 
भेसवाड़ा में उद्यापन शोर जालोर में प्रतिष्ठा: -- 


भेसवाडा में इद्यापन | ' *.. २८७ 
जालार में प्रतिष्ठा । | सन 
गुद़बालोतरा से भाण्डवपुर तीथे तक का विहार-दिग्दशेन सर 
गुक्देव का श्री भाण्डवपुर तीथ में पदापण और श्री भाण्डवपुरतीथ 

का इतिहास की दृष्टि से वणुन | “. २८८ 
श्री भारडवपुर तीथं से थराद तक का विह्ार-दिग्दशन | ४ % अछ३ 


थराद में 9४ वा चातुर्मासार्थ विहार और विहार में किये गये उल्लेखनीय 
कार्य एवं थराद में अंजनशलाका ग्रतिष्ठा का होना:-- 


थराद के लिये चातुमासाथ बिहार । ०». २९३ 
बागोड़ा और मोरसिम के सघो के बीच में पड़े हुये ७० वष 

पुरान मंगड़े का शानन्‍्त करना | ३५ ४”. २९४ 
साचोर में विश्राम । ही “5. २९५ 
(४५) वि० मं० २००८ में थराद में चातुमोस । २९६ 
4रादनगर में प्रतिष्ठा-अजनशलाका-महोत्सव । २९७ 
घरितनाथक का वीमार होना और संघ की सयहनीय सेवा । ३०२ 
ममधर-देश की ओर विहार। हे * ३०२ 
लेक को पाच हजार र० की भेंट ओर भ्रीयतीन्द्र-साहित्य-सदन 

धामणिया की दृढ़ नीव । ०. ३०३ 
बराद्‌ से श्री भाण्डबपुर ती4 और वहाँ से बागरा तक का 
विहार-दिग्दशन । कल कक 2८ 
चातुमोस के लिये विनतियां ओर वागरा की ओर विद्दार । “ ३०६ 


बागरा में ४ ६ वा चातुर्मास ओर चरितनायक को मूत्रावरोध की वीमारी;-३०७ 

चर्तिनायक का बीमार पडना और बागरा-संब की सराहनीय सेवा... ३०८ 
श्री भारखवपुर तीर्थ में चेत्री पूर्णिमा का मेला और ग्रतिष्ठोतसवः-- . ,, 
सियाणा में ४७ वा चातुर्मास, मुनि वल्लभविजयजी का देहावसान और दो 
मुनि-दीक्षार्य न+ 


श्राव्वाद-इतिद्मात द्वितीय भाग! के लिखाने का निम्वय । “० ३१५ 
एुनि वल्लभविजयजी का बीमारी से अस्त होना । आचाययेदेव का 


वंशवृत्त 
के 


अमरपाल 

$ | 

संतताल 
| 


| | | | 
।आआ सौभाग्यचन्द्र जीवराज कानमल 


है | हक मम मी 
देवचन्द्र शिवराज | | 
जयचन्द्र वालजी 
0 हे 2 3 5] 
टेक्चन्द्र जमनालाल ब्रजलाल 
[चम्पाकंवर_ 





गा! ] | 5 कर सरल [| | 
वसंतलाल रोड़ीमल कालुजी देवकी दुर गंगाकुंवर रामरत् रमाकुवर किशोरीलाल 


गुरु-चरित 


लखक 


दोलत सिह लोढ़ा 'अरविद! बी० ए० 


शण्डारी सरदा 
की और से सादर में 


बोघपुर वालों 


क्रीमदू किजिययतीब््यारि-+जीकक-चारित 
(्चबध्र्य्ख््यर 
वंश-परिचय और चरितनायक का वाल्यजीवन 
€ 


मध्य युग में काव्यपगोत्रीय जेसपराल नामक एक शाजपुत्र क्षत्रिय 
मरुंधर-प्रान्त को ऐतिहासिक एवं अति प्राचीन नगरी भिन्नमाल से निकल कर 
अवधराज्य के वर्तमान रायबरेली प्रगणा में आये हुये 
जेतवाल कुल सालान-विभाग में अपने नाम से जेसपालपुर वसा कर 
की स्थापना आप-पास की जमीन को जीतकर वहा का राजा बना 
था । धीरे २ उस नरपिंह ने अपने भुजबल से एक 
अच्छा राज्य स्थापित कर लिया और सुख एवं शान्तिपूर्वक अबने राज्य का 
शासन चलाने लगा । विहार करते हुये श्रीमद्‌ जलगसूरि नामक मद्दा प्रनवक 
थ्राचार्य जेसपालपुर में पधारे । राजा जैसपाल जेनवर्म के प्रति अ्रति श्र 
था । वह सन्त एवं साधुगणों का सदा आदर-सत्कार करता था नगर मे 
महाप्रभावक जेनाचार्य्य का पदारपण अवण करके राजा भी उनके दशनाथ 
पहुँचा ओर सम्भानपुवक एवं सविनय बन्दना करके कर जोड़ के श्ाचायश्रा। 
के समक्ष वेठा । पास में अनेक श्रीमत श्रेष्ठि, राज्य के सामत्त और वनडे 
पद।धिकारी भी यथास्थान बे हुये थे । 


आचार्यश्री की तेजखी एवं दयापूर्ण ग्राकृति से सता अल्यन्त हे 
प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि इत आचाय के समक्ष अने दु,ख का 
व्यक्त करना चाहिए, सम्भव दे ये भविष्य की बात उतला मऊ । द्रावायश्षी 
ने राजा को गम्भीर चिन्तन में देख कर तथा उसके चहर पर तिल हे 


४] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


गम्भीर विचारों के प्रभाव को अनुभव करके समझ लिया कि राजा कुछ 
अपने दुःख-सुख की बात कहना अथवा पृछुना चाहता है। आचार्यश्री ने 
सम्बोधन करके राजा से गम्भीर विचारों में लीन होने का कारण पूछा। 
राजा चमका, क्योंकि वह यह नहीं समझ रहा था कि आचार्यश्री उसकी 
स्थिति -का अनुभव - कर रहे हैं। राजा ने” विनग्नता से निवेदन किया कि 
भगवन्‌ | गुरुदेव की कृपा से मेरे घर ओर राज्य में सर्व प्रकार का आनन्द 
ओर सुख-शान्ति है; परन्तु मेरे एक भी पुत्र नहीं है, यह दुःख मुझ को 
और मेरी ग्रजा को सदा चिन्तित करता रहता है । क्या मेरे भाग्य में पुत्र 
का लालन-पालन करना लिखा भी है अथवा नहीं ? आचार्यश्री ने उत्तर 
दिया, 'राजन्‌ !' जगत्‌ में धर्म ही सर्व सुखों का मूल कारण है। पर्म में 
जेनधर्म मोटा धर्म है । उसके पालन करने से सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं । 
वैसे दुनियां के सर्व धर्म अच्छे हैं और सर्व ही मोक्ष के एवं सुख-शान्ति के 
देने वाले हैं, परन्तु जैनधर्म से प्राणिमात्र को सुख पहुँचता और प्राणियों 
के शुभाशीर्वाद एवं शुभोच्छवार्सों से कठिन एवं असंभव कार्य भी संभव ओर 
सरल हो जाते हैं। अगर तुम जैनधर्म का पालन करना खीकार करो तो 
तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जायेगा । राजा ने आचार्यश्री से जेन-धर्म 
अंगीकार किया ओर श्रावक-ब्रत लेकर वह जैनपर्मी बना। इस ग्रकार आचार्यश्री 
ने राजा जेसपाल के परिवार को श्रोस-ज्ञाति में परिगणित करके जैन शासन 
की भारी सेवा की तथा राजा का मनोरथ पूर्ण किया । 


योग्य अवसर प्राप्त होने पर राजा जेसपाल के पुत्र उत्न्न हुआ । 
राजा ने उसका नाम जिनपाल रक्खा। जिनपाल जब राजा बना, वस्तुतः 
जिनपाल अर्थात्‌ इन्द्रीयजीत सिद्ध हुआ । उसके राज्य में कीट से लगाकर 
हाथी तक को सुख-शान्ति से रहने ओर विचरने की खतन्बता थी। दुश 
ओर पापियों का उपशमन सा ही हो गया था । राजा जिनपाल की सातवीं 
पीढ़ी में राजा, अमरपाल हुआ । यवन-आक्रमणकारियों ने जेसपालपुर पर 
आक्रमण करके राजा अमरपाल से जेसपालपुर का राज्य छीन लिया । राजा 
अमरपाल राज्यच्युत होकर अपने परिवार के सहित बुन्देलखण्ड की राजधानी 
धौलपुर में जा बसे । वहाँ राजा अमरपाल ने व्यापार करना आरम्भ किया 


क्रीमदू क्जिययतीन्द्रसुरि--जीवन-दारित 


(््च्प्र्स्य््यप 
वंश-परिचय और चरितनायक का बात्यजीवन 
के 


मध्य युग में काश्यपंगोत्रीय जेसपाल नामक एक साजपुत्र क्षत्रिय 
मरुधर-प्रान्त को ऐतिहासिक एवं अ्रति प्राचीन नगरी मिन्नमाल से निकल कर 
अवधराज्य के वर्तमान रायबरेली प्रगणा में आये हुये 
जेतवाल कुल साल्ञान-विभाग में अपने नाम से जेसपालपुर वसा कर 
को स्थापना आस-पास की जमीन को जीतकर वहा को राजा बना 
था । धीरे २ उस नरसिंह ने अपने भुजबल में एक 
अच्छा राज्य स्थापित कर लिया ओर सुख एवं शान्तिपवक आने राज्य का 
शासन चलाने लगा । विहार करते हुये श्रीमद जचागसूरि नामक मदद प्रभोवक 
आचार्य जेसपालपुर में पधारे। राजा जेसपाल जेनवर्म के प्रति अति अ्रद्ध 
था। वह सन्त एवं साधुगणा का सदा आदर-सत्कार करता था । नगर मे 
महाग्रभावक जनताचाय्य का पदापेण अ्वण करके गजा भा उनके दशजा 4 
पहुँचा झोर सम्मानपुवक एवं सवितय वन्दना करके कर जोड़ का झ्ाचायश्षा 
के समश्ष बठा । पास में अनेक श्रीमत श्रेष्ठि, राज्य के मामले और वेद 2 
पदाधिकारी भी यवास्थान बेठे हुये थे । 


आचार्यश्री की तेबखी एवं दबापूर्ण आकृति में गजा अल दी 
प्रभावित हुआ और सोचने लगा क्वि उन आचार्य के समत बने दु,स का 
व्वक्त करना चाहिए, सम्मव 7 ये भविय की बात उसेता सके | श्रवायद 
ने राजा को गम्भीर चिन्तन में देख कर तथा उसके चढ़ा कर हल ५ 


४] श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरि--जीवन-चरित 


गम्भीर विचारों के प्रभाव को अनुभव करके समझ लिया कि राजा कुछ 
अपने दुःख-सुख की बात कहना अथवा पूछना चाहता है। आचार्यश्री ने 
सम्बोधन करके राजा से गम्भीर विचारों में लीन होने का कारण पूछा। 
राजा चमका, क्योंकि वह यह नहीं समझ रहा था कि आचार्यश्री उसकी 
स्थिति -का अनुभव - कर रहे हैं। राजा ने विनग्नता से निवेदब किया कि 
भगवन्‌ ! गुरुदेव की कृपा से मेरे घर और राज्य में सर्व प्रकार का आनन्द 
ओर सुख-शान्ति है;परन्तु मेरे एक भी पुत्र नहीं है, यह दुःख मुझ को 
ओर मेरी प्रजा को सदा चिन्तित करता रहता है । क्या मेरे भाग्य में पुत्र 
का लालन-पालन करना लिखा मी है अथवा नहीं ? आचायंश्री ने उत्तर 
दिया, 'राजन्‌ !” जगत्‌ में धर्म ही सर्व सुखों का मूल कारण है। धर्म में 
जैनधर्म मोटा धर्म है। उसके पालन करने से सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं । 
वैसे दुनियां के सर्व धर्म अच्छे हैं और सर्व ही मोक्ष के एवं सुख-शान्ति के 
देने वाले हैं, परन्तु जैनधर्म से प्राणिमात्र को सुख पहुँचता और प्राणियों 
के शुभागीर्वाद एवं शुभोच्छुवा्ों से कठिन एवं असंभव कार्य भी संभव श्र 
सरल हो जाते हैं। अगर तुम जैनधर्म का पालन करना खीकार करो तो 
तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध हो जायेगा । राजा ने आचार्यश्री से जेन-धर्म 
अंगीकार किया और श्रावक-ब्रत लेकर वह जेनधर्मी बना। इस ग्रकार आचायश्री 
ने राजा जैसपाल के परिवार को ओस-ज्ञाति में परिगणित करके जैन शासन 
की भारी सेवा की तथा राजा का मनोरथ पूर्ण किया । 


योग्य अवसर प्राप्त होने पर राजा जेसपाल के पुत्र उतन्न हुआ । 
राजा ने उसका नाम जिनपाल रक्‍्खा । जिनपाल जब राजा बना, वस्तुतः 
जिनपाल अर्थात्‌ इन्द्रीयनीत सिद्ध हुआ । उसके राज्य में कीठ से लगाकर 
हाथी तक को सुख-शान्ति से रहने ओर विचरने की खतन्त्रता थी। दुश 
ओर पापियों का उपशमन सा ही हो गया था । राजा जिनपाल की सांतवीं 
पीढ़ी में राजा, अमरपाल हुआ । यवन-आक्रमणकारियों ने जेसपालपुर पर 
आक्रमण करके राजा अमरपाल से जेसपालपुर का राज्य छीन लिया । राजा 
अमरपाल राज्यच्युत होकर अपने परिवार के सहित बुन्देलखण्ड की राजवानी 
धौलपुर में जा बसे । वहाँ राजा अ्मरपाल ने व्यापार करना आरम्भ किया 


वंशपरिचय ओर चरित्रतायक का बाल्य-जीवन [५ 


और थोड़े ही समय में अच्छा द्रव्य उपार्जित कर लिया | जैसपालपुर से 
आने के कारण उनका धोलपुर की समाज में जेसवालगोत्र स्थापित हो 
गया । राजा अमरपाल् के सतपाल नामक महा प्रभाविक आ्रावकत्रतपालक पत्र 
हुआ । उसने दिगम्बर परिडत से धर्म का अभ्यास किया था, अतः श्रागे जा 
कर उसने दिगम्बरभत खीकार किया ओर तब से जेसवाल-ज्ञाति दिगम्बर- 
आम्नायानुयायी है । 


श्रे० सतताल के मीठनलाल, सोभाग्यचंद्र,जीवराज और कानमल नामक 
चार पुत्र हुये | इनमें सोभाग्यचंद्र जी अच्छे पंडित और धर्मशास्तरों के ज्ञाता 
हुये । ये अधिक लोकग्रिय होने के कारण भाई जी! नाम से पकारे जाते 
थे। पं० सोभाग्यचद्र जी के टेकचंद्र, जमनालाल ओर ब्रजलाल नामक 
तीन पुत्र पैदा हुये | तीन आताओो में त्रजलाल जी अधिक प्रख्यात हुये । 
इन्होंने दिगंबर-शाख्रो का अच्छा अध्ययन किया था । इन्होने अपने पिता 
के स्व गुणों को दिगुणित करके थारण किया था। पिता की भाति थे 
भी 'भाईजी' कहे जाते थे । 
योग्य वय प्राप्त होने पर श्री त्रजल्ाल जी का पाणिग्रहण आगरानिवासी 
श्रेष्ठि रमदास जी की सुन्दर, सुशीला सुपुत्री चंपाकूंवर के साथ में हुआ । 
व्रजल्ञाल जी और चपाकुवर की जोडी बड़ी ही भत्री 
ब्रजलालज” का ओर मनोहारिणी थी | त्रजलालजी पुष्ट शरीर, मध्यम 
चंपाकुबर के साथ ऊंचाई और गेहूँवर्ण थे। चंपाकुंवर ऊंचाई में समान 
परणीगरहण और ओर गौरवर्ण और तस्वंगी थी । दोनों के नामों में भी 
गृहस्थ जवान. पौराणिकता है। अ्रजलाल'/ श्रीकृष्ण के अनेक नामों 
में से एक नाम है। चपाकुंवर' सती एवं साध्वी स्त्रियों 
का पर्यायवाची शब्द है| चंपा की लता पर पटपदों का सत्कार नही । 
चपाकुंवर पतिपरायणा, सुशीला और अत्यन्त कुलीना वधू थी। इस अकार 
यह क्ृष्ण-राधा-सी जोड़ी रहस्थाश्रमत्रत को खीकार कर लोकनीति और 
धर्म-व्यवहार का पालन करती हुई सुखपूर्वक रहने लगी । श्री ब्जलालजी 
के पिता एक कुशल व्यापारी और सम्पन्न घर के थे । वे भी वैसे ही व्यापार- 
कुशल एव श्रीमंतहृदय के थे । चपाकुवर सुशिक्षिता थी और विवाह के पश्चात्‌ 


वंशपरिचय और चरित्रनायक का बाल्य-जीवन [५ 


और थोड़े ही समय में अच्छा द्रव्य उपार्जित कर लिया । जेसपालपुर से 
आने के कारण उनका धौलपुर की समाज में जेसवालगोत्र स्थापित हो 
गया । राजा अमरपाल के संतपाल नामक महा ग्रभाविक श्रावकत्रतपालक पुत्र 
हुआ । उसने दिगम्बर परिडत से धर्म का अभ्यास किया था, अतः आगे जा 
कर उसने दिगम्बरमत खीकार किया और तब से जेसवाल-ज्ञाति दिगम्पर- 
आम्नायानुयायी है । 


श्रे० संतलाल के मीउनलाल, सौभाग्यचंद्र,बीवराज और कानमल नामक 
चार पुत्र हुये | इनमें सौभाग्यचंद्र जी अच्छे पंडित ओर धर्मशास््रों के ज्ञाता 
हये । ये अधिक लोकप्रिय होने के कारण भाई जी' नाम से पुकारे जाते 
ै। पं॑० सौभाग्यचंद्र जी के टेकचंद्र, जमनालाल और ब्रजलाल नामक 
तीन पुत्र पैदा हुये | तीन आताओओं में ब्जलाल जी अधिक प्रख्यात हुये । 
इन्होंने दिगंबर-शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था । इन्होंने अपने पिता 
के सर्व गुणों को ह्विगुणित करके धारण किया था। पिता की भाति ये 
भी 'भारजी' कहे जाते थे । 
योग्य वय प्राप्त होने पर श्री अजलाल जी का पाणिग्रहण आगरानिवासी 
श्रेष्ठि रमदास जी की सुन्दर, सुशीला सुपुत्री चंपाकुंबर के साथ में हुआ । 
ब्रजलाल जी और चंपाकुबर की जोडी बड़ी ही भत्री 
ब्रजलालज) का और मनोहारिणी थी | व्रजलालजी पुष्ट शरीर, मध्यम 
चंपाकुबर के साथ. ऊंचाई और गेहूँवर्ण थे। चंपारकुवर ऊंचाई में समान 
प्राणीयहण और और गौरवर्ण और तन्वंगी थी । दोनों के नामों में भी 
गृहस्थ जावत.. पौराणिकता है। बजलाल' श्रीकृष्ण के अनेक नामों 
में से एक नाम है। चंपाकुंवर! सती एवं साथ्वी स््रियों 
का पर्यायवाची शब्द है। चंपा की लता पर पटपदों का सत्कार नहीं । 
चंपाकंवर पतिपरायणा, सुशीला और अलन्त इुलीना व थी । इस प्रकार 
यह क्ष्ण-राधा-सी जोड़ी गहस्थाश्रमत्रत की खीकार कर लोकनीति भ्रीरे 
धर्म-व्यवहार का पालन करती हुईं सुखपूर्वक रहने लगी। श्री अजलालता 
के पिता एक बुद्ल व्यापारी और समन्न वर के थे । वे भी वैसे दी व्यापार: 
कुशल एव श्रीमंतहृदय के थे । चपाकुंवर सुशिक्षिता थी और विवाह के पश्चात्‌ 


